जन संस्कृत महाकाव्य 
परम्परा 


और 


अभयदेव कृत जयन्तविजय 


डॉ० रामप्रसाद त्रिप।|ठो 


साहित्य निकतन, कानपुर 


लेखक को इस पुस्तक पर लखनऊ विश्वविद्यालय 
द्वारा डॉक्टरेट उपाधि से सम्मानित किया गया । 


मूल्य रु० ६५ ०० सस्करण माच १६८४ 


साहित्य निकेतन, शिवाला रोड, गिलिस बाजार, कानपुर-२०६००१, द्वारा प्रकाशित 
तथा देश सेवा प्रेस, १० सम्मेलन मार्ग, इलाहाबाद द्वारा मुद्रित । 


प्रावककथन 


संस्कृत साहित्य के विकास में जैन सम्प्रदाय का महत्त्वपूर्ण योगदात रहा 
है क्योकि ईसवी सन्‌ की आरम्भिक शताब्दियों मे ही सस्कृत भाषा शिष्ट समाज 
की भाषा हो चुकी थी। भारत के समस्त दार्शनिकों ने दर्शन जास्त्र के 
गृढ़ और गहन ग्रन्थों का प्रणयन सस्कृत भाषा में आरम्भ किया । जैन कवियों और 
दार्शनिको ने प्राकृत के समान ही सस्कृत भाषा को भी अपन'कर काव्य और दश्न 
के क्षेत्र को अपनी महत्त्वपूर्ण रचनाओ के द्वारा समृद्ध बनाया । किन्तु खेद का विषय 
है कि जैन सस्कृत साहित्य का अधिकाश भाग अभी तक प्रकाश मे नहीं आ सका 
है और न उसके उचित मृल्याड्ून का ही प्रयास किया गया है। अत जैन मसस्क्ृत 
साहित्य के इसी महत्त्व को स्वीकार करते हुए लेखक ने जैव कवि अभयदेव विरचित 
“जयन्तविजय' महाकाब्य को अपने श्रोध-प्रबन्ध के अध्ययन का विषय बनाया । 

“जयन्तविजय' महःक्राव्य अपने काव्यात्मक गुणो एवं ऐतिहासिक महत्त्व के 
कारण सस्कृत माहित्य में प्रमुख स्थान रखता है। इसमे राजा विक्रमसिह के पुत्र 
जयन्त का वर्णन किया गया है । राजा विक्रमसिह मगध के पृथित सम्नराट चन्द्रगुप्त 
द्वितीय है तथा जयन्त उन्ही के पुत्र कुमार गुप्त है। कवि ने प्रस्तुत महाकाव्य में 
सम्राट चन्द्रगुप्त द्वितीय को प्राप्त होने वाली “सिंहविक्रम' उपाधि के आधार पर 
उनका नाम विक्रममसिह किया है तथा विजयो के आधार पर उनके पुत्र कुमार गुप्त 
का नाम जयन्त रखा है | अत प्रस्तुत महाकाव्य का नामकरण कथानक के आधार 
पर किया गया है । 

'जयन्तविजय' के कात्यात्मक महत्त्व के विषय मे कोई सन्देह नही है । यह 
एक प्रसाद गुणयुक्त काव्य है जो कि अनायास ही पाठक को कालिदास की कृतियों 
का स्मरण करा देता है । सस्कृत साहित्य के इतिहास लेखकों यथा बलदेव उपाध्याय, 
कृष्णमाचारी, दासगुप्त, रामजी उपाध्याय प्रभूति विद्वानी ने अपने ग्रन्थों में 'जयन्त- 
विजय' के साहित्यिक पक्ष की प्रशसा की है । 

यह महाकावध्य निर्णय सागर प्रेस, बम्बई से १६०२० मे प्रकाशित हुआ है । 
यद्यपि इसमें यत्र-तव श्लोक कुछ खण्डित से प्रतीत होते है फिर भी काव्य मे प्रवाह 
की कमी नहीं परिलक्षित होती । काथ्य के आरम्भ एवं अन्त में दी गयी ग्रन्थकर्ता 
की प्रशस्ति कवि की ग्रुरु परम्परा के परिचय में सहायक सिद्ध होती है । 

प्रस्तुत ग्रथ मे सात अध्याय दो भागों मे विभक्त है प्रथम भाग सस्कृत के प्रमुख 
जैन महाकाव्यो से सम्बंधित है जिसमे सस्क्ृत के जैन महाकाब्यो को अध्ययन की 
दृष्टि से दो भागों में विधक्त किया गया है--१ चरित नामान्त महाकाव्य, २ इतर 
नामान्त महाकाव्य । चरित नामान्त महाकाव्यो का प्रमुख उद्देश्य पुण्य पुरुषों के 
चरितो को बृद्धिजीवी वर्ग तक पहुँचाना रहा है किन्तु इतर नामान्त महाकाब्यों का 
लक्ष्य अलकृत शैली के महाकाव्य गुणों का प्रस्तुतीकरण करना है। इस अध्याय का 


( ४ ) 
द्वितीय भाग कवि तथा काव्य के परिचय से सम्बन्धित है। कवि ने स्वयं अपने 


काव्य में अपने विषय मे कोई विशद परिचय नही दिया है। अत वाह्य साक्ष्यो एवं 
ग्रथ के अन्त में दी गयी प्रशस्ति के आधार पर सक्षिप्त जानकारी ही प्राप्त होती है। 


यही पर कवि का परिचय, समय निर्धारण, काव्य सम्बन्धी दृष्टिकोण एवं ग्रन्थ 
परिचय का उल्लेख किया गया है) इसके साथ ही काव्य के महत्त्व का निर्देश करते 
हुए काव्य का प्रतिसगें कथानक भी सक्षेप्र में प्रस्तुत किया गधा है । 

द्वितीय अध्याय महाकाव्य के काव्यात्मक गुणों से सम्बन्धित है। इसमे महा- 
काव्य के लक्षणों के आध।२ पर इसकी समीक्षा की गयी है। महकाव्य के भी नाटक 


की भाँति तोन प्रमुख तत्त्व है. कथानक (वस्तु), नायक (नेता) तथा रप्त । इसके 
अन्तगेंत महाकाब्य के सभी रक्षणो का समावेश हो जाता है। कथानक के अन्तगेत 


रचना का उद्देश्य, मदड्भलाचरण, नामकरण कथानक का आध।र कथानक का 
विस्तार, अवान्तर प्रसद्भ, वर्णन प्रसज़ज, सन्धियोजता एवं पुरुषार्थचतुष्टय निरूपण 
का विवेचन प्रस्तुत है। नायक के साथ प्रतिनायक का भी विभिन्‍न थाचार्यो द्वारा 


प्रस्तुत लक्षणो के आधार पर विवेचन प्रस्तुत किया गया है। रस वियचन के अति- 
रिक्त छन्‍्द, अलड्भार तथा रीति के सम्बन्ध में महाकाव्य के लक्षणों के आधार पर 
“जयन्तविजय' की समीक्षा प्रस्तुत की गयी है । 

तृतीय अध्याय ऐतिहासिक है। इसके भी दा भाग क्ये गय है । जिसमे स 
प्रथम भाग मे 'जयन्तविजय' महाकाव्य के क्यानक के स्रोत एवं गठन पर विस्तार 
के साथ प्रकाश डाला गया है क्योकि जैन गस्कृत काव्यों का कथाख्रोत वैदिक पुराणों 
के स्थान पर लोक प्रचलित कथाओं एवं श्रमण परम्परा के पुराणों से सग्रहीत है । 
महाकबि अभयदेव विरचित 'जयन्तविजय' महाकाव्य ऐतिहासिक होते हुए भी लोक- 
प्रचलित कथाओ से बहुत कुछ प्रभावित है । अत उन प्रभावों की यहाँ पर विवेचना 
प्रस्तुत की गयी है। इसके साथ ही रत्नावलोी, कर्प्रमअझरी, प्रतिज्ञायौगन्धरायण, 
कुबलयमाला वराज्भचरित, महापुराण तथा रघुवश के 'जयन्तविजय' महाकाव्य 
पर प्रभाव को भी प्रदर्शित किया गया है । अध्याय के द्वितीय भाग में मुख्य पात्नो 
की ऐतिहासिकता एबं चरित्र-चित्रण प्रस्तुत है। राजा विक्रमसिह तथा जयन्त 
ऐतिहासिक पात्र है । इन ऐतिहासिक पात्ो के साथ हो अन्य पात्नो की भी योजना 
हुई है जिनका महाकाव्य के कथानक की मुख्य घटना से सम्बन्ध है । 

चतुर्थ अध्याय में रीति, गुण, अलड्ार एवं छनन्‍्दोयोजना का विधान है । 
जयन्तविजय' की रीति वैदर्भी है एव इसमे सभी ग्रुणो का सदभाव है। प्रसाद 
गुण तो रचना मे स्वत्न विद्यमान है। साथ ही वीर तथा रौद्र रस के स्थलों में 
ओज तथा शज़ार एवं करण के प्रसड्भ में माधुयं गुण का उत्कर्ष दृष्टियोचर होता 
है। काव्य मे अलझूशरो का भी अपना विशेष महत्त्व है। अत चतुर्थ अध्याय में 


ही 'जयन्तविजय” की अलझ्ुतर योजना का विवेबन प्रस्तुत किया गया है। महा- 
कवि अभयदेव ने यद्यपि अलद्भार विषयक किसी स्वतन्त्र भ्रस्थ की रचना नहीं की 


तथापि 'जयन्तवरिजय” के आधार पर सैद्धान्तिक रूप मे वे ध्वनियादी विचारधारा 


( ४ ) 
के समर्थक प्रतीत होते हैं । उन्होने अलड्ार, गुण, रीति एवं रस का वही महत्त्व 
स्वीकार किया है जो रसवादी आचार्यों को अभीष्ट है। अर्थात्‌ उन्होंने रस को 
काव्य की आत्मा एवं अलड्भार को उसके अलद्भूरण के रूप मे स्वीकार किया है। 
इसीलिए यहाँ पर महाकाव्य मे प्रयुक्त अलझ्ूार का भात्न निर्देश न करके उनके 
रसानुकूल एवं वर्णनानुरूप प्रयोग को भी ध्यान मे रखा गया है। साथ ही कला 
पक्ष प्रधान अलझ्भारों का एव ऐसे अलड्रों को जो स्वत॒प्रस्फुटित है, पृथक्‌-पृथक्‌ 


निर्देश किया गया है। इसके अतिरिक्त कवि ने जिन रूढिगत उपमानो का प्रयोग 
किया है अथवा प्राचीत कवियों के अलड्भूार प्रयोग का अनुकरण किया है उसका 
भी विवेचन प्रस्तुत किया गया है ! शब्दालड्भुारो मे अनुप्रास, यमक तथा श्लेष का 
विवेचन है । इस प्रकार कवि अभयदेव का जयन्तविजय महाकाव्य विदग्ध-मण्डना 


तारी की भाँति शब्दालड्डार और अर्थालड्भार दोनों से ही विभूषित है। महाकाव्य 
मे रस के प्रवाह में छन्‍्दों का भी महत्त्वपूर्ण स्थान है। जत इसी अध्याय में 


'जयन्तविजय' की छन्‍्दोयोजना का भी निरूपण है। छन्दोयोयना के अन्तगंत 
'जयन्तविजय' मे प्रयुक्त छन्‍्दो का 'सुबृत्ततिलक' के आधार पर विनियोग प्रदाशित 
करन के उपरान्त उसी के आधार पर इसम प्रयुक्त छन्‍्दो के गुण-दोषो का विवेचन 
प्रस्तुत किया गया है । 

पतञ्वम अध्याय वर्णन प्रसड्भ से सम्बन्धित है क्योंकि इन वर्णन प्रसज्भो के 
ढ्वारा जयन्तविजय' मे क्राव्य सौन्दये में वृद्धि हुई है। प्रसिद्ध आलडू।रिक दण्डी 
ने वस्तु वर्णन को आवश्यक समझते हुए सर्गबन्ध महाकाव्य के लक्षण म नगर, 
समुद्र, नदी, सरोवर, पंत, वन, ऋतु, विवाह, यात्रा, चन्द्रोदय-सू्योदय चन्द्रास्त 
सूर्यास्त आदि के वर्णन को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया हैं। सम्कृत साहित्य की इसी 
परम्परा का अनुसरण करते हुए कबि अभयदेव ने जयन्तीपुरी का मामिक वर्णन 
प्रस्तुत किया है। राजाओं की सेना का प्रयाण एवं युद्ध का वर्णन चिकत्त।कर्षक 
है । सूर्यास्त का वर्णन कवि सम्प्रदाय सिद्ध-प्रसिद्ध प्रतीको--सुर्य और कमलिनी, 
प्रमर और नलिनी एवं चक्रवाक और चक्रवाकी का आश्रय लेकर उत्प्रेक्षा, उपमा 


एव रूपक आदि अलडूरो के माध्यम से किया गया है। इसी समय सन्ध्या का 
मनोहारो चित्र प्रस्तुत है। सूर्यास्त होते ही सर्पणशील अन्धरकार शर्ने -शने आकाश 


मण्डल को आच्छादित कर लेता है । अन्धकार के पश्चात्‌ यथाक्रम चन्द्रोदय का 
वर्णन प्रस्तुत किया गया है। चन्द्रोदय वर्णन में रूपक, उत्प्रेक्षा, उल्लेख एवं समा- 


सोक्ति का आश्रय लिया गया है । प्रभात वर्णन की ओर कवि की विशेष अभिरुचि 
प्रतीत होती है। 'जयन्तविजय' महाकाव्य मे प्रभात वर्णन का उल्लेख विस्तार के 


साथ किया गया है । यहाँ पर कवि की कल्पना का आधार सूर्य, भ्रमर एवं कमल 
हैं जिनकी ओर कवि की हर्ट गयी है । देनिक जीवन मे सरोवर का भी विशेष 
महत्त्व है। अत सरोवर का वर्णन भी प्रस्तुत किया है। 'जयन्तविजय' महाकाव्य 
में ऋतु वर्णन की परम्परा का भी तिर्वाह हुआ है । बसन्‍त की मादकता, ग्रीष्म की 
प्रचण्डता, वर्षा ऋतु की हरीतिमा ने कवि को अधिक प्रभावित एवं आकर्षित किया 


(४६ ) 

है। अत यह कहा जा सकता है कि कवि द्वारा प्रस्तुत यह वर्णन मतमोहक एव 
ह्ृदयग्राही है । 

रस तो काब्य शरीर की आत्मा ही है। अत षष्ठ अध्याय मे रस का 
निरूपण किया गया है । 'जयन्तविजय' महाकाव्य का अज्भजीरस बीर है जो कि युद्ध 
प्रधान काव्य होने के कारण उचित ही है | इसके पश्चात्‌ शृद्भार को प्रमुख स्थान 
प्राप्त हुआ है जिसका वणन दोलान्दोलन, पृष्पावजय एवं जलकेलि के प्रसड़ो द्वारा 
हुआ है | इसके अतिरिक्त जयन्त के शैशव वर्णन के अवसर पर बात्सल्प रस, युद्ध 
वर्णन के प्रसग में रौद्र रस के साथ ही वीभत्स, भयानक, अद्भुत एवं शानन्‍्त रस की 
भी यथास्थान मनोरम व्यज्ना हुई है । इस महाकाव्य में भाव प्राधान्य के भी अनेक 
उदाहरण प्राप्त होते है । अत अध्याय के अन्त में भाव योजना पर भी प्रकाश डाला 
गया है । 

सप्तम अध्याय आदान-प्रदान स सम्बन्धित है । अध्ययन की दृष्टि से इस 
अध्याय को भी दो भागो में विभक्त किया गया है। प्रथम भाग मे 'जयन्तविजय' 
पर पूर्ववर्ती कबियो के काव्यो का प्रभाव प्रदर्शित किया गया है। इसमे सर्वाधिक 
प्रभाव जिनसेन के 'महापुराण” तथा कविकुलगुरु कालिदास का दृष्टिगोचर होता है । 
इन कवियों के अतिरिक्त जिन कवियों ने अभयदेव को प्रभावित किया है उनमे 
भारवि, माघ, श्रीहषे तथा विल्हण का नाम ' मुख है। इसके साथ ही महासेन, 
असग, वादिराज, हरिश्चन्द्र तथा जिनपान उपाध्याय अददि जैन कवियो की कृतियों 
का साम्य भी प्राप्त होता है। अध्याय क॑ द्वितीय भाग में परवर्ती साहित्य पर 
जयन्तविजय' के प्रभाव को प्रदर्शित किया गया है क्योकि जैनकवि अहुदास, बरद्धमान 
तथा मुनिभद्रसू रि की रचनाओं मे भी एकाधथ स्थल पर 'जयन्तविजय' से भाव साम्य 
मिलता है। 

ग्रथ क अन्त में परिशिष्ट की याजना की गयी है । इसके भी तीन भाग है । 
सर्वप्रथम पश्चपरभेष्ठि भक्ति के निरूपण पर प्रकाश डाला गया है, क्योकि कवि 
अभयदेव ने 'जयन्तविजय' महाकाव्य म इसके ताम का निर्देश करते हुए इसके महत्त्व 
को प्रतिपादित किया है। जयन्तविजय' महाकाब्य मे सुभाषितों की भी भरमार 
है | अत द्वितीय भाग में प्रयुक्त प्रमुख सभाषितों का उल्लेख किया गया है और 

अन्त में शोध-प्रबन्ध की सहायक सूची सलग्न है । 

प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध गुरुवर डॉ० शिव शखर मिश्र प्रोफेसर तथा अध्यक्ष 
ससस्‍्कृत विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ के कुशल निर्देशन मे लिखा गया है । 
अत मै उनके प्रति किन शब्दों मे कृतज्ञता प्रकट करू जिन्होंने मेरे शोध कार्य का 
पथ-प्रदर्शन ही नहीं किया बरनू अपने निर्देशन एब सुझावों द्वारा मेरी शोध कार्य 
सम्बन्धित समस्त समस्याओं का समाधान किया तथा जिनक्री अनवरत सहायता से 
प्रबन्ध को यह मौलिक रूप प्रदान किया जा सका । 

ग्रथ के प्रकाशन हेतु उ० प्र० शासन द्वारा आशिक आशिक अनुदान प्राप्त 
हुआ जिसक कारण यह जिज्ञासुओ के समक्ष प्रस्तुत हो रहा है | अन्त मे, मैं साहित्य 
निकेतन, कानपुर के सचालक महोदय के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने 
इस ग्रथ को प्रकाशित कर अपने सस्क्ृत साहित्यानुराग का परिचय दिया है। 

महाशिवरात्रि रामप्रसाव ब्विपाठी 
स॒ू० २०४० वि० 


न. ए 0 ७9 


शरद 


विषयानुक्रम 


सस्कृत के जैन महाकाव्यों की परम्परा 
जयन्तविजय महाकाव्य का महाकाव्यत्व 
जयन्तविजय महाकाथ्य की ऐतिहासिकता 


जयन्तविजय महाकाव्य में रीति, गुण, 
अलकार तथा छद 


जयन्तविजय महाकाव्य मे वर्णन प्रसंग 
जयन्तविजय महाकाव्य में रस निरूपण 
आदान-प्रदान 

परिशिष्ट 


१-४४ 
४५-६८ 
६<६-१०० 


१०१-१८८ 
१८दे-२२८ 
२२६-२६९१ 
२६३-३२६ 
३२७-३४ रे 


प्रथम अध्याय 


संस्कत के जेन महाकाव्यों की परम्परा 


संस्कृत के जेन महाकाव्यों की परम्परा 


ज्ेन घंस्कूत काव्य का अआविर्ताय 


कविता हृदय के ऊपर गहरा प्रभाव डालती है । इसीलिए सामान्य जनता 
के हृदय तक दर्शन तथा धर्म के दुरूह तथ्यों को पहुँचाने के लिए धर्म-प्रचारक बहुतत 
पुराने समय से कविता का सहारा लेने आये हैं और आज भी ले रहे हैं। जैन 
दाशेनिको का काव्यकला की ओर आक्ृष्ट होने का यही रहस्य है । उन्होंने ईसवी 
सन की तीसरी-चौथी शताब्दी से ही ग्रन्थ-प्रणयन आरम्भ करदिया था। इस समय 
प्राकृत भाषा जन-सामान्य की भाषा थी । अत आरम्भिक अवस्था में जैनाचार्यों ने 
प्राकृतभाषा मे लोकपरक सुध।रवादी रचनाओं का प्रणयन किया, किन्‍्त ईसवी सन्‌ 
की आरम्भिक शताब्दियों में ससक्ृत भाषा शिष्ट समाज की भाषा थी | अत जैना- 
चार्यों का ध्यान इस ओर गया और उन्हें अपने विचारों को शिष्ट समाज तक 
पहुँचाने के लिए इस भाषा का अक्पन करना पड़ा । डो० भोलाशडुूर व्यास के 
शब्दो में--'जैनो को अपने मत एवं दर्शन को अभिजात वर्ग पर थोंपने के लिए, 
साथ ही ब्राह्मए यमें री मन्यताओं का खण्डन करते के लिए सम्कृत को चुनना 
पड़ा ।१ 

इस प्रकार स्पष्ट है कि भाषा के क्षेत्र भे जैन काव्य साहित्य क्रिसी एक 
भाषा मे बद्ध नही रह सका, वरन्‌ प्राकृत तथा सस्कृत भाषा के साथ ही नाना 
जनपदीय भाषाओ---तमिल, कस्नड, मराठी, गुजराती, राजस्थानी तथा हिन्दी आदि 
में भी विशाल काव्य साहित्य की रचना हुई | इसीलिए भारतीय साहित्य के विकास 
में जैनाचार्थों के सहयोग की डॉ० विटरनित्म ने मुक्त-कण्ठ से प्रशसा की है-- 

पु ७8३ 00 396 ६0 00 हि! |घ5४९४ [0 वाह वाहाएए 8९०॥6९४ शाशशा[5 

एा 6 [8॥85$ किए ] ॥096 [0 ॥95८ ४0णा शा 6 ]भा85 48ए६ ए०ागा- 
एणांव्त पाला णि शोबाल 40 (6 7208॥075$, ९९ 380 5टालशाएस्‍]ए धर ाएा८ट 
णी कराता, 00॥48 "१ 

काव्य निर्माण की हृष्टि से ईमवी सन्‌ की द्वितीय शताब्दी में समन्‍्तभद्र ने 
सस्कृत भाषा मे स्तुति काव्य का सर्जन कर जैनो के मध्य सस्कृत काव्य की परग्परा 
का शुभारम्भ किया । सल्कृत भाषा में जैत काव्य की यह परम्परा द्वितीय शत्ती से 


१ ससकृत कवि दर्शन, चौखम्ब! वाराणसी, वि० स० २०२५, आमुख पृ० १८। 
२ ॥6 ]3॥35 |0 6 85009 ० पिता सरॉदिवाप्ःड 09 भाप्राधिग्रर, सिवाहते 
097 उत्तर शा] शा), #ग्वाश्तं&080 946, 9७ 4 





४] [ जैन सस्कृत महाकाव्य जयन्तविजय 


आरम्भ होकर अठारहवी शती तक निर्बाध रूप से चलती रही । यद्यपि ईसा की 
आरम्भिक शताब्दियों से पाँचवी शत्ताव्दी तक कतिपय कंतियों का ही उल्लेख मिलता 


है, किन्तु पाँचवी शताब्दी से दसवी शताब्दी तक प्राप्त रचनाओ को हम प्रतिनिधि 
रचनाएँ कह सकते है । इसके अनन्तर अठारहवी शत्ताब्दी तक जैन कवियों की 


रचनाएँ उपलब्ध होती हैं और अब भी यत्र-तत्र उनका प्रणयन हो रहा है। जैन कवियों 
की सबसे प्रमुख विशेषता तो यह है कि सस्कृत काव्य के विकास काल में जितने 
काव्य ग्रथो का प्रणयन हुआ उससे अधिक ग्रन्थों का प्रणणन तो उन्होंने ह्रासोन्मुख 
काल में भी किया । 


जेनावारयों को काव्य-सम्बन्धी सान्यताएँ 

जैनाचार्यों ने काव्य के स्वरूप का प्रतिपादत भी किया है, यद्यपि उनकी 
परिभाषाएँ सस्कृत के आचार्यों से बहुत कुछ मेल खाती है । 

जैनाचार्यों मे हेमचन्द्र का प्रमुख स्थान है । उन्होंने काव्य की परिभाषा इस 
प्रकार दी है-- 

अदोषी सग्रुणी सालकारौ च शब्दाथौंकाव्यम्‌ । 

इस सूत्र की वृत्ति करते हुए भी उन्होंने लिखा है-- 

चकारो निरलकारथोरपि शब्दार्थयो क्वचित्काव्यत्वस्यापतार्थ ।' 

आचार्य हेमचन्द्र की यह परिभाषा आचार्य मम्भट की परिभाषा पर पृण 
आध्रएरित है। इसी प्रकार 'काव्यानुशासन' में आचाये हेमचन्द्र ने एक स्थल पर 
लोकोत्तर कवि कर्म को ही काव्य माना है, किन्तु उतकी यह मान्यता आचाय मम्मट 
की “काव्य लोकोत्तरवर्णनानिपुणकविकर्म' इस उक्ति पर आधारित है । 

आचाय हेमचन्द्र के पश्चात्‌ दूसर जैन आत्ताये वाग्भट है। इन्होंने काव्य 
की परिभाषा 'शब्दा्थों निर्दोषों सग्रुणौ प्राय सालकारोौ काव्यम्‌! इस प्रकार करके 
इस सूत्र की वृत्ति मे प्रायः सालकाराबिति निरलकारबयोरपि शब्दाथयों क्वचि- 
त्काव्यत्व ख्यापनाथंम्‌' लिखा है ।* वार्भट की परिभाषा भी आचार्य भम्मट से 
प्रभावित है । 

जैन कवियों ने अपने महाकाव्य में भी काव्य सम्बन्धी विचारधाराओ को 
व्यक्त किया है । 'धर्मशर्माभ्युदय' महाकाव्य के रचयिता हरिचन्द्र सूरि रमणीय अर्थ 
का प्रतिपादन करने वाली वाणी का काव्य मानते है । उनके अनुसार रमणीय अर्थ से 
रहित ललित पदों की योजना सहृदयो के मन को आह्वादित नहीं कर सकती | 
इसीलिए महाकवि की वाणी रसवती एवं पीयृषवर्षी होनी चाहिए जिससे पाठक 
आनन्द-विभोर हो सके--- 





१ हेमचन्द्र--काव्यानुशासन । 
२ वाग्भट--काब्यानुशासन । 


सस्कृत के जैन महाकाव्यो की परम्परा | [५ 


हृद्यार्थवन्ध्या पदवन्धुराईपि बाणी बुधाना न मसोधिनोति । 
न रोचते लोचनवललभा5्पि स्लनुहीक्षरत्क्षीरसरिन्नरेभ्य ।॥ 
जयन्ति ते केषपि महाकवोना स्वयंप्रदेश इब वाग्विलासा । 
पीयूषनिष्यन्दिषु येबु हर्ष केषा न धत्ते सुरसा्थ लीलामु*" ॥। 
हरिचन्द्र सूरि की काव्य सम्बन्धी यह मान्यता पण्डितराज जगन्नाथ की 
“रमणायार्थ प्रतिषादक शब्द काव्यम्‌' इस परिभाषा से मिलती-जुलती है। 
जिनपाल उपाध्याय ने अपने 'सनत्कुमार चरित' में भानुमती की कन्याओं 
का वर्णन करते हुए काब्य के अनिवार्य तत्वों पर प्रकाश डाला "ै। उनके अनुसार 
अलद्धारों से सुमज्जित, रसपूर्ण, दोष-रहित सदगुणों से युक्त ललित पदों की योजना 
ही कांव्य है -- 
जात्यजाम्बूनद!ल कृतिप्रोज्ज्वला- 
एचक्रिरे5ज्ू समस्तेषपि ता कन्यका । 
सद्रसा दोषरिक्ता  सुणव्दश्रिय 
सत्कवे. काव्यवाची यथा सदगुणा ॥*ै 
अभय कुमार चरितकार ने काव्य मे रस की अनिवार्य सत्ता को स्वीकार 
क्या है | उनके अनुसार काव्य की आत्मा रस है-- 
महाकवे काव्यकृती यथा रसो 
जल्पे यथा ताकिक चक्रचक्रिण ।रै 
तथा क्‍्वचिद्विगश्राम मनोउ5स्य भूरुहे 
काव्ये प्रसस्‍्ने सरसे कवेययंथा ॥४ 
जिनप्रभ सूरि ने भी 'श्रेणिक चरित' मे अनेक स्थलों पर काव्य के स्वरूप को 
व्यक्त किया है। उतके अनुसार रसयुक्त, रमणीय पद एवं अलकारो को धारण करने 
वाली, मनोरम, दोषरहित रचना ही काज्य है -- 
पक्‍वदाडिमबीजानि राजादनफलानि च 
रसाढहया भृदुमृढीका काव्य माला इवोज्ज्वला | 
व्यजनानि रसाढ्यानि विनिर्माय प्रभूतण । 
केषपि सचस्कह क्वा5पि काव्यानि कवयो यथा ॥* 
अभृत्तस्थ प्रिया रम्यपदालकार धारिणी । 
धारिणी नाम हृश्चेव सुकवे काव्यपद्धति ।॥। 


हरिच॑न्द्र सूरि, धर्मेशमाभ्युदय ११५६ । 
जिन॑पालोपाध्याय सनत्कुमारचरित्र १५/४६ । 
चन्द्रतिलंक उपाध्याय, अभय कुमार चरित ४/७२ 
वही, ४/१७२ । 
जिनप्रश्न सूरि, श्रेणिक चरित ४(२२४-११० । 


मा ७८ 0 0-9 


६] [ जैन संस्कृत मद्राकाव्य * जयन्तविजय 


मनोरम पदन्‍्यासा सदगरुचिरा सदा । 
नन्ध्याद गीविशदश्लोका जिन मूतिरिबासला ॥| * 
'हम्मीर महाका«्य' के रचयिता नयचन्द्रसूरि भी काण्य मे रस की अनिवायंता 
स्वीकार करते है-- 
कविता बनिता गीति-प्रायो नादो रसप्रदा । 
उद्गिरन्ति रसोद्रेक गुृह्ममाणा पुर -पुर ॥* 
उपर्यक्त विवेचन से स्पप्ट है, कि जैन कवियों की काव्य सम्बन्धी परिभाषाए 
भिन्‍न-भिन्‍न है । किसी ने यदि भावपक्ष को ध्यान म॑ रखा है तो दूसरे ने कलापक्ष 
का समर्थन किया है । इसीलिए यदि कोई अलझ्भारों को काव्य का अनिवार्थ तत्व 
मानता है तो दूसरा रस को काव्य का प्राण कहता है। इस प्रकार कोई एक 
परिभाषा काव्य के स्वरूप को व्यक्त नही करती हैं| किन्तु यह निविवाद सिद्ध है 
कि जैन कवियों ने रस को काव्य का अनिवार्य तत्व माना है और उनकी परिभाषा 
आचार्य विश्वताथ की 'वाक्य रसात्मक काव्य' परिभाषा के बहुत निकट है | 
जेन सत्कृत महाकाव्यों का स्वरूप--- 
भारतीय एव पाश्चात्य विचारधाराओं का सम्यक अनुशीलन क रने से ज्ञात 
हांता ह कि जैन सल्‍&कृत कॉविया ने महाकाव्य-विपयक सग्कृत के प्राचीन लक्षणकारों 
के आदर्शों का पालन किया हे । इसीतिए उनके महाकाव्यों म पर्याप्त साम्य परि- 
लक्षित होता है । किन्तु फिर भी अनक स्थलो पर विभिन्नताएँ है--- 
जैन सस्कृत काब्यों का प्रमुख उद्देश्य निवाण की प्राप्ति है । इसके लिए 
प्रणी तप, त्याग एवं अहिसा का आश्चय लेता हे तथा अपने पुरुषार्थ के द्वारा 
अभीष्ट लक्ष्य की प्राप्ति करता है । ये वर्णाश्रम व्यवस्था का भी स्वीकार नहीं 
करते है तथा जातिवाद के कट्टर विराधो है ।९ इतके अनुसार मुनि, आयिका, 
श्रावक श्राविका का रुघ ही समाज है जौर यह समाज पारस्परिक सहयोग पर ही 
निभर है । 
जैन सस्कृत काव्य देवता, ऋषि तथा मुनि के स्थान पर सेठ, साथवाह, 
घ॒र्मात्मा व्यक्ति, तीर्थकर, शूरवीर या सामात्य जत को नायक के रूप में स्वीकार 
करते है । नायक इन्द्रिय-दमन तथा सयम-पालन के द्वारा अपने चरित्र का विकास 
करता है । उसका लक्ष्य धम, अर्थ एवं काम का सेवन कर मोक्ष की प्राप्ति करना 
होता है। इन महापुरुषों की सेवा करने के लिए स्वर्ग से देवी, देवता का शुभागमन 
भी होता है । 
१ जिनश्रभ सूरि, श्रेणिक चरित, १/२१,३ । 
२ नथचनर्द्र सूरि, हस्मीर महा।काव्य, १४/३७ | 
है उत्तर पुराण--भारतीय ज्ञानपीठ काशी १६५४, ७४१६२ । 


ससस्‍्कृत के जैन महाकाव्यों की परम्परा | [७ 


जैन सस्कृत काव्यो का कथासत्रोत वैदिक पुराणों के स्थान पर लोक-प्रचलित 
कथाओं एवं श्रमणिक परम्परा के पुराणों से सगृहीत है । कवियों ने कथावस्तु को 
जैन धर्म के अनुकूल बनाने का पूर्ण प्रयास किया है । 

जैन सस्कृत काव्यों का नायक समाज के लिए आदर्शभूत होता है। उसका 
व्यक्तिगत जीवन ही सामाजिक जीवन होता है, क्योकि तप, त्याग एवं सथम द्वारा 
ही वह परम पुरुषार्थ की प्राप्ति करता है। 

जैन सस्‍्कृत काव्यों की कथावस्तु अनेक जन्मों से सम्बद्ध है । प्राय प्रत्येक 
काव्य के अर्धाधिक सर्गों मे कई जन्मो की विभिन्न परिस्थितियों और वातावरण के 
बीच मे विविध घटनाओ का चित्रण किया गया है । इसीलिए काव्य के आर+भिक 
सर्गो मे पाठक काव्यानन्द का अनुभव करता हुआ अन्तिम सर्गों मे आध्यात्मिकता 
की मन्दाकिनी भे डूब जाता है । 

जैन सस्कृत काथ्य पुनर्जन्म के सिद्धान्त का प्रतिपादन करते है। अत आत्मा 
के अमरत्व एवं जन्म-जन्मान्तरो के सस्‍्कारो को प्रदर्शित करने के लिए उनमें अनेक 
जन्म के आख्यानों को जोड दिया गया है । इससे काव्यात्मकता के साथ दार्शनिक 
तत्वों का समावेश हो गया है । किन्तु कवियों ने दार्शनिक आख्यानों को सरस 
बनाकर काव्यात्मकता की रक्षा की है | हि 

ससस्‍्क्ृत कवियो के काव्य वैदिक साहित्य का आश्रय लेते हैं जब कि जैन 
सस्क्षत कवियो के काव्य श्रमण सस्कृति के प्रमुख आदर्श अहिसा का सहारा लेते 
है । इन काब्यो का अन्तिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है । 

जैन सस्कृत कवियों का लक्ष्य समाज सुधार रहा है, क्योकि मनुष्य कही 
भ्रमात्मक मार्ग का आश्रय न ले ले इसीलिए उन्होने इस मार्ग की निन्‍्दा कर मोक्ष, 
कमंयोग, जीवन शोधन, गृहस्थाचार एवं मुनि आजार पर प्रकाश डाला है। 
दार्शनिक एवं सदाचार सम्बन्धी तत्वों का निरूपण भी उन्होने काव्य की मधुमय 
शंली में किया है। 

जैन सस्कृत काव्यों के वस्तु वर्णन मे भी विभिन्नता दिखलायी पड़ती है। 
प्रत्येक कवि किसी नगरी का वर्णन करने के पूर्व उसके द्वीप, क्षेत्र एवं देश का 
वर्णन करता है । उदाहरणाथ जयन्तीपुरी का वर्णन करते समय कवि अभयदेव ने 
जम्बूद्वीप और उसकी समृद्धि, भारतवर्ष और उसका वैभव, मगध देश एवं उसंका 
ऐश्बर्य वर्णन करने के उपरान्त जयस्तीपुरी का वर्णन किया है।" संस्कृत काव्य 
में बिना किसी क्षेत्र एवं द्वीप का निर्देश किये हुए ही कवि तबरी का वर्णन 
करता है ।*९ 


१ कवि अध्षयदेव, जयन्तविजय १/२५-२६ । 
२ कवि अश्वघोष, सौन्दरनन्द १/५७-४५८। 


ब्] [ जैन सस्‍्कृत महाकाव्य “'जयन्तविजय॑ 


यहाँ पर डॉ० विटरनित्स का कथन भी जैन सस्कृत काव्य की विशेषताओं 

के निष्कर्ष के रूप मे उल्लेखनीय हैं-- 
ब्‌( दा॥॥०द800 49768 86 6 007%78 है| 077०88205 (४6 

89४87 0० 088८5 800 8> ्रा48, ॥05 विद्ाए्ट&. 6, 88 8 7ऐो6, 80 (3005 
थाएं १55, 000 (7088 0 पधधाणाशा$ णा १५७0 500735  7॥6 5४४७]९0४ ० 
एण्ढबाए बाला प्909व7 8768 0० सिद्याव300 पर१5 3१6 ६३६७॥४३, फपा 
ए70०?एॉश (86५, 9 580708, 48065 800 947490८58. ह 765 0 ॥_॥5 0॥ 
पाह शा5ह#ाए ६00 5प्रहिएत॥85 ० $35493, धाए ॥ ॥९80॥९४ & गणदा१ 
९0०7098550॥ 900 /#0/758, 80/6 0॥90 09 [6 €त९$४ ए छिछञ- 
ध05॥) शा ॥5 306९8]5 0 ॥6 87694 58ए7067 ध7ऐ एधाश0प0४$ $७59फ0(९€ 
० शाह छा९545 874 ॥5 5छाटा 80क्षए08 00 (6 0856 ५४४८॥ 

उपर्युक्त विशेषताओं के आधार पर जैन कवियों ने ईसवी सन्‌ की द्वितीय 
शताब्दी से ही काव्यो का प्रणणन आरम्भ किया और अठारहवी शत्ती पर्यन्त यह 
संस्कृत काव्य-परम्परा अनवरत रूप से प्रवाहित होती रही । 
जैन सस्कृत महाकाव्यों के निर्माण के मूलभूत प्रेरणा त्ोत 

राजनतिक आाभ्प - 'तरकृत काव्य से प्रथम अवतार सात्विक भावना से नितान्त 

अनुप्राणित आश्रय के वातावरण मे होता है, परन्तु उसका अभ्युदय सरस्वती के वरद- 
पुत्नों को आश्रय देकर कवि कला को प्रोत्साहन देनवाले राजाओं के दरबार में होता 
हे | सस्कृत के मान्य कवियों का सम्बन्ध वेभवशाली महीपालो के साथ स्वेदा स्थापित 
था । विक्रमादित्य के बिना न कालिदास का उदय सम्भव था और न हर्षवर्धन के 
बिना बाणभट्ट का ।) इस कथन से स्पष्ट है कि राजाओं के आश्रय भें ही कवियों 
की प्रतिभा अपना चमत्कार प्रदर्शित करती हे । राजाओ के दरबार प्राचीन काल 
से कला और कौशल, दशन शास्त्न, सस्कृत तथा सभ्यता के केन्द्र रहे है। महाकाब्यो 
के नायक पौराणिक देवता की तरह लक्ष्मीपुत्न पृथ्वीपति भी रहे है। ऐसी स्थिति से 
सस्क्ृत महाकाव्य राजसी वातावरण से नितान्त प्रभावित रहे है। 

जैन कवियों को भी यह राजसी वातावरण सुलभ था। ये राजागण जैन 
कबियों क॑ साथ सहिष्णुता का व्यवहार ही नहीं करते थे अपितु उनका अत्यधिक 
आदर-सत्कार भी करते थे । इसीलिए उनकी प्रेरणा से उन्होंने कतिपय महाकाब्यों 
की रचना की तथा उन्हे अपने महाकाव्य का नायक बनाया । राजाओं के साथ सेठ, 
सार्थवाह, धर्मात्मा व्यक्ति, तीथंकर, शूरबीर या सामान्य जन भी इन्हे तायक के रूप 


3 वह बक्ा5 का धोढ साइड एी वाताबा भ्राधश्राताढ, पर जा ४. 
ग्रशग्रांड 24 उाए्ब रब प्राण हैयगाल्तब080 4946 ॥ 0,9 5 

२ आजचाये बलदेव उपाध्याय, संस्कृत साहित्य का इतिहास, अष्टम सस्करण, 
पृ० ११३ । 


संस्कृत के जैन महाकाब्यों की परम्परा | [ 


में मान्य हैं। इनकी रचनाओ में किसी ब्रत का माहात्म्य या किसी भह्यपुरुष का 
चरित्र-चित्रण मिलता है | कवि अभयदेव विरचित “जयन्त-विजय' महाकाव्य में 
पञ्न्यपरमेष्ठी " नमस्कार के माहात्म्य का वर्णन किया गया है । अमरचन्द्व सूरि ने 
'धदष्मानन्द' महाकाव्य की रचना की है जिसमे जैन तोर्थकर ऋषभदेव का चरित्न 
चित्नित है। प्रस्तुत महाकाव्य का निर्माण पद्म मन्त्री की प्रार्थवा पर किया गया। 
अत पष्म को आनन्दित करने के कारण ही इसका नाम पद्मनन्द' रखा गया। 
इसी प्रकार इन्होने 'बालभारत' महाकाव्य की रचता वापट निवासी ब्राह्मणी की 
प्रार्थना पर की है जिसका कथानक लोक-विश्वुत पाण्डदो. के चरित्र से सम्बन्धित 
है । इसी प्रकार देवानन्द सूरि की आज्ञा पाकर देवप्रभ सूरि ने 'पाण्डव चरित' की 
तथा अपने गुरू जिनपालोपाध्याय की आज्ञा से चन्द्र तिलक उपाध्याय ने 'भभय 
कुमार चरित' की रचना की है | अमरचन्द्र सूरि, बालचन्द्र सूरि, उदयप्रभ सूरि, 
माणिक्यचन्द्र सूरि और नयचन्द्र सूरि जैसे प्रमुख कवियों को भी राजाश्रय प्राप्त था । 
नयचन्द्र सूरि ग्वालियर नरेश बवीरम देव के तथा अन्य कवि गरजजेरेश्वर वीरधवल 
वबीसलदेव के महामात्य वस्तुपाल की विद्वन्मण्डली मे थे। इन कवियों को धन का 
लोभ नहीं था फिर भी इन्होंने अपने आश्रयदाता प्रभुओ का गुणगान किया तथा उन्हें 
अयने महाकाव्य का नायक बनाया । 


धामिक भावना-- जैन कवियों का प्रमुख लक्ष्य जैन धर्म का प्रचार एव प्रसार था । 
अत उन्होंने धारमिक चेतना एवं भक्ति-भावना से प्रेरित होकर महाकाव्यो की रचना 
की । उनकी इस भावना की अभिरव््याक्त उनकी रचताओ मे स्पष्ट परिलक्षित होती है । 
इस प्रकार जैन कवियों का एक ओर लक्ष्य स्वात्त सुखाय काव्य की रचना करना 
था तथा दूमरी ओर उसके माध्यम से जनसाधारण मे जैन धर्म के प्रति आस्था 
उत्पन्न करना था। इसीलिए उन्होंने सरल से सरल भाषा में अपने सिद्धान्तो का 
प्रतिपादन किय। | उनका साहित्य विद्वद्र्य के लिए ही न होकर जन-सामान्य के 
लिए है । उन्होने जैन धर्म के जटिल सिद्धान्तो का प्रतिपादन न करके अहिसा, सत्य, 
अस्तेय ब्रह्मचर्य आदि पर विशेष बल दिया हैं। उनके प्रेमाख्यान काव्य मे भी 
धामिक भावना की स्पष्ट छाप है। महाकाव्यों का प्रमुख लक्ष्य भी यही है। इस 
प्रकार जैत सस्कृत महाकाव्यों के निर्माण मे धामिक भावना की अभिव्यक्ति का 
प्रमुख्व लक्ष्य रहा है । 
पारस्परिक गरछोय स्पर्धा - जैन महाकाव्यों के निर्माण में पारस्परिक 
गच्छीय स्पर्धा भी प्रेरणा-स्रोत रही है। इसका प्रमुख कारण यह है कि जैन धर्म 
आरभ्भ से ही विंभिन्न गच्छो मे विभाजित हो गया था। यथा --चन्द्र गच्छ, नागेन्द्र 


१ कवि अभयदेव, जयन्तविजय, तृतीय सर्म । 
२ कवि अमरचन्द्र सूरि, पद्मानन्द महाकाव्य, १६/६१ ! 


१० ] [ जैन सस्कृत महाकाव्य जयन्तविजय 


गच्छ, राजगच्छ, चैत्नगच्छ, पूर्णतल्ल गऋुछ, ब्र॒द्ध गच्छ, धर्मंघोष गच्छ आदि | इन 
गच्छो मे रहनेवाले मनीषियों को राजाश्रय तो प्राप्त ही था किन्तु ये लोग धन के 
लोभी न थे। अत उन आश्रयदाताओ से प्राप्त धत्त को वे अपनी गच्छीय प्रतिष्ठा एव 
साहित्य-निर्माण में व्यय करते थे । यही कारण है कि पाँचवी शताब्दी से दसबी 
शत्ताब्दी तक काव्य ग्रन्थों का निर्माण उतनी तीब्र गत और प्रचुर मण्ज्रा से नही हो सका 
जितना कि ग्यारहवी शताब्दी से चौदहवी शताब्दी तक दिखलायी पडता है । दसवी 
शताब्दी के पूर्व कतिपय काव्य ग्रन्थों का ही प्रणयन हुआ था किन्तु बाद के चार 
वर्षों मे इनको सख्य। सैकडो मे पहुँच चुकी थी । जिसका प्रमुख कारण पारस्परिक 
स्पर्धा था क्योंकि किसी गरुछ के विद्वान्‌ द्वारा निर्मित कृति को देखकर दूसरे गच्छ के 
विद्वान्‌ गच्छीय प्रतिष्ठा हेतु अनेक कृंतियों का निर्माण कर डालते थे । इस प्रकार 
जैन मनीषियों ने पारस्परिक गच्छीय स्पर्धा के कारण अनेक काव्य-कृतियों का 


निर्माण किया । 
जेन महापुरुषों के आदर्श जीवत जैन कवियों ने उन लौकिक महापुरुषों से 


प्रभावित होकर महाकाव्यो की रचना की जिन्होंने जैन धर्म के उत्थान के लिए मन, 
वाणी एवं कर्म से प्रयत्न किया था। सिद्ध राज जर्यातह, परमाहँत कुमा रपाल, महामात्य 
वस्तुपाल, जगदूदास आदि ऐसे धर्मात्मा व्यक्ति थे जिनके आदर्श जीवन से समाज 
ने शिक्षाएँ प्रहण की थी | ऐसे उन महापुरुषों के जैन धर्मानुकुल जीवन मे प्रभावित 
होकर जैन मनी षियो ने उन्हे अयउने महाकाव्य का नायक बनाया और उनका प्रशस्ति- 
गान किया | उनके इस प्रशस्तिन्गान में कही भी चाट्कारिता की गन्ध नही आने 
पाई है। उदाहरणार्थ--जगड़ू की अद्भुत दानशीलता ने सर्वानन्द सूरि को 'जगइई- 
चरित', कुमारपाल की अद्भुत धर्म-भावना ने जयसिह सूरि को 'कुमारपाल चरित' 
तथा वस्तुपाल की जैन धर्म के प्रति अविचल निष्ठा ने बालचन्द्र सूरि को 'वसन्त- 
बिलास' एवं उदय प्रभ सूरि को “रमंणर्माभ्युदय/ महाकाव्य की रचना के लिए 
विवश किया। इस प्रकार स्पष्ट है कि जैन महापुर्पो के आदर्श जीवन भी जैन 
महाकाव्यो के निर्माण के प्रेरणाम्रोत रहे है । 

सस्कृत के मूधंस्य कवियों का प्रम्माव सस्कृत साहित्य के ख्यातिप्राप्त कालि- 
दास, भारवि, माघ, श्रीहषं आदि कवियों की काउ्यकृतियों से प्रेरणा पाकर भी जैन 
कवियों ने अनेक काव्यों की रचना की | इन कवियों का प्रमुख लक्ष्य सल्कृत के कवियों 
की पक्ति में स्थान प्राप्त करता था। अत उन्होंने उन कवियों की शैली का अनुकरण 
किया । मुनिभद्र सूरि ने अपने 'शान्तिनाथ चरित' मे आत्मश्लाघा करते हुए बडे गर्व 
के साथ कहा कि जिन्हें कालिदास, भारवि माघ और श्रीह॒र्ष के काव्यों भे भी दोष 
दिखलायी पड़ते हैं उन्हे इस काव्य में सर्वत्न गुण ही मिलेगे-- 

ये देषान प्रतिपादयन्ति सुधिय श्राकालिदासोक्तिषु 
श्रीमद्भारविमाघपण्डितमहाका व्यद्येउप्यन्वहम्‌ । 


सस्कृत के जैन महाकाव्यो की परम्परा | [ ११ 


श्रीहर्षामृतसूक्तिनैषधमहाकाव्येषपि_ ते केवलम्‌ 
यावद्‌ बृत्तविवर्णनेन भगवच्छान्तेश्चरित्नं गुणान्‌ ॥" 
इसी प्रकार ग्वालियर शासक यीरमदेव तोमर की उक्ति कि 'प्राचीन 
कवियों के सहश मनोहर काव्य की रचना अब कोन कर सकता है” सुनकर नयचन्द्र 
सूरि ने हम्मीर महाकाव्य वी बड़े गवे के साथ रचना की तथ। उसे महाकाव्य कहा । 
कवि के शब्दों मे-- 
काव्य पूर्वकवेर्न काव्य स-श करश्चिद्‌ विधाताअधुने- 
त्युक्त तोमरबीरमक्षितिपते सामाजिक ससदि । 
तदभ्रूचापलके लिदों लितमना शुगारवीरादुभुत 
चक्रे काव्यभिद हमीरदपतेनेव्य नयेन्दु कवि ॥* 
इन कवियां के अतिरिक्त हरिचन्द्र ने 'धर्मशर्माभ्युदय'रै तथा बस्तुपाल ने 
नरनारायणानन्द'* की रचना कर उन्हे महाकाव्य की सज्ञा दी। इस प्रकार इन 
कवियों की गर्वोकितर्या स्वयं ही कालिदास जैंसे प्रमुख कवियों की श्रेणी मे स्थान 
प्राप्त करने की उत्कट अभिलाषा का व्यक्त करती है । 


जन सस्कृत महाकाय्यों का वर्गोकरण एव उनको प्रमुख 
विशेषताएँ ओर प्रवृत्तियाँ 
जैन सस्कृत महाकाज्यों का विभाजन प्रमुख रूप से तीन वर्गों मे किया जा 
सकता है--- 
१ पौराणिक महाकाव्य, 
२ ऐतिहासिक महाकव्य, 
३ शारत्रीय महाकान्य । 
पौराणिक महाकाण्यों के अन्तर्गत उन महाकावध्यों को लिया गया है जिनका 
आधार पुराण रहे है। जैते महाकवि महामेन का “प्रद्यम्तचरित' | इस महाकाव्य 
की रख्नन। जिनसेन प्रथम के हरिवंश प्राण के आधार पर की गयी है। 
ऐतिहासिक महाकाव्यों के अन्तर्गत उन महाकाव्यों की गणना की जाती है 
जिनका आधार ऐतिहासिक महापुरुष रहे है। जैसे नयचन्द सूरि का हम्मीर महा- 
१ मुनिभद्र सूरि, शान्तिनाथ चरित, प्रशस्ति श्तोक-- १३ । 
२ नयचन्द्र सूरि, हम्मीर महाकाव्य १४/४३ । 
३ इति महाकवि हरिचन्द्रविर्चिते धर्मशर्माभ्युदये महाकाब्ये प्रथम सर्ग । 
--+कवि हरिश्चन्द्र, धर्मशर्माभ्युदय, प्रथम सर्ग की पुष्पिका । 
४ नरलारायणानन्दों नाम कन्दों मुदामिदम्‌ । 
तेन तेने महाकाव्य वाग्देवीधर्मसूनुना ॥ 
-“कैंवि वस्तुपाल, नरनारायणानन्द १६।४० । 





१२ | [ जैन सस्क्ृत महाकाव्य जमन्तविजय 


काव्य! । इस महाकाव्य मे नायक हम्मीरदेव इतिहास-प्रसिद्ध महापृर्॒ष है जिन्होंने 
वि० स० १३५७ के श्रावण मास में अलाउद्दीन खिलजी के साथ ग्रुद्ध करते हुए वीर- 
गति प्राप्त की है । 

शास्त्रीय महाकाव्यो के अन्तगत वे महाकाव्य आते है जिनकी रचना णैन 
महाकवियों ने सस्कृत के उत्कृष्ट कवियों की पक्ति में स्थान प्राप्त करने की अभि- 
लाषा से की है। जैसे मुनिभद्र सूरि का 'शान्तिनाथ चरित' । इसमे कवि ने बड़े गर्व 
के साथ अपने को कालिदास आदि प्रमुख कवियो से महान्‌ बताया है । 

पोराणिक महाकाथ्यो की प्रमुख विशेषताएँ और प्रवत्तियों 

१--जन मह।काव्यो मे जैन धर्म के शलाका पुरुषो के चरित्र का वर्णन किया 
गया है । ६३ शलाका पुरुषों के अतिरिक्त अन्य धार्मिक पृरुषों के जीवन चरित्र भी 
इसमे वर्णित हुए है । कभी-कभी किसी ब्रत, तीर्थ, पञझ्च नमस्कार आद्वि के माहात्म्य 
को प्रदर्शित करने के लिए भी काव्य की रचना की गयी है। 

२--इन जीवनचरितों की उद्मम भूमि जैन आगम, भाष्य तथा महापुराण 
रहे है। कवियों ने कथानक में परिवर्तेन हेतु कल्पनाशक्ति का आश्रय नहीं 
लिया है । 

३--इईत क्यों का प्रमुख लक्ष्य कथा के माध्यम से धर्मोपदेश देना रहा है । 
अत कथा रस की अपेक्षा स्वेत्र धर्मंभाव की प्रधावता परिलक्षित होती है। आत्म- 
ज्ञान, ससार की नहवरता, विषय त्याग, बैराग्य भावना श्रावका के आचार का 
प्रतिपादन तथा नैतिक जीवन की उन्नति के लिए आदर्शों को योजना इन कुतियों 
के मुख्य विषय रहे है । 

४--इन काव्यों में कमंफल का अनिवायता दिखलाने के लिए चरित्र नायकों 
एवं उनसे सम्बन्धित पृव भवों की कथा को मूल कथा के आवश्यक अग के रूप में 
कहा गया हे क्योंकि इस जन्म में पात्नों को प्राप्त होने वाला सुख-दु ख उनके पूर्च 
जन्म के कर्मों का फल है । 

५--इन महाकाव्यो मे अलौलिक एवं अप्राकृत तत्वों की प्रधानता परिलक्षित 
होती है क्योंकि समय-समय पर विद्याक्र, यक्ष, गन्धर्व, देव, राक्षस आदि उपस्थित 
हाकर पात्तो की सहायता करते है, किन्तु उनको उपस्थिति का सम्बन्ध पूव जन्म के 
कर्मो से बताकर अस्वाभाविकता का दूर करने का प्रयत्न किया गया है। इसके 
अतिरिक्त तन्त्र-मन्त्र, स्वप्न और शकुन-अपशकुन में विश्वास रखने वाले व्यक्तियों 
का वर्णन भी इत काव्यों में मिलता है । 

६--इन काव्यों में पहले ब्राह्मण, बौद्ध एवं चार्वाक आदि दर्शनों के सिद्धान्तो 
का वर्णन हुआ है और उसके पश्चात्‌ उनका खण्डन करके जैन थर्म के सिद्धान्तों का 
प्रतिपादन किया गया है । 


संस्कृत के जैन महाकाव्यों की परम्परा ] [ १३ 


७--किसी-किसी काव्य मे प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग भी मिलता है क्योकि 
काम, भोह, अहुकार, सुगति धर्म, अज्ञान, राग और द्वेष आदि भावों को पाती का 
रूप दिमा गया है । 

८--अनेक काव्यों में स्तोत्नो की योजना की गयी है जिनमे तीर्थंकरों या 
पौराणिक पुरुषों या मुनियो की स्तुति हुई है । 

दी. इन काव्यों का लक्ष्य जन-साधारण को प्रभावित करना रहा है, क्योकि 
जन-साधारण को प्रभावित करने के लिए कथात्मक साहित्य ही सर्वोत्तम साधन है । 
इसीलिए इन काव्यों की मूल कथा! के साथ अनेक अवान्तर कथाओं को जोड दिया 
गया है। जिससे कथानक में शिधिलता हृष्टिगोचर होतीं है । 

१०-- रस की दृष्टि से अधिकाश क!व्यो में शान्त रस को अड्भीरस के रूप में 
स्वीकार किया गया है तथा अद्भुरूप में श्ज्भञार, वीर, रौद्र, भयानक आदि रसो 
का वर्णन भी हुआ है । जीवन की अनेक उपलब्धियाँ प्राप्त करने के बाद किसी मुनि 
के उपदेश श्रवण के द्वारा जीवत और सपार से विरक्‍त हो जाना ही इन सभी 
पौराणिक काव्यों का लक्ष्य रहा है। इसीलिए शान्‍्त रस की प्रधानता सर्वेत्न परि- 
लक्षित होती है । 

१९ - इन सभी काव्यों के कथानक का प्रारम्भ प्राय एकन्सा ही हुआ है। 
जैसे---तीर्थकरो की स्तुति पर्व कवियों और विद्वानों का स्मरण, सज्जन-दुजेल चर्चा, 
देश, नगर, राजा-रानी का वर्णन तीर्थंकर य। मुति का नगर के बाहर उद्यान मे 
आता, राजा या नगरवासियों का वहाँ पहुँचना देखना-सुनना और फिर सवाद रूप 
में प्रो कथा का कहना आदि । 


१२- इन काव्यों के मध्य मे महाकाव्यांचित वर्ष्य विधयो--तदी, पर्वत, सागर, 
प्रात , सन्‍्ध्या रात्रि, चन्द्रोदय सुरापान, सुरति, जलक्रीडा, उद्यान क्रीडा, वसन्तादि 
ऋतु, शारीरिक सौन्दर्य, जन्म, विवाह, युद्ध और दीक्षा आदि के वर्णन प्रस्तुत कर 
समग्र जीवन के चित्र उपस्थित करने की चेष्टा की गयी है। 

१३- इन महांकाव्यो मे कही-कही महाकाव्य परम्परा विरुद्ध क्षत्रिय 
कुलोत्पन्न धीरोदात्त राजा को नायक न बनाकर सध्यम श्रेणी के किसी वणिक आदि 
पुरुष को तायक बनाया गया है। इसके अतिरिक्त कही-कही किसी स्‍त्री को प्रमुख 
पात्र के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है । 

१४ -- इन काव्यों मे अनेक प्रेमाख्यात काव्य भी है जिनमे प्रेम, मिलन, 
इतप्रेषण, सैनिक अभियान, नगरावरोध, युद्ध और विवाह आदि को विशेष महत्त्व 
दिया गया है | 

१५--शास्त्रीय लक्षणों के अनुसार 'सगबद्धों महाकराव्यम्‌' अर्थात्‌ महाकाव्य 
को सर्गंबद्ध होना चाहिए। पौराणिक महाकाव्य भी अधिकतर सर्यजद्ध हैं। किन्तु 


१४ |] ग [ जैन सस्कृत महाकाव्य * जयन्तविजय 


कुछ महाकाव्यो का विभाजन उत्साह, पर्व लम्भक आदि नामों से हुआ है। जैसे -- 
अमरचन्द्र सूरि का बालभारत' पर्वों और सर्गों मे, माणिक्यचन्द्र सूरि का 'नला- 
यनम' स्कन्धों और पर्वों में तथा 'लीलोवती कथासार' उत्साहों मे विभाजित 
हुआ है । 

१६-...इन सभी काव्यों की रचना शिक्षित या पण्डित वर्ग के लिए न होकर 
जन-साधारण के लिए हुई है। इसीलिए इनकी भाषा सरल है तथा मुहावरों, 
लोकोक्तियो एवं देशज शब्दों का प्रयोग भी भाषा को प्रवाहमयी बनाने में सहायक 
सिद्ध हुआ है । 

१७--इन महाकाव्यों मे अनुष्टुप्‌ छन्‍्द का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में मिलता 
है । अन्य छन्‍्दो मे उपजाति मालिनी, वसन्ततिलका आदि छन्दो का प्रयोग भी 
हुआ है । इसके अतिरिक्त अनेक प्रकार के अर्धभम और विषम बणिक छन्दों तथा 
अप्रचलित छन्दो का प्रयोग भी देखने को मिलता है। जिनमे घटपदी (छप्पय), 
कुण्डलिक (कुण्डलिया), आख्यानकी वैतालीय तथा वेगवती के नाम विशेष उल्लेख- 
नीय हैं। वणिक छत्दों में छन्दशास्त्र के नियम के अनुसार जहाँ-जहाँ यति का 
विधान है वहाँ अन्त्यानृप्रास के प्रयोग द्वारा छन्‍्द को नवरूपता प्रदान की गयी है । 
इस अत्त्यानुप्रासता के प्रयोग से छन्‍्दों मे गेयता का ग्रण अधिक आ गया है और 
लय में गतिशीलता भी देखने को मिलती है । किन्तु इस अन्‍न्यानुप्रास का प्रयोग 
प्रत्येक चरण के अन्त में ही न होकर मध्य में भी हुआ है । 

ऐतिहासिक महाकाव्यों की प्रमुख विशेषताएँ और प्रवत्तियाँ 

१--ऐतलिहासिक महाकाव्यों की रचना अधिकतर राजाओं के आश्रग में हुई 
है । इपीजिए इत कजियी जे अजते आश्रयदातराओं को सन्तुष्ट करने करे लिए उनको 
झूठी प्रशना की है। उन्होने उन अशो को बित्कून छोड दिया है जिनक्े द्वारा 
आश्रयदाताओ के उन्कर्ष मे बाधा दीख पडती है । 

२--इन महाकाव्यों मे नायक की वीरता या माहात्म्य प्रदशिन करने के लिए 
दिगिजय आदि का काल्पनिक वर्णन भी हुआ है तथा कठी-कठ्ठी उसके उत्कर्ष को 
करने के लिए प्रतिनायक की कल्पना भी की गयी है । 

३--इन काव्यो की मुख्य कथा तो ऐतिहासिक रदी है किल्‍तु उसमें अति- 
णशयोक्तिपुर्ण और काल्पनिक घटनाओं की भी कमी नहीं है । 

४-इनमे नायक की बज-परम्परा और उसके कल की उत्पत्ति का वर्णन 
पुराणों के आधार पर किया गया है । जैसे चौलुक्य वश की उत्पत्ति ब्रह्म। के चुलुक से 
हुई बतायी गयी है । 

४--शास्त्रीय महाकाव्यों की भाँति इन महाकाव्यों में भी ऋतु-वर्णन, जल- 
क्रीडा, वनविहार, सयोग, वियोग, युद्ध, पुत्नोत्पत्ति आदि का वर्णन भी मिलता है । 





सस्कृत के जैन महाकाव्यों की परम्परा ] : 5 ॥ 
शसत्रीय महका््पों को प्रभुछ बिकेषताएँ कर प्रवत्तियाँ 


१--शास्त्रीय महाकाब्यों के आदर्श भारवि, माघ तथा श्रीहर्ष आदि के 
महाकाध्य रहे है। किन्तु इनकी कथावस्तु अत्यन्त हो स्वल्प है। इसीलिए इन महा- 
काव्यों में वस्तु-व्यापार का अनावश्यक विस्तार किया गया है । 

२--इन महाकाव्यों मे कवियों ने स्थान-स्थान पर पाण्डित्य-प्रदार्श न, 
वाक्वातुरी और कल्पना-वैभव दिखलाने का प्रयत्न किया है। 

३--इन महाकाव्यों की रचना करते समय लक्षणग्रन्थों में प्राप्त अधिकाश 
सहाकाउय सम्बन्धी नियमों का पालन किया गया है । 

४--इन महाकाव्यों में कत्रियों ने अलक्ृति और भाषा की साज-पज्जा पर 
विशेष बल दिया है, क्योकि उनका आदर्श किरातार्जनीय, शिशुपालवध तथा नैषध 
महाकाव्य की भाषा रही है । इसीलिए इन महाकाव्यो की भाषा-शैली उदात्त, प्रौढ़ 
और कही-कही दुर्बोध्ठ भी मिलती है । 

४५-- रस की दृष्टि से इन मह्काव्यों मे श्ुगार, वीर और शान्‍्त रस को 
अद्भीरूप में तथा! अन्य रसो को आज्व रूप में स्वीकार किया गया है । 

६--इन महाकाव्यो मे कवियों ने स्थान-स्थान पर विविध शास्त्र-विषयक 
ज्ञान को प्रतिपादित किया है । 

जन संस्कृत महाकाव्यों की परस्परा का विकास-क़प्त 


जैन कवियों ने पौराणिक, ऐतिहासिक तथा शास्त्रीय महाकाव्य के रूप में 
अनेक काठ्यो की रचना की । इन काव्यों का प्रमुख उद्देश्य पुण्य पुरुषो के चरितो 
को बुद्धिजीवी वर्ग तक पहुँचाना रहा है । अत इनके काव्यो में चरित नामान्त 
महाकाव्यों की प्रधातता है । अध्ययन की दृष्टि से उनके प्रमुख काव्यो को यहाँ पर 
दो भागो में विभक्त किया जा रहा है-- 

१ चरित नामान्त महाकाव्य, २ इतर नामानत महाकाव्य । 
चरित नामान्त महाकाव्य 

घराज़ु घरित जैन चरित महाकाव्यो के अन्तर्गत सस्कृत का सर्वप्रथम चरित 
काव्य जटासि|ह नन्‍्दी का 'वराड्ध चरित'* है। जटासिह नन्‍दी का समय ईसवी सन्‌ की 
आठवी शती का पूर्वार्ध माना गया है । इस काव्य में बाईसवे तीर्थंकर नेमिनाथ 
तथा श्रीकृष्ण के समकालीन वराड्भ नामक पुण्य पुरुष का जीवन-चरित अकित 
किया गया है । काव्य का नायक धीरोदात्त गुणों से सम्पन्न है । उसके चरिक्न के 
माध्यम से ही जैन धर्म के सिद्धान्तों का विवरण प्रस्तुत करना कवि का प्रमुख 

हि 


१ माणिकचन्द जैन ग्रन्थमाला संख्य! ४०, बम्बई १८३८ । सपादक ए० एन० उपाध्ये । 


१६ ] [ जैन सस्कृत महाकाठ्य * जयन्तविजय 


लक्ष्य रहा है । इस लक्ष्य की पूति के लिए ही उसने ३१ सर्गों को सृष्टि की है । 
इन सर्थों मे से चतुर्थ से लेकर दशम तक तथा छब्बीसवें एवं सत्ताईसथे सर्ग को 
निकाल देने पर भी कथा में किसी प्रकार की कमी नहीं आने पाती है, क्योकि इस 
काव्य में जैन तत्वों का निरूपण इतना अधिक हुआ है कि जिससे पाठक का मन 
ऊब जाता है । यो तो इस काव्य में प्रसाद गुण के प्राचुयं के कारण सर्वत्र आकर्षण 
है । उदाहरण!र्थ एक तथ्य का स्वाभाविक चित्रण करता हुआ कवि कहता है-- 
निदाघमासे व्यजन यर्थव करात्‌ कर सर्वजनस्थ याति । 
तर्थव गरुछन्‌ प्रियता कुमारो वृद्धि च बालेन्दरिव प्रयात ॥" 
अपि च-- 
चलत्पताकोज्ज्बल केशमाला प्राकार काजिच स्तुतितूर्यनाद । 
प्रपर्ण-कुम्भोरु-पयोधरा सा पुराना लब्धपतिस्तुनोब ॥* 
प्रस्तुत श्लोक मे कवि ने नगरी की समता अज्जना से की है। 
वराज् की यह कथा आगे चलकर जैन समाज में इतना अधिक लोकप्रिय 
हुई कि धरणि पण्डित ने ।१६५० ई० के लगभग) कन्नड भाषा में इस काव्य की 
रचना की तथा लालचन्द्र पाण्डेय ने १८२७ वि० म* मे १४वी शतती के सस्कृत के 
कवि वर्धमान के वराज् चरित का हिन्दी मे अनुवाद किया । 
चन््रप्रभचरिति--महाकवि वीगनन्द ने चन्द्रअमचरितम्‌' १ नामक महाकाव्य 
की रचना की | इस काव्य में आठवे तीर्षकर चन्द्रप्रभ के जीवनचरित का वर्णन 
किया गया है। महाकवि वादिशाज (६० १०२५) ते अपने पाश्वंनण्थ चरित' इस 
काव्य तथा कवि दोनो के नामों का उल्लेख किया है जिसमे स्पष्ट है कि काव्य 
के रचयिता वीरनन्दि का समय ई० सन्‌ की दसवी शताब्दी है-- 
चन्द्रप्रभाभिसम्बद्धा रसपुष्टा मन प्रियम्‌ । 
कुमुदवतीव नो धत्ते भारती वीरनन्दित ॥४ 
इस महाकाव्य में १८ सर्ग है जिनमें चन्द्रप्रभ के सात भवरों की कथा 
विस्तार के साथ वणित हुई है । भाषा-शैतरी की दृष्टि से कवि कालिदास का अनु- 
यागी है, क्योकि व्याकरण-सम्मत भाषा की मज्जुलता, मधुरता और सरसता इस 
काव्य की प्रमुख विशेषता है । यथा--उदय के समय अदुणवर्ण चन्द्रमा को देखकर 
कवि उसे पूर्व दिशा के मस्तक पर सुशोभित जया पुष्य की रमणीक कल्पना 
करता है--- 








वराज् चरित, २८६ । 

वही, ११/६६ । 

काव्यमाला ग्रन्धाक ३०, निर्णयसागर, बम्बई १६१२ । 
पाश्वंनाथ चरित १/२० । 


बा, 0 23 25 


सस्कृत के जैन महाकाज्यो की परम्परा ] [१७ 


विलभ|वधि रोहदम्बरे विधुविब्ध अ्षणमुद्नमारुणम्‌ । 
जनयद्‌ हरिदियवध्‌ जपाकुसुमापीडचितर्कमरज्भुनाम ॥।' 
अपि च--- 
तिमिरेभमदूनें हिसितु शशिहिलाब गहाशित नवा' । 
शरणागतरक्षण सता तहि जातु व्यपभिचारमेष्यति ॥९ 
अर्थात पर्वतो ने कन्दराओं मे आकर छिपे हुए अम्धकाररूपी हाथी को 
मारने के लिए चन्द्रमारूपी सिंह को नहीं सौंपा क्योकि सज्जनों का शरणागत की 
रक्षा करने का स्वभाव कभी नहीं बदल सकता है। 
प्रस्तुत काव्य मे कवि वीरनन्दि का प्रमुख लक्ष्य जीवन को निर्वाण की ओर 
ले जाना है। इसीलिए प्राचीन कवियों के भावों से प्रभावित होने पर भी उनमे 
मौलिकता है तथा रसपेशल पदावली में भावों के अभिर्व्याक्त की अपूर्व क्षमता 
है । जिसके परिणामस्वरूप उन्हे अपने उद्देश्य को पूर्ति मे पूर्ण सफलता मिली है । 


कवि वीरनन्दि के अतिरिक्त सर्वातन्द सूरि ने भी तेरहवी शताब्दी मे जैनो 
के अप्यम तीर्थंकर चन्द्रत्रभ के चरित के आधार पर 'चन्द्रत्रभचरित' काव्य की रचना 
की जो अभी तक अप्रकाशित है । 


वर्धभानअर्तिर--महाकवि असंग ने दसवी शताब्दी में ही 'शान्तिनाथचरित' 
एवं 'वर्धभासचरित' नामक दो महाकाव्यो की रचना की । उनके ये दोनो काव्य 
महाकाव्य के शास्त्रीय लक्षणों की कसौटी पर खरे उतरते हैं । इनके 'शान्तिनाथ 
चरित' मे सोलहबे तीर्थंकर श्रान्तिनाथ का चरित चित्रित किया गया है। इस काव्य 
में दाशेनिक तक््यो की बहुलता के कारण भ्रकृत रस तथा कथावस्तु का वर्णन 
एकदम दब-सा गया है ! 


कवि असग का वर्धभान चरित” निस्सन्देह ही उच्चकोटि का काव्य है 
जिसके १८ सर्गों मे महावीर स्वामी का जीवन-चरित वर्णित है । इस काव्य की 
कथावरस्त “उत्तर पुराण' के ७४वें पर्व से ली गयी है किन्तु कवि ने कथावस्तु को 
महाकाव्योचित बनाने के लिए पर्याप्त काट-छाँट की है । उदाहरणार्थ -उसने 
पुरूरवा और मरीचि के आख्यात को छोडकर श्वेतातपत्ना नमरी के राजा नन्दिवर्धेन 
के आँगन में पृत्नजन्मोत्सत के कथानक को जोड दिया है जिससे आरम्भ स्थल 
अत्थन्त ही रमणीय बन पडा है। इस काव्य की शैली वेदर्भी है तथा प्रसाद गण का 


१ चन्द्रप्रभ चरित १०३० । 

२ वही १०,२६ । 

३ सम्पादन और मराठी अनुवाद जितदास पाश्वेनाथ फडकुले, अ० रावजी 
सखाराम दोशी, सोलापूर, सन्‌ १३२१ ६० । 


३ 


प5 ३] [ जैन सस्कृत महाकाव्य “जयस्तविजय 


आधिक्य है । कंबि ने भावो को सजाने के लिए अलक्भूारो का श्रयोग प्रचुरता के 
साथ किया है। इसीलिए मार्थिक स्थलों पर उपयुक्त रस की अनुभूति होने लगती 
है । कवि के शब्दों मे--वसन्त के शुभागमन पर मलयानिल नर्तक के द्वारा लती- 
रूपी अज्भुनाओ का यह सतेने अस्यन्त सुखकारी प्रतीत होता है-+ 
अनतेयत्‌ कोकिलपुर्करध्वनि. प्रयु्भड्धस्वनभीत॒शोभिते । 
वनान्तरज्ज स्परबन्धिमाटक लताज्जता दक्षिणवातनतेंक ॥" 
कवि सोन्दर्य-चित्रण मे भी अत्यन्त निपुण है 
जद्छा पमृदुत्वेन हता नितान्त विसारता सत्कदली प्रयाता । 
पयोधराभ्या ब्रिजित च॒ यम्या मालूरमास्ते कठिन वनान्ते ॥*२ 
अर्थात्‌ श्रेष्ठ कदली वृक्ष उसकी जघाओ की मृदुता के समक्ष लज्जित होकर 
ही निस्सारता को प्राप्त हो गया तथा अत्यन्त कठोर बेल उसके पयोधरो से जीते 
जाने के कारण ही वन मे निवास करने लगा। 
पाश्यंताथ चरित--जैन सम्प्रदाय के २३वें तीर्थंकर पाश्वेनाथ का जीवन 
वृत्त भी सस्क्ृत, प्राकृत, अपभ्रण तथा हिन्दी के कवियों के लिए विशेष आकर्षक रहा 
है। इसी लिए इन सभी भाषाओ के कवियों ने उनके जीवनबृत्त का ग्रहण कर महाकाव्यो 
को रचना की है । सस्क्ृृत के प्रकाण्ड पण्डित वादिराज स॒रि का 'पार्षकनाथ चरितरै 
भी अन्य कवियों के लिए प्रेरणात्रोत रहा है । इस काव्य के माध्यम से जहाँ एक 
ओर उनकी काव्य-प्रतिभा का परिचय मिलता है वही दूसरी ओर ताकिक कुशलता 
का । उन्होंने मिह चक्रेश्वर ग्रा चालक्य चक्रवर्ती जयसिह देव की राजधानी में 
निवास करते हुए शक सम्बत्‌ ४४७ (सन्‌ १०२५ ६०) कातिक शुक्ला तृतीया को 
अपने पाश्वताथचरित की रचनार की । अत उसका समय ११थ्री शी का पूर्व- 
भाग है। इन्हे षट्सकंषण्मुख, स्थाह्मदविद्यापति और जगदेक मल्लधारी की उपाधियाँ 
प्राप्त थी जो उनके दार्शनिक ज्ञान का परिचायक हैं । कबि का प्रस्तुत श्लोक भी 
इसी ओर ध्यान आक्ृष्ट करता है-- 
वादिराजसनुशब्दिकलोको वादिराजमनुताकिकर्सिह: । 
वादिराजमनुकाव्यक्ृतस्ते वादिराजमनुभव्यसहाय ॥* 
१ वर्धमानचरित २/५२। 
२ वही, ५/|१८। 
हे स० १० मनोहर लाल शास्त्री, ग्र+ माणिकचन्द्र दि० जैन ग्रन्थमाला, अम्बई 
वि० स० १६७३ | 
४ शकछूदे नागवाधिरन्ध्रगणने सकत्मरे क्रोधने, 
मासे कात्तिक नाम्तिबुद्धि यहितेशुद्धे तृतीयादिन। 
सिंहे याति जयादिके वसुमतसी जैमीकथेय मया, 


निष्पत्ति गमिता सती भवतु व कल्याण निश्पत्तये :---पा० ऋष७, प्र० ५ पद्म । 
४ एकीभावस्तोत्र, श्लोक २६। 


संस्कृत के जैन महाकाव्यों की परम्परा ] [ १है 


अर्थात्‌ समस्त वैयाकरण, ताकिक और भव्य सहायक वादिराज से हीन हैं । 
अर्थात्‌ उनकी समता नहीं कर सकते हैं । 


'पाश्वेताथ चरित' की कथ्रावस्तु का मूललोत उत्तर पुराण है जिसमे ७२वें 
पवव॑ मे पाश्वेनाश् के चरित का वर्णन हुआ है किन्तु ससकृत भाषा में काव्य रूप 
में पाश्वेनाथचरित” लिखने का श्रेय वादिराज को ही है । इस काव्य में १२ सर्ग 
हैं । काव्य की भाषा-शैली साधर्य गुणपूर्ण है, जो कि कवि की भाषा पर असाधारण 
अधिकार का द्योतक है। 


इस रचना के अतिरिक्त माणिक्यचन्द्र सूरि"*, विनयक्तद्र सूरि*, सर्वानन्‍द 
सूरिर तथा भावदेव सरिश ते भी पाश्वनाथ चरित नामक काव्य की रचना की । 


प्रशुम्नच्चरित -महाकवि महासेन ने “्रद्युम्नचरित'* नामक महाकाव्य की 
रचना की । इनका समय दसवी शती है। प्रद्युम्नचरित काव्य के चौदह सर्गों मे श्रीकृष्ण 
के रुक्मिणी के गर्भ से उत्पन्न जेष्ठ पृत्न प्रयुम्न का चरित वर्णित किया गया है। प्रद्युग्न 
की कथा जिस प्रकार भागवत (दशम स्कन्ध अ० ५२-५५) तथा विष्णुपुराण (परम 
अश अ० २६-२७) मे प्रसिद्ध है उसी प्रकार जैनधर्मियों में भी लोकप्रिय है। जिन- 
सेन ने हरिवश पुराण” तथा गुण भद्गाचार्य ने 'उत्तर पुराण मे प्रद्यम्म के चरित 
का वर्णन किया है । कविवर महासेन के 'प्रद्युम्न चरित' के वर्णन का आधार भी यही 
'हरिवश पुरांण' ही रहा है क्योकि हरिवश पुराण की कथावस्तु तथा प्रस्तुत काव्य 
की कथावस्तु में पर्याप्त साम्य है । मागवत के प्रेमी भक्तों के लिए यह महाकाव्य 
नितानत मनसोह़क है । काव्य की भाषा सरलता, स्वाभाविकता एवं प्रसादमयता 
से समन्वित है। शीतल वायु के प्रवाहित होने से ससार काँप रहा है । बादलों से 
मूसलाधार वृष्टि हो रही है । कृषक लोग काँपते हुए हलोपकरणों को खेतो में 
छोड़कर घर चले गगय्रे हैं--- 


सीत्कारवायुपरिकम्पित विश्वलोके 
ठेगाद विमुझजति जल नववारिवाहे ! 





१ ताडपत्नीय प्रति शान्तिनाथ भण्डार, खम्भात, ग्रथ सं० २०७ जिन रत्नकोश 
पृ २४४ । 
हेमचन्द्राचाय्यं जैन ज्ञान मन्दिर पाटन, हस्तलिखित प्रतियाँ क्र० सं० १६१८ 
और १६६८ । 

है ताडपत्नीय प्रति-- सघवी पाडा भण्डार, पाॉटन सं० २७ । 

४ यशोविलास जैन ग्रन्यमाला, सन्‌ १६१२, इसका साराबुवाद अग्रेजी मे 
ब्लूमफील्ड ने वाल्टीमोर से सन्‌ १६१६ में प्रकाशित कराया । 

+* माणिक्यचन्द्र दि० जैन प्रन्थमाल।, बंग्बई से प्रकाशित विं० १४७३ । 


२०] [ जैन सस्कृत महाकाव्य '''जन्यतविजय 


सर्व हलोपकरण च बिहाय तस्मिन्‌ 
कुच्छाज्जगाम भवन प्रतिबेपिताड़ु ॥" 


महाकवि महासेन का प्रमुख लक्ष्य प्रसाद मधुरा वाणी द्वारा संस्कृत काव्य 
को रस सरिता को प्रवाहित करना रहा है । इसीलिए काव्य की शैली वैदर्भी है। 
दुरूह से दुरूह विषय को सरल ढंग से कहना कवि के काब्य की प्रमुख विशेषता है । 


शास्तिनाथ चर्ति९ -.. इस काव्य की रचना मुनिभद्र सूरि ने पाण्डित्य प्रदर्शन 
की भावना से प्रेरित होकर की है, क्योंकि उनकी स्पष्ट गर्वोक्ति है कि जिन्हें 
कालिदास, भारवि, माघ और श्रीहर्ष के काव्यों मे दोष दीख पडते हैं उन्हें इस 
काव्य मे सर्वत्र गुण ही गुण दीख पढ़ेंगे -- 
ये दोषान प्रतिपादयन्ति सुधिय श्री कालिदासोक्तिषु 
श्रीमद्भारविमाघपण्डित महाकाव्यद्वयेउ्प्यन्चहम्‌ । 
श्रीहर्षामृतसक्ति नैषध महाकाव्येषपि ते केवल 
यावदबृत्तविवर्णेन भगवच्छान्तेश्वरिते गणान्‌ ॥रै 


समनिभद्रसूरि का समय १४वीं शती का मध्यकाल है क्योकि इन्होने समाज 
मे पर्याप्त प्रतिष्ठा अजित की थी जिससे प्रभावित होकर तत्कालीन बादश'्ह 
फिरोज तुगलक (राज्यकाल १३५१-१३८८ ई०) इनका बढ़ा आदर करता 
था। इस तथ्य का स्पष्ट उल्लेख उन्होने काव्य की प्रशस्ति में किया है ।* 

'शान्तिनाथ चरित' महाकाव्य में १६ सर्ग है तथा काव्य का आधार मुनि 
देवसूरि कृत 'शान्तिनाथ चरित' है क्योकि कवि ने कथाञ्रोत के सम्बन्ध मे स्वय 
।लखा है--- 

पूज्य श्री मुनिदेवसूरिरचित श्री शान्ति तीर्थेश्वर 
प्रख्यातादभुत काव्यदर्शन तया काव्य मयेद कृतम्‌ । 





न्- 


प्रदयम्नचरित ५/१०४ | 
२ यशोविलास ग्रन्थमाला में (सख्या २०) वाराणसी से प्रकाशित प० हरगोविन्द 
दास तथा बेच रदास द्वारा सशोधित । 
३ शान्तिनाथ चरित प्रशस्ति--१३ पद्म । 
४ तस्यश्रीगुणभद्रसूरिसुगुरु पट्ठावतसोउभवद । 
य॑ श्री शाहिमुहम्मदस्य पुरुत क्ष्मापालचूडामणे ॥ 
-शान्तिनाथ चरित प्रश -७॥ 
चातुर्य गुणभद्धसु रिगुरों शास्त्रेषु सर्वेष्वपि ।--शान्ति० प्रश०-८ । 
तल्छिष्यो मुनिभद्रसूरिरजनि स्पाद्ादिसमावन । 
श्री पेरोजमहीमददेन्द्रसदसि प्राप्तप्रतिष्शोदय ।--बही, & । 


सस्कृत के जैन महाकाथ्यो की परम्परा ] [२१ 


उत्सूत् यदि भाव किचिदषि तदुना&वदेयमेतत्‌ सताम्‌ 
स्थाद नूनं नख निर्वत्ति रचयतीब्यालोच्यबुद्धयाधिकम्‌ ॥', 


इस प्रकार स्पष्ट है, कि मुनिभ्द्र सूरि ने इस काव्य की समल्त अवान्तर 
कभाएँ मुनिदेव सूरि के 'शान्तितायथ चरित' से ग्रहण की हैं । दार्शनिक ठत्त्त और 
धर्म सिद्धान्त भी उक्त काव्य से ही लिये गये है । 


महाकाव्य की दृष्टि से 'शान्तिनाथ चरित' एक सफल रचना है, क्योकि 
शास्त्रीय परम्परा के अनुसार इस काव्य का कथानक लोकविश्रुत सोलहवे तीर्थंकर 
श्री शान्तिनाथ के जीवनचरित से सम्बन्धित है । 


इस काव्य की भाषा में प्रौढ़ता, लालित्य और अनेकरूपता के दर्शन होते 
है । अधिकाश स्थलो पर उसमे बोधगम्यता और सरलता है । भाषा पर कवि का 
पूर्ण अधिकार है । उसकी मब्द योजना सघटित और भावानुकूल है ! 


मुनिभद्र सूरि कृत 'शान्तिनाथ चरित” के अतिरिक्त काव्यप्रकाश' के 
टीकाकार माणिक्यचन्द्र सूरिर* तथा पौर्णमिकगच्छीय अजितप्रभ सूरिरे एवं भावचन्द्र 
सूरि* कृत 'शान्तिनाथ चरित' महाकाव्य का भी उल्लेख मिलता है । 


कुमारपास धरित -आचार्य हेमचन्द्राचार्य ने 'कुमारपालचरित'* नामक 
महाकाव्य की रचना १२वीं शताब्दी मे की । कुछ लोग इस काव्य को द्वयाश्रय 
काव्य भी कहते है जिसका प्रमुख कारण यह है कि यह काब्य सस्कृत तथा प्राकृत 
दोनो भाषाओ में लिखा गया है । प्रस्तुत काव्य का मुख्य उद्देश्य अपने समय के 
राजा कुमारपाल के चरित का वणन करना है । इस काब्य मे २० सर्ग हैं जिनमे 
चौलुक्यवशीय राजाओ का चित्रण हुआ है। 


इस काव्य की भाषा सरल एवं प्रसाद ग्रुण सम्पन्न है क्योकि कवि ने यद्यपि 
भट्टि महाकाव्य के समान अपने सिद्ध हेमशब्दानुशासन के उदाहरणो का प्रयोग किया 





१ शान्तिनाथ चरित प्रशस्ति, श्लोक १० । 

२ जिनरत्नकोश पृ०२८ , हेम चन्द्राचार्य ज्ञान मन्दिर प्रति ४६/5६५ । 

३ जैन धर्म प्रसाकक्क सभा भावनगर स० १४६७३, जिन रत्नकोश पृ० ३७४, 
बिब्लियो० इण्डिका । इसका गुजराती अनुवाद जैन आत्मानन्द सभा 
भावनयर से स० २०: ३ मे प्रकाशित हो चुका है । 

४ जिन रत्नकोश पृ० ३७६, जैन साहित्यनो सक्षिप्त इतिहास पृ० ५१६, जैन धर्म 
प्रसारक सभा भावनगर १८६११, गुजराती अनुवाद भावनगर स>» १८६७८ में 
प्रकाशित । 

+२ अभय तिलक गणि विरचित स टी० सहित बम्बई संस्कृत एवं प्राकृत सीरोज 
१६१५ एवं १६२१ ई० में दो भागों में प्रकाशित । 


२२ ] [ जैन संस्कृत महाकाव्य जयन्तविजय 


है किन्तु फिर भी ऐतिहासिक कथावको में रोचकर्ता, मधुरता और काव्योचित भाव- 
प्रवणता की कमी नहीं है । यथा-- 

घाराप्रविष्टमथ कौलटिनेयबुद्धया प्राक्चाटकैरमिव चटकारिपक्षी । 

जग्राह मालवपति युधि नतितासि नाटेरक सपुलकश्चुलुकप्रवीरे ॥" 

इस काव्य के अतिरिक्त चरित्र सुन्दर गणि (त्ररित्र भूषण) ने १५वीं 
शत्ताब्दी मे 'कुमारपाल चरित' नामक दूसरे महाकाबव्य की रचना की ।* जिस 
महाकाब्य में भी महाकाव्योत्षित लक्षणो का पूर्णलूपेण निर्वाह हुआ है । 


धन्पकुमार खरित -इस काव्य की रचना सुणभद्र द्वितीय ने १५बी शताझ्दी 
में की । गुणभद्द नाम के अठारह मुनियो का उल्लेख दिगम्वर शाख्त्रा मे प्राप्त होता है 
किन्तु सस्क्ृत काव्य के निर्माता के रूप मे दो नाम ही उल्लेखनीय है। प्रथम ग्रुणभद्र 
आचार्य जिनसेन के शिष्य थे जिन्होने “उत्तर पुराणचरित' एवं जिनदत्तचरित' नामक 
दो ग्रन्थों का प्रणयन किया । द्वितोय गुणभद्र माणिक्यसेन के प्रशिष्य और नेमिसेन 
के शिष्य थे । इन्होने 'धन्यकुमार चरित' नामक काव्य की रचना की । डॉ० ज्योति 
प्रसाद जैन ने इनका समय बारहवी शताब्दी का अन्तिम चरण बताया है ।'* 
इस काव्य की कथावस्तु का आधार “उत्तर पुराण है तथा इसकी एक प्रति 
आमेर शस्त्र भण्डार जयपुर तथा दूसरी प्रति दि० जैन मन्दिर दिल्‍ली मे है। अभा 
तक यह ग्रन्थ अप्रकाशित है । 
सनत्कुमार चरित--इस उत्कृष्ट काव्य की रचना जितपाल उपाध्याय ने भर्ति 
भावना से प्रेरित होकर की है । कवि का स्वयं कथन है-- 
किमपि चरितमित्थ तुर्येचक्राधिनेतु 
सुकृतकृति फलाविर्भावक देहभाजाम्‌ | 
व्यरचि लसद तुच्छोत्साहतस्तदगुणोध 
ग्रथन सलिल केली कौतुकित्वान्मयैतत्‌ ॥* 
काव्य के अन्त में दी गयी प्रशस्ति के अनुसार जिनपाल गणि तचन्द्रकुल की 
प्रवरवत्ञ॒ शाखा के मुनि तथा खरतर गच्छ के सस्थापक जिनेश्वर सूरि की परम्परा 
मे जिनपति सूरि के शिष्य थे । खरतर गच्छ की बृहद गु्वाविली के अनुसार जिनपाल ने 
स० १२ ४ मे दीक्षा ग्रहण की थी ।* स० १२६४ मे उन्हे अपने गुरु द्वारा उपाध्याय 





१. हयाश्रय महाकाव्य १४/७२। 

२ जैन आत्मानन्द सभा भावनगर से १६७३, जिन रत्नकोश पृ० ६२ ॥ 

३ जैन सन्देश (शोधाक ८५) २८ जुलाई १६६० ई०, पृ० २७६ तथा जैन सन्देश 
(शोधाक ७), १० अक्टूबर १६६३ ई०। 

४ सनत्कुमार चरित २४/(११२॥ 

५४ खरतर गच्छ वृह॒द गुर्वावली, सम्पादक मुनि जिन विजय पु०, ४४। 


सँस्‍्कूत के जैन महाकाय्यो की परम्परा ] [ २३ 


यद प्राप्त हुआ तथा स० १२७३ में प० मनोजासन्द को हराकर उन्होंने नगर कोट के 
राजा पृथ्वीचन्द्र से 'जेयपञ्र' ग्राप्न किया । जिनपाल उपाध्याय का स्वर्तवास सं० 
१३११ मे हुआ ।" “अभयकुमार चरित' (स० १३१२) के रचथिता चन्द्र लिलक गणि 
को जिनपाल उपाध्याय ने धामिक ग्रन्थी को पढ़ाया था ।" जिसका उल्लेख चन्द्र 
तिलक उपाध्याय ने स्वयं अभयकुमार चरित की प्रशस्ति में किया है-- 


सम्यगध्याप्य निष्पाद्य यश्चान्तेवासिनों बहुन्‌। 
चक्रे कुम्भ ध्वजारोप गच्छ प्रासाद मूद्धनि ॥ 
श्री जिन पालोपाध्याय मौलेस्तस्यास्य सक्निधां । 
मयोपादायि नद्यादि मूलागमाड़ वाचैना ॥ 
श्री जिन पालोपाध्याय कृता त्रि प्रेरणामहम्‌ । 
चरित्रकरणे. प्राप सरस्वत्युवदेशवत्‌ ॥ै 
श्री मोहनलाल दलीचन्द के अनुसार जिनपाल उपाध्याय ने स० १२६२ मे 
'घटस्थानकदृत्ति' और उसके पश्चात्‌ 'सनत्कुमार चरित” महाकाव्य की रचना की 
भत स्पष्ट है कि 'सनत्कुमार चरित' की रचना १२६२ के बाद हुई। 
प्रस्तुत महाकाव्य में २४ सर्भ है जिनमे सनत्कुमार चक्रवर्ती का चरित्र 
मनोहर शैली में वर्णित है । काव्य का कथानक सुगरठित एवं व्यवस्थित है तथा परस्पर 
घटनाओ की सम्बद्धता के कारण कथानक में अविच्छिन्नता एवं धारावाहिकता की 
कमी नही है । आल ड्भारिको द्वारा निदिष्ट समस्त महाकाव्योचित लक्षणों का सफल 
निर्वाह प्रस्तुत महाकाव्य मे हुआ है । 
पाष्डवच्चरित--इस महाकाव्य* की रचना देवप्रभ सूरि ने हर्षपुरीय गच्छ 
मुनिचन्द्र सूरि के शिष्य देवानन्द सूरि के अनुरोध से की। सम्पादको के अनुसार 
इसका रचना-काल वि० स्र० १६७० है ।* 
इस महाकाव्य मे १८ सर्ग है तथा इसका कथानक लोक-प्रसिद्ध थाण्डवों के 
चरित्र पर आधारित है। जैन महाकाव्य होते के कारण नेमिनाथ के चरित्न का 
वर्णन भी इस महाकाव्य मे हुआ है । प्रस्तुत महाकाव्य मे लगभग आठ हजार श्लीक 
है किन्तु भाषा-शेलीगत प्रोढ़ता एवं उदात्त कवित्व कला का अभाव है। कबि ने 
इस अभाव को दूर करने के लिये अनेक अलडूतरों का श्रथोग किया है। अतएव 





खरतर गच्छ बृहद गुर्वावली, सम्पादक मुनि जिन विजय पृ०, ५० । 

अश्रय कुमार चरित प्रशस्ति, श्लोक ३८-४० । 

वही । 

काव्यमाला सिरीज, बम्बई १६११, जि? र० को० पु० २४२१ 

जैन साहिध्यनो सक्षिप्त इतिहास (मो० द्वर० देसाई, भे प्राष्डब चरित का 
रचना-काल स० १२७० के लगभग माना गया है । 


कट म८ कक 0 >० 


२४ ] [ जैन संस्कृत महाकाव्य 'जग्रन्तविजय 


अलझुरो की छटा दर्शनीय है। इसके साथ ही पाण्डबचरित एक धाभिक काव्य है, 
इसलिए अनेक स्थलो पर धार्मिक उपदेशो की योजना भी हुई है । 

समल्लिनाघ चरित---इस महाकाव्य के रचयिता विनयचन्द्र कूरि हैं। काव्य 
के अन्त मे दी गयी प्रशस्ति से ज्ञात हाता है कि इस महाकाव्य की रचना रविग्रभ 
सूरि के शिष्य नरेन्‍्द्रप्रभ तथा नरसिंह सूरि के अनुरोध से हुई और इस महाकाव्य 
का सशोधन कनकप्रभ सूरि के शिष्य प्रद्युम्न सूरि ने किया।* 

यह एक “विनयाड्ित' महाकाध्य है। इसमे आठ सर्ग है। सर्गों का नाम- 
करण वण्यं-विषय के आधार पर हुआ है | इस महाकाव्य मे मूल कथा के साथ अनेक 
अवान्तर कथाओं की योजना भी हुई है जिसके परिणामस्वरूप कथानक मे शिथिलता 
दृष्टिगोचर होती है । प्रथम से तृतीय सर्ग तक कथा मे प्रवाह है किन्तु चतुर्थ सम से 
कथा की गति मन्द हो जाती है तथा उत्तरोत्तर शिथिल होती जाती है । श्वेताम्बर 
जैन मान्यता के अनुसार इस काव्य मे मल्लिनाथ को स्त्री माता गया है। 

इस महाकाव्य की भाषा प्रसादगुणमयी, सरल एवं भावपूर्ण है । कवि को 
अपनी भाषा पर अच्छा अधिकार है । प्रसज् के अनुसार भाषा में यदि एक आर 
मधुरिमा एवं स्निग्धता है तो दूसरी ओर आजपूर्णता एवं गम्भीरता है। जन- 
प्रचलित लोकोक्तियो एबं सूक्तियो का प्रयोग भों कवि की अपनी विशेषता है। 
अलड्ूधर योजना मे भी कवि को अपूब सफलता प्राप्त हुई है । 

इस रचना के अतिरिक्त शुभवर्धन गणि, * भट्टा० सकल कीतिरे और भट्टा ० 
प्रभावरद्र* कृत 'मल्लिनाथ चरित' महाकाव्य का उल्लेख भी प्राप्त होता है । 

मुनिसुद्रत चरित---आठ सर्गों मे विभक्त 'वितय' शब्दाद्ित प्रस्तुत महाकाव्य* 
श्री विनयचन्द्र सूरि की रचना है। इसमे मुनि सुब्रत स्वामी के चरित्र का वर्णन किया 
गया है। अवान्तर कथाओ की बहुलता के कारण कथानक में शिथिलता हृष्टिगोचर 
होती है । यद्यपि इसमे अनक पात्र है, किन्तु मुनि सुब्रत के चरित्न का ही विकास हो 
सका है। कवि प्रकूनि वर्णन के अ्रति उदासीन है किन्तु जैन महाकाव्य होने के कारण 
जैन धर्म के नियमो और सिद्धान्तो का प्रतिपादन प्रमुखता से हुआ है । 


१ पण्डित हरमोविन्ददास एवं बेचरदास द्वारा सम्पादित तथा धर्माभ्यदय प्रेस 
बनारस (वीर निर्वाण स० २४३८) द्वारा प्रकाशित । ः 

२ प्रशस्ति श्तोक-- । 

३ हीरालाल हसराज, जामनगर १८६२० । 

४ जितवाणी प्रचारक कार्यालय, कलकत्ता स० १४६७, हिन्दी गजाधर लाल 
शास्त्री । इसकी प्राचीन ह्‌० लि० प्रति सं० १५१५ की मिलती है । 

४ जिन रत्नकोश पृ० रे०३। 

६ लब्धिसूरीश्वर जैन ग्रल्थमाला, छाणी (बडोदा) वि० स० २०१३ जित रत्नकोश 
पृ० ३११ । 


सस्कृत के जैन महाकाव्यो की परम्परा ] [२५ 


कवि को अपनी भाषा पर पूर्ण अधिकार है। भाषा को सजाने के लिए 
अनेक सूक्तियों एबं मुहावरों का प्रयोग किया गया है जिसके परिण।|मस्वरूप भाषा 
मे सजीबता एवं भावमयता आ गयीं है। संस्कृत काव्य होने पर भी इसमें यत्न-तत्न 
प्राकृत का श्रयोग हुआ हैं । 
तेसिनाथ चरित--हस महाकाव्य के रचरयिता तपागच्छ के हरिविजय 
सूरीश्वर के पट्टंधर कनक विजय पण्डित के प्रशिष्य और वाचक विवेक हृषे' के शिष्य 
गुण विजयगणि हैं। ग्रन्थ के अन्त मे दी गयी प्रशस्ति के अनुसार उन्होंने इस काव्य 
की रचना जोत विजयगणि के अनुरोध से की थीं। 
इस महाकाव्य मे नेमिनाथ के चरिक्न का वर्णन किया गया है इस वर्णन मे 
उनके पूर्व के नव भवों का वर्णन है। इसके साथ ही नेमिनाथ और राजीमती का 
नब भवों से उत्तरोत्तर आदर्श प्रेम, राजीमती के साध्वी जीवन, नेमिनाथ की 
23 दीक्षा, केवल ज्ञान तथा मोक्ष गमन क। सुन्दर चित्रण भी इस महाकाव्य 
में हुआ है। 
गुण विजयगणि की इस रचना के अतिरिक्त अन्य अप्रकाशित नेमिचरितो का 
उल्लेख भी मिलता है जिनमे तिलकाचार्य, नरसिहे, भोज सागर, हरिषेण, मगरस 
तथा मल्लि भूषण के शिष्य ब्रह्मननेमिदत्त का नाम प्रमुख है ।' ब्रह्ममेमिदत की कृति 
का नाम 'नेमि निर्माण काव्य” तथा “नेभिपुराण" भी है जिसका रचना काल स० 
१६१३ है । इस महाकाव्य में १६ सर्ग है तथा कवि ने अपने को मूलसघ सरस्वती 
गच्छ का माना है । 
श्रेणिक चरित--हस महाकाव्यर की रचना लघु खरतर गछ्छ के सस्थापक 
तथा चन्द्रगच्छीय जिनेश्वर सूरि के प्रशिष्य और जिनसिंह सूरि के शिष्य जिनप्रभ सूरि 
ने की । जिनप्रभ सूरि मुस्लिम शासक मुहम्मद तुगलक के समकालीन थे तथा उसके 
द्वारा बहुत सम्मानित भी हुए थे। महाकाव्य की प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि 
उन्होने स० १३५६ वि० मे इस महाकाव्य की रचना दयाकर मुनि की प्रार्थना 
पर की थी--- 
स्कन्दास्येषुकशानुशीतमगुसिते सवत्सरे बैक़मे 
बालेन्दु प्रतिपत्तियौँ विषगते सम्पूर्णमेतच्छनो । 
आदशे व्यधितो दयाकर मुनि काव्यप्रियो5स्थादिमस्‌ 
आरम्भेषस्य निमित्तभावमभजत्तस्थैब चाभ्यथंनात ॥* 


१ जिन रत्नकोश पृ० २१७-१८ । 

२ इसका अनुवाद प० उदयलाल कासलीधाल़ ने किया है--विगम्बर जैन पुस्तकालय 
सूरत, स० २०११ । 

३ जिन रत़्रकीश १० १८६ और ३६४८, जैन धर्म विद्या प्रसास्क वर्ग पालिकाना 
से केवल प्रथम सात सम प्रकाशित, शेष ग्यारह सगे अब भी अप्रकाशित । 

४ श्रेणिक चुरित--प्रशस्ति श्लोक २। 


२६ ] | जैन सस्कृत महाकाज्य जयस्तविजय 


क्षेणिक चरित' महाकाव्य में अदारह्‌ सर हैं, किन्तु कथानक का क़मिक 
विकास लक्षित नही होत। । महावाव्य के प्र(रम्भिक ग्यारह सर्गों मे जिनेश्वर और 
उनके उपदेशो को प्रधानता है। ये सर्ग धामिक वातावरण से परिपूर्ण हैं किन्तु बाद 
के सर्गों मे कथानंक एकदम मसुढ जाता है। इन सर्गों मे देव छा दिये गये हार के 
खो जाने और उसकी तत्परता से खोज का वर्णन किया ग्रया है तथा महाकाश्य के 
अन्तिम सात सर्गों मे धामिक वातावरण का अभाव है । इस महाकाव्य का दूसरा 
नाम 'दुर्गेवृत्तिदरयाश्रय महाकाव्य' भी है । 


महाकाव्य की हृष्टि स॒ यह एक सफल रचना है। घीरोदात्त ग्रुण-सम्पन्न 
महाराज श्रेणिक इसके नायक हैं | इस महाकाव्य का अद्भी रस शान्त है किन्तु अद्भ 
के रूप में अन्य रसो की भी योजना हुई है । इस महाकाब्य मे उदात्त भाषा-शैली, 
प्रौढ कवित्व केला, गम्भीर पाण्डित्य, उच्च आदर्श एवं मानव जीवन की विविधता 


के दर्शन भी प्राप्त होते है। 'श्रणिक चरित' को महाकाव्य की श्रेणी मे रखा गया 
है । कवि की स्वय स्वीकारोक्ति है--- 


इति श्री जिनप्रभ सूरि विरचिते दुर्गवृत्तिदयाश्रय महाकाव्य चतुर्मूनिचरितर- 
लाभवर्णनो नाम अष्टादश सर्य ॥"१ 


अं पासनाय चरित---इस महाकाव्य* की रचना मानतु्न सूरि ने स> १३३२ 
में की ।* मानतुज् सूरि चन्द्रगच्छीय रत्नप्रभ सूरि के शिष्य थे । इस महाकाव्य मे 
उन्होने ग्यारहवे तार्थकर श्रेयासनाथ के चरित्र का वर्णन किया है| महाकाव्य का 
आधार देवभट्टाचाय विरचित प्राकृत 'श्रेयासनाथ चरित' है। इस महाकाव्य में 
१३ सर्ग है । प्रत्येक सर्ग का नाम वर्ष्य विषय के आधार पर किया गया है। काव्य- 
शास्त्रीय परम्परा के अनुसार प्रत्येक सर्ग मे एक ही छन्द का प्रयोग हुआ है तथा 
सर्ग के अन्त में छन्द-परिवतेन किया गया है। प्रत्येक सर्म के अन्तिम श्लोक में 
सम्पूर्ण सर्ग के कथानक को प्रस्तुत करना 'श्रेयासनाथ चरित्र' महाकाव्य की अपनी 
विशेषता है । 


इस महाकावज्य की भाषा सरल तथा वंदर्भी रीति से युक्त है । इसमे पग-पग 
पर अनुप्रास मण्डित पदविन्यास उपलब्ध होता है । मुहावरों, लोकोक्तियो और 
सूक्तियों का इस चरित की भाष। में अभाव है। साहश्यमूलक अलझ्छारो में उत्प्रेक्षा 
और रूपक का अयोग इस चरित मे अधिक हुआ है। 


प्‌ श्रेणिक चरित--पृष्पिका अठारहबे सर्ग की । 
२ जिन रत्नकोश, बु० ४००, जैन आत्मानन्द सभा भावनगर । 
३ श्रेयासनाथ चरित, प्रशस्ति श्तोक १२ । 


सस्कृत के जैन महाकाव्यों की परम्परा ] [२७ 


इस रचना के अतिरिक्त भटूटारक सुरेद्धकीति (स० १७२२-३३) कुत 
श्रेयासनाथ चरित तामक दूसरी रचना का भी उल्लेख मिलता है ।* 

अभम्कुमार श्रित--इस महाकाव्य' को रचना कवि चन्द्र तिलक ने 
वि० स० १३१२ में की ।* शास्त्रीय महाकाब्य के लक्षणी से समन्वित इस महाकाद़य 
का विभाजन १२ सर्गों मे किग्रा गया है ' महाकाव्य की शैली पौराणिक है किन्तु 
कथा अरु3-व्यस्त एवं जटिल है क्‍योंकि स्थान-स्थान पर अनेक नवीन अवान्तर 
कथाओ की योजना हुई है और इन अवान्तर कथाओं का सम्बन्ध बहुत दूर जाकर 
मूल कथा से जुडता है । हाँ इतना सत्य है कि कवि द्वारा वर्णित कथावस्तु अत्यन्त 
रोचक है तथा महाकाब्य की भाषा मुहाबरंदार है) उदाहरणाथे कुछ सुक्तियाँ 
प्रस्तुत है--- 

यथैक पतित कूपे पतेत्कि परोषपषि हि। --५/४४२ 

करमे हि ककणे कि दर्पणेनेह भवेत्थयोजनम्‌ । ---४/२६४ 

भुजगाना प्रयातानि जानन्ति भुजगा खलु। --७/६४ २ 


कुमारवाल खरित---इस महाकाव्य के रचयिता हेमचन्द्र सूरि है। बह एक 
ऐतिहासिक महाकाव्य है। जैन काब्यो के प्रेरक धामिक राजा, राजमन्त्री, गुरु या 
श्रद्धालु आवक रहे है। अमरचन्द्र, बालचन्द्र, उदय प्रभ, माणिक्यचन्द्र और नयचन्द्र 
आदि कवियों की राजदरबार म॒पर्याप्त प्रतिष्ठा थी। जयसिंह कुमारपाल की 
राजसभा मे आचार्य हेमचन्द्र सूरि को पर्याप्त सम्मान प्राप्त था। गुजरतत का यह 
चौलुक्य नरेश वैसे तो शवधर्मी था किन्तु आचार्य हेमचन्द्र और तत्कालीन अनेक 
जैन धनिकों और विद्वानों के कारण उसने जैन धर्म और उसके सिद्धान्तो को 
समझने, उनका अनुसरण करने एव प्रचार करने में बड़ा ही योगदान दिया था । 
इसीलिए जैन विद्वानों ने इसके चरित को लेकर महाकाव्य, लघुकाव्य, नाटक, प्रबन्ध 
तथा कथा-म्रन्थ लिखे है । प्रस्तुत 'कुमारपाल चरित” में तत्कालीन ग्रुजरात का 
राजनै५क और सास्कृतिक इतिहास प्रामाणिकरूप से निबद्ध किया गया है। जैन 
कवि राजाश्रय प्राप्त होने पर भी धन की कामना से निस्पृह थे । इसीलिए उन्होने 
चाटुकारिता की प्रवृत्ति के बिना ही यथार्थ घटनाओ का चित्नण किया है जो ऐति- 

हासिक दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण है । 


१ जिन रत्नकोश, पृ० ४०० | 
२ जैन आत्मानन्द सभा, भावनगर १६१७ ई० । 
३ चक्ष शीतकरत्नयोदशमिते (१३१२) सबत्सरे विक्र॑मे । 
काव्य भव्यतम समर्थित मिद दीपोत्सरे बासरे ।। 
--शन्तिम प्रशस्ति इलोक । 


र८ ] | जैन सस्कृत महाकाव्य “जयन्तविजय 


जनइबरित---इस महाकाव्य ' मे प्रत्येक सर्ग के अन्त में दी गयी पृष्पिका 
से ज्ञात होता है, कि इसके रचयिता धनप्रश्न सूरि के शिष्य सर्वानन्द है। इस महा- 
काव्य में सात से है। श्रो मोहनलाल दलीचन्द्र देसाई के अनुसार इस महाकाव्य 
का रचनाकाल विक्रम की चौदहवी शताब्दी है ।* जगदूचरित एक ऐतिहासिक 
महाकांव्य है। इसमे निम्नलिखित तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है-- 

१--वि० स० १३१२ से १३१४५ तक गुजरात में भ्रथकर दुशिक्ष पडा था 
तथा उस भीषण दुषिक्ष मे भूख से मरते हुए प्राणियों को जगड़ू शाह ने बचाया थ। । 
इस दुर्भिक्ष मे वीसलदेव जैसे प्रतापी राजाओं के पास भी अन्न नही था । 

२--इस समय गुजरात मे वीसलदेव, मालवा में मदन वर्मा और काशी में 
प्रताप सिंह शासन करता था । 

३- वि० स० १३१२ से १३१५ तक गुजरात मे समुद्री व्यापार उन्नति पर 
था । भारतीय जहाज समुद्रपार देशों में जाते थे । 

४--बीसलदेव के दरबार मे सोमेश्वर आदि प्रमुख कवि रहा करते थे । 


ऐतिहासिक महाकाव्य होने पर भी प्ररतुत महाकाव्य में रमणीयता की कमी 
नहीं है । कवि कल्पना में शेषनाग भर्रेश्वर नगर की रक्षा हेतु दुर्ग के रूप मे कुण्डली 
बनाये हुए स्थित है--- 
यत्नश्रिय त्रातुमिवाहिराज पातालमध्यात्परिखामिषेण । 
आविबंभूवोल [दुग दम्भान्निरन्तर कुण्डलितोरुकाय ॥४* 
इसी प्रकार कवि द्वारा अस्तुत भ्रान्तिमान अलडूप_र की योजना भी 
दर्शनीय है-- 
नानारत्तमयालयह्य_तिमरे जम्भारिचापन्रम । 
विश्ञाणे मरुधूपधूमनिवहे व्योम्न्यभ्ररूपे सति। 
अश्वान्त मधुरे मृदज्भनिनदेध्प्युज्जुम्भभाणे पुन- 
न त्य यत्र वितेनिरेषपि शिखिन क्रौडानस्थायिन ॥* 
अर्थात्‌ भट्व श्वर नगर के भवनों मे नाना रत्नों की दयुति के कारण इन्द्रधनुष 
का भ्रम, अगरु धूप के धूम्र के कारण पयोधरो का भ्रम तथा गीत-तृत्य के अवसर 
पर सम्पन्त होने वाले मृदग निताद से मेघ-गर्जन का म्रम उत्पन्न होने से मयूर 
भ्रमित हो उत्य करने लगते है । 


आत्मानन्द जैन सभा अम्बाला सिटी १६२५ ई० । 
जैन साहित्यनो सक्षिप्त इतिहास, पु० ४३४ । 
जगडूचरित २/२। 

बही, २(१७ । 


७5 6७७ 0 5 | 
। 


संस्कृत के जैन महाकाध्यों की परम्परा | [२६ 


इतर मामात्त महाकाब्य | 

इतर नामान्त भहाकाध्य से अंभिष्राथ उन महाकाब्यों से है जिनके अम्त मैं 
अरित' शब्द का प्रयोग नही हुआ है। यद्यपि इन महाकाव्यों मे भी तीर्थंकर था 
महावुरुषो के चरित का वर्णन किया गया है फिर भी कुछ विशेषताओं के कारण ये 
महाकाव्य चरित नामान्त महाकाव्य से पृथक हो जाते है। चरित मामास्त महाकाध्यो 
का भुख्य उद्देश्य जहाँ एक ओर चरित प्रतिपादित कर चारिलिक अध्युत्थान प्रदर्शित 
करना है वही दूसरी ओर इतर मामान्त महाकाज्यों का लक्ष्य अलंभृत शैली के 
महाकाव्य गुणों का प्रस्तुतीकरण करना है । इस प्रकार इतर नामान्‍त सहाकाव्यों को 
हम शास्त्रीय महाकाव्य भी कह सकते हैं । अब प्रस्तुत क्षब्याय मे कुछ प्रमुख इतर 
नामान्‍्त महाकाव्यो का सक्षिप्त परिक्षय प्रस्तुत किया जा रहा है । 


धर्मशभस्युदय सहाक्ात्य--इस महाकाव्य" की रचना कवि हरिश्चन्द्र 
ने ई० सन्‌ की १०वी शती मे की | इसमे २१ सर्ग हैं जिनमे पनन्‍्द्रहबे तीर्थकर 
धर्मनाथ के जीवनचरित का वर्णेन किया गया है । महाकाब्य का आधार आचार्य 
गुणभद्रकत उत्तर प्राण का ६१वाँ पर्व है। इस महाकाब्य में शास्तीय महाकाव्य 
के समस्त लक्षण विद्यमान है। महाकाव्य की भाषा अत्यन्त प्रौढ एवं परिमाजित है । 
कवि को भाषा पर असाधारण अधिकार है। इसीलिए वाक्यो से शब्द यथास्थान 
जड़े हुए प्रतीत होते है । कवि ने प्रत्येक समें के अन्त मे अपने को महाकवि और 
अपने काव्य को महाकाव्य कहा है-- 


इति महाकविह्रिचन्द्रविरचिते धर्मशर्माभ्युदये महाकाब्ये प्रथम सर्ग * । 


सेसिनिर्वाण सहाकाब्य--इस महाकाव्य * की रचना महाकवि वाग्भट प्रथम भे 
की । वाग्भट प्रथम का समय दसवी शताब्दी है। उन्होंने इस महाकाव्य में बाईसवें 
तीर्थंकर नेमिनाथ के जीवनचरित का वर्णन किया है। महाकाव्य की कथावस्तु का 
आधार कवि जिनसेन प्रथम द्वारा रचित हरिवश पुराण है किन्तु कवि ने अनेक स्थलों 
पर परिवर्तन किये हैं । यथा अरिष्टनेमि की जन्म-तिथि श्रावण शुक्ल षष्ठी बतायी 
गयी है जिसका 'हरिवश पुराण' से मेल नही बैठता है ।* “उत्तर पुराण” में उसी 
तिथि का उल्लेख हुआ है !* किन्तु जीवन वृत्त हरिवश पुराण के समान प्राप्त होता 


१ निर्णयसागर, बम्बई, १४८३३ ई०। 

२ धर्मशर्माभ्युदय, पुष्पिका-प्रथम सगे । 

३ नेमिनिर्वाणम्‌, सं>० शिवदत्त शर्मा और काशीताथ शर्मा, निर्णय सागर प्रेस, 
बम्बई १६३६ ई०। 

४ शुद्ध वैशाखजत्योदशतिथो हरिव्रश प्राण, भारतीय ज्ञालपीठ काशी १६६२ । 

४ श्रावणे सिते पष्ठुया"*'उत्तर पुराण, भारतीय ज्ञानपीठ काशी १ृदैश४ ई० | 
७१/१६६-७० । 


३ ए [ जैन सस्कृत महाकाठय 'जयन्तविनय 


है । अत ऐसा प्रतीत होता है कि कवि ने महाकाज्य की. रुकता करते। के :कू्वे 
'हस्विश्पुसनन', 'उत्तर पुराण” तथा 'तिलोगपच्णत्ति' जैसे जैन क्रन्‍्भो का अध्ययन 
क्रिया थक | * 

इस' महाकाव्य की भाषा अत्यन्त सरस है । किल्तु कवि मे कुछ ऐसे छत्दों का 
प्रयोग किया है जिनका कालिदास, भारवि, माघ आदि न तो पूर्ववर्ती कवियों ने ही 
प्रयोग किया है और ते वीरलन्दि हरिश्चन्द्र आदि परवर्ती कवियों ने। यथा--- 
जण्डबुष्टि । इस महाकांव्य मे नाग्रिका के नख-शिख का वर्णन अन्य सहांकाव्यों की 
भाँति प्राप्त नही होता । यह कबि के काव्य की अपनी विशेषत्ता है । 


नरतारायणानर्द सहाकाब्य--इहस महाकाव्य" की रचना महाकवि वस्तुपाल 
ने ईसा की तेरहवी शताब्दी मे की । ये राजा वीर धवल तथ। उसके पृत्र वीसलदेव 
के महामात्य थे । तत्कालीन साहित्य मे इनकी प्रशसा मुक्तकण्ठ से की गयी है ।* 


कंवि वस्तुपाल का जन्म अनहिलवाड के एक शिक्षित परिवार में हुआ था । 
इनके पिता का नाम अश्वराज तथा माता का नाम कुमार देवी था। विजयसेन सूरि 
इनके गुर थे ।९ हरिहर, सोमेश्वर तथा अन्य कवियों ने इनका उपनाम वसन्तपाल 
रखा था ।* इसीलिए बालचन्द्र ने इनफे जीवन से सम्बन्धित अपने काव्य का नाभ 
विसन्त' विलास' रखा है । 

सरनारायणानन्द महाकाव्य का आधार महाभारत है जिसमे कवि ने 
सुभद्राहरण के मा्भिक प्रसऊ्ढू को ग्रहण कर काव्य की रचना की है। काव्य में 


१ नरतारायणानन्द महाकाव्यम्‌ स० सी० डी० दलाल और आर» अनन्त कृष्ण 

शास्त्वी, प्र० सेन्ट्रल लाइब्रेरी बड़ौदा, सन्‌ १६१६ ई०॥ 

२ (क) गिरनार के शिलालेख मे---'धर्म सूनु सरस्वत्या ' और 'शारदा प्रतिपन्न- 
पत्थ', 'सहामात्य वस्तुपाल का साहित्य मण्डल और सस्क्ृत साहित्य में 
उसकी देन” ले» डा० भोगीलाल साडेसरा, प्र० जैन सस्कृति सशोधन 
मण्डल, वाराणसी सन्‌ १६५६ ई०, पृ० ५५ । 

(थे) वस्तुपाल यशोवीरो सत्य वाग्देवता सुतो । 
एकीदान स्वभावो5भूदुभयोरव्यथा कथम्‌ ।॥। 
--कीलिकौमुदी सिंधी जैनशास्त्र शिक्षापीड, भारतीय विद्याभवन' बम्बई 
वि० स० २०१७॥ 
३ नागेन्द्रगच्छमुकुटामरचनद्र सूरिपादाब्जभ गहरिभद्रमूतीसद्र  शिष्यांत्‌ । 
ब्याख्यावश्ञों विजयप्रेनगुरों सुधाभम्रास्वाद्य धर्मपथि सत्पथिकोंडभवदुय ' 
ह --नरनारायणानन्द १६/३२ । | 
४ छ्यात प्राप वसन्तपाल,इति यो नामाद्वितीय मुदा । 
, विद्वद्धि, एरिकल्पित हरिहर श्रोसीमशर्मादिभि ॥ 
“तरनारायणानन्द १६/रैं८ ।' 


हंस्कृत के जैन महाकाव्यों कौ दरूप्पर। [ ११ 


भशोपान्त लीकृष्ण औौर अर्जुन की प्रीति का वरशेन्र प्रस्तुत किया गयय है। इस 
महाकाठ्य मे १६ सगे है। अस्तिम सगे में कवि ने अपना, अपनों कृश-परम्परा तथा 
अपने गुरु का परिचय दिया है । मूल कथानक,से इस ख़ग्मे का कोई सम्ज्न्ध नहीं है । 


आाषा, रीति, शुण अलक/र एवं छत्व-योजना को दृष्टि से भी ग्रह एक भव्य 
एव प्रौढ काण्य है। कवि को भ्राधा पर, असाधारण अधिकार है,! इनकी भाषा की 
प्रभुख विशेषता प्रसग के अनुकूल रूप-प्ररिवतेत की क्षमता है 

बयस्तविलास सहाक्राश्य---इस महाकाठ्य" की रचना 'महतकति चालचन्द्र 
सूरि ने की । इसमे १४ सर्ग है जिसमे धौलका (गुजरात) के राजा वीर धवल के 
प्रसिद्ध अमात्य वस्तुपाल के ज्ीवन-चरित का वर्णन किया गलत है। इसमे कुल मिला- 
कर १०२१ पद्च है ज़िनकी सख्या अनृष्ट्प मान से १५१६ हो जाती है । मह्भाकाव्य के 
प्रत्येक सगे के अन्त में वस्‍्तुपाल के पृत्त जेत्रसिह की प्रश्सा की गयी है क्योकि उन्ही 
के विनोदार्थ * इस काव्य की रचना की गयी है । 

'वसन्तविलास' महाकाब्य एक ऐतिहासिक महाकाव्य है। अव ऐतिहासिक 
शैली के महाकाव्यो की समस्त विशेषनाएँ प्रस्तत मदत्गाकाध्य मे प्राप्त होती है। यह 
महा।काव्य तत्कालीन गुजरात ) इतिहास पर निश्चय ही पर्याप्त प्रकाश इुलता है । 

'वसल्तविलास” महाकाव्य की कथावस्तु बैसे तो छोटी है किन्तु उसका 
महाकाव्योचित ढंग से विस्तार किया गया है। पाको का चरिक्र-चित्रण करने में कवि 
को अपूर्य सफनता प्राप्त हुई है। धी रोदात्त गुणों से युक्‍त्त सदशोदभूल वस्तृपान इसक्े 
नायक है । कवि मित्रो ने उनका नाम वसन्तपाल भी रख है । अत महाकाव्य के 
चरितनायक वसन्तपाल के जीवन से सम्बन्धित होते के कारण प्रस्तुत काव्य का 
नाम “वसन्तबिलास' किया गया है । 

'बसन्तविलास' महाकाव्य की भाषा सरल, कोमल और स्वाभाविक है 
किन्तु कही-कही उसमे दी्घ समासयुकत पदावली का प्रयोग भी हुआ है । अत ऐसे 
झथलो पर भाषा अस्वाभाविक एवं क्लिष्ट हो गयी है ।* वैशे तो कवि ने भाषा कौ 
प्रवाहमयी बनाने के लिए सूक्तियों का प्रयोग भी यव-तत्न किया है ।“ भाष। को 
सजाने के लिए ही विविध अलकारो की योजन। भी प्रस्तुत महाकाव्प मे प्रचुर मात्रे। 
में हुई है । महाकाव्य के परम्परागत नियमों के अनुसार ऑधयिकाशत कवि ने प्रत्येक 


१ ग्रायकवाड प्राच्य प्रन्थमाला, 4458 १६१७ जिन र॒त्नकोश पृ० २४४ । 

२ श्री बस्तुपालाजुभुवों नवोक्ति प्रियस्य विद्वजउत्‌ मज्झनस्य ६ 
श्री जैत्रसिहस्य मनोवित्ोदकुते मृत्रूकाब्य मटीयेरेड्लों ॥ 

, + ». 7जसल्तुविलास, १/२४,। , ..  ; 

है बूसन्तविलाम, १ गिरकर । है “+क हे ५ / 000 

#. बही, १०/७,१७ तथा २३। 


$ [९ *# 07 फूल पे) 


इ२ ] [ अैस”संस्कृत महाकाढप्र "जयन्तविजभ्न 


समे में एक ही छत्द का प्रयोग करके सर्गान्‍्त मे छन्द-परिव्तेत भी क्रिया है किल्तु 
कुछ सर्भी मे विविध छन्‍्दो की योजना भी हुई है। इस प्रकार शास्त्रीय लक्षणों के 
अनुसार “वसन्तविलास' एक सफल भहाकाव्य है| 
शुल्पिल्नत महाक्राइय--इस महाकाव्य" की रचना महान कवि अहेुंदास ने 
“ चौदहवीं शताब्दी मे की । इसमे बीसवे तीर्थंकर मुनिसुत्रत स्वामी के जीवन चरित 
का वर्णन किया गया है। मुनि गुणभद्रकृत उत्तर पुराण पर आधारित यह काव्य 
दश सर्गों मे समाप्त होता है। इस काव्य का दूसरा नाम 'काव्यरत्न' भी है ।* 
'मुनिसुब्रत महाकाव्य” वैराग्यमूलक महाकाव्य है। अतएव इसमे शान्त रस 
की प्रधानता है किन्तु यत्र-तत्न हास्थ और वात्सल्य रस के भी देन होते हैं। इसके 
साथ ही वीर, रौद्र वीभत्स और भयानक रसो का इसमे सर्वधा अभाष 'है। काव्य 
की भाषा प्रौढ एवं सरस है । कवि ने उसे सजाने के लिए विविध प्रकार के अलद्भारो 
का प्रयोग किया है। सर्यों का विभाजन वष्थे-क्धिय के आधार पर हुआ है तथा 
शास्त्रीय परम्परा के अनुसार प्रत्येक सगे मे एक ही छन्‍्द का प्रयोग है और सर्गान्‍्त 
में उस छन्द का परिवर्तन भी दृष्टिगोचर होता है। 
बालझारत महाकाव्य--'वीर' शब्दाडित यह महाकाव्यरे प्रसिद्ध कविश्री 
अमरचन्द्र सूरि की रचना है जिसका प्रणयन उन्होने तेरहवी शत्ताब्दी के चतुर्थ चरण 
में किया । यह महाकाव्य १८ पर्वों मे विभाजित है । एक पर्व में एक से अधिक सर्गे 
है । कुल सर्यी की सख्या ४४ है। इसमे महाभारत की सम्पूर्ण कथा का वर्णन सक्षेप 
में किया ग्रया है । 
महाकाव्य की दृष्टि से 'बालभारत' एक सफल रचना है । लोक-विश्वुत वीर 
पाण्डव इसके नायक है जिनमे एक धीरोदात्त नायक के समस्त गुण उपलब्ध है । 
सर्गों का नामकरण भी वर्ण्य-विषय के आधार पर किया गया है !* पावो का चरित्र- 
चित्रण करने में भी कवि को सफलता प्राप्त हुई है। उदाहरणार्थ --सत्पक्ष के नियन्‍्ता 
स्वय भगवान श्रीकृष्ण हैं जिनके जीवन का प्रमुख उद्देश्य ही सत्पक्ष की स्थापना 
तथा असत्पक्ष का विनाश है । 
इस काव्य की भाषा वैदस््यपूणे, परिमाजित, प्राजल और प्रवाहमयी है । 


१ जैन सिद्धान्त भवन, आरा १६८२६, जिन रत्नकोश, पृ० ३१२ । 
२ यद्नप्येते गैनचरित्षमत्र चिन्तामणिभंव्य जनस्य यच्च । 
दृद्याथ रत्नैकनिधि स्वय मे तत्काव्यरत्ना भिधमेतदस्तु ॥; 
--मुनिसुत्र तकाव्य १/२० । 
काव्यमाला (संख्या ४५) निर्णय सामर प्रेस, बम्बई १८८६४ । 
उदाहरणार्थ आदि पर्व के प्रथम सर्ग का नाम 'आदिवशावतारों पुरुखप्रभृति- 
राजचतुष्टय वर्णन है । 


श्र सं 


सस्कृत के जैन महाकाव्यों की परम्परा ] [ ३३ 


इसमे माधुरय गुण सर्वत्र परिलक्षित होता है तथा कटु शब्दों को इस महाकाव्य मे 
सर्वंधा अभाव है । इसीलिए कवि ने स्वय इसे 'वाणीवेश्म' तथा भाषा रूपी पृथ्वी पर 
खडा किया गया श्रेय और शोभा का भवन कहा है|” 
हम्मोर भहाकाध्य--- वीराड्ित' हम्मीर महाकाव्य* नयचन्द्र सूरि की ऐति- 
हासिक रचना है । इसमे रणधभौर के चौहानवणी अन्तिम नरेश हम्मीर तथा दिल्ली 
के बादशाह अलाउद्दीन के बीच हुए युद्ध का ऐतिहासिक वर्णन प्रस्तुत किया गया 
है । इसमे चौदह सर्ग है। महाकाब्यीय तत्त्तरों की हष्टि से यह एक उदात्त एवं सशक्त 
रचना है । पाम्नों का चरिव्र-चित्रण करत में कवि को अपूर्व सफलता मिली है। 
प्राकृतक चित्रणो की भी कमी नहीं है । हाँ इतना अवश्य है कि युद्ध प्रधान 
काव्य होने के कारण धाभिक भावना का अभिव्यक्तीकरण मगलाचरण के पश्चात्‌ 
सम्पूर्ण महाकाव्य मे कही भी नहीं हुआ है। रस योजना की दृष्टि से यह 
अपने यूग का सर्वेश्रेष्ठ काव्य है। कबि ने स्वयं ही इस काव्य को “शड्रारवीरादभुत' 
(१४/५३) अर्थात्‌ श्ृद्ञार, वीर और अद्भुत रस से युक्त कहा है। इसमे सर्वत्र 
माधुर्यं, ओज और प्रसाद गुण मण्डित शैली का विन्यास किया गया है। सूक्तियो 
और सुभाषितों का यथा-स्थान प्रयोग भाषा मे मोहकता ला देता है। काव्य सौन्दर्य 
इंद्धि हेतु विविभालड्ारों की योजना भी हुई है | छन्द प्रयोग मे महाकाव्य के छनन्‍्दो- 
विधान सम्बन्धी नियमों का प्राय सर्वत्न पालन किया गया है । 
पद्मालल्द सहाकाव्य---वीराडू” चिह्न से विभूषित पद्मानन्द महाकाव्य  महा- 
कवि अमरचन्द्र सूरि की रचना है। इसमे आदि तीर्थंकर भगवान्‌ ऋषभदेव के जीवन- 
चरित का वर्णन १६ सर्गों मे किया गया है। इस महाकाव्य का निर्माण पह्ममन्त्री 
की प्रार्थना पर हुआ । अत पद्म को आनन्दित करने के कारण इसका नाम पद्मानन्द' 
रखा गया । इसके साथ ही इसका दूसरा नाम 'जिनेन्द्र वरित' भी व्यें-विषय के 
आधार पर रखा गया है तथा सर्गों का नामकरण भी वाणित कथाओं के आधार पर 
हुआ है । 
१ वाणीवेश्मति बालभारत महाकाव्ये तदन्तगु- 
न्मेष प्रेषणिभासि पर्वंदशम शान्ति पयौ सौप्तिकम्‌ । 
तदभाषा भुविबालभारतमहाकाव्येपनु शास्ति क्रम ॥। 
-“बालभारत सौप्तिक पर्व, श्तोक-११० । 
श्रेय श्लीसदन त्रयोदशमिद पर प्रपेदे शमम्‌ ॥। 
ऊ+बालभारत अनुशासन पे, श्लोक-५१ । 
२ खपा० नीलकण्ठ जनादेन कीततने, निर्णयसागर प्रेस, बम्बई १८७४८, मुनि जिन- 
विजय द्वार। सपादित, राजस्थान ग्रन्थमाला से प्रकाशित । 
३ पद्मातत्द महाकाव्य-ओरियण्टल इन्स्टीच्यूट, बडौदा १६३२ ई० | 
डे 


३४ | [ जैन सस्कृत महाकांव्य'**“जयन्तविजय 


पश्मानन्द” पौराणिक शैली का शान्त रस पर्यवसायी धाभिक महाकाज्य है। 
इसकी समाप्ति ऋषभनाथ की मोक्ष प्राप्ति से होती है। भगवान्‌ ऋषभनाथ के 
पावन चरित्र की विशेषताओं का चित्रण करना ही कवि का मुख्य उद्देश्य है और 
उसमे उसे पर्याप्त सफलता भी मिली है। प्रकृति-चित्रण भी काव्य में प्रस्तुत किया 
गया है । सौन्दर्य चित्रण में वाह्य की अपेक्षा आन्तरिक सौन्दर्य को अकित करने 
की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। कथातक में तत्कालीन समाज मे प्रचलित 
कतिपय मान्यताओं और रीति-रिवाजो क! वर्णन भी यत्न-तत्र हुआ है। इसके साथ 
ही जैनपर्मं के नियमो और सिद्धान्तो का यथास्थान विवेचन कर काव्य को धाभिक 
रूप प्रदान किया गया है । 

शान्तरस पर्यवसायी काव्य होने के कारण प्रस्तुत काव्य का अज्भी रस शान्त 
है किस्तु अड् के रूप में अन्य रसो की भी योजना हुई है। भाषा की दृष्टि से भी 
अमरचन्द्र सूरि एक कुशल कलाकार है। उनकी शैली मे वैविध्य के दशेन होते है । 
सीतिपरक सूक्तियों मे कवि की भाषा सरल, प्रसाद गुण युक्त एवं असमस्त पदावली 
से मण्डित दिखलायी पडत्ती है। भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए कवि ने यमक, 
अनुपरास आदि शब्दालकारों तथा उपमा, रूपक आदि अर्थालकारों की योजना भी 
की है । काव्य में प्रसाद गुण सर्वेत्न व्याप्त है । 

नलायनप्‌ सहाकाब्य---नवमगल' शब्दाकित 'नलायनम्‌ महाकाव्य' ! कवि 
माणिक्यदेव सूरि की रचना है। इसमे दश स्कन्ध तथा सौ सर्ग है। महाकाव्य का 
कथानक लोकविश्रुत नल-दमयन्ती के चरित मे सम्बन्धित है जिसका आधार जैन 
चरित ग्रन्थ है। चरित्र-चित्रण की दृष्टि से महाकाव्य के नायक नल तथ्ग नायिका 
दमयन्ती के चरित्र का ही विकास हुआ है । 

प्राकृतिक चित्रण की दृष्टि से यह एक उच्चकोंटि का महाकाव्य है| काव्य- 
कार ने प्रकृति को अलौकिक तथा मानवीक्रण दोनो ही रूपो में चित्रित किया है । 
सौन्दर्य चित्रण मे उसने नख-शिख पद्धति का अवलस्बन लेकर दमयन्ती के विभिन्‍न 
अवयवो का सौन्दर्याकत किया है। इसके साथ ही कवि ने समय की रूढ़ियो 
परम्पराओ, मान्यताओं तथा रीति-रिवाजो का यत्र-तत्र उल्लेख कर सामाजिक 
अध्ययन की पर्याप्त सामग्री प्रस्तुत की है । 

इस महाकाव्य का अज्जीरस शान्‍्त है तथा अग के रूप में अन्य रसो की भी 
योजना हुई है । कवि को भाषा पर पूर्ण अधिकार है इसीलिए भाषा उंसके सकेतो 
पर नाचती है। उसमे अनुप्रास और यमक का प्रयोग पग-पग पर मिलता है किन्तु 
इन अलकारो का प्रयोग भाषा-सौन्दये मे वृद्धि का सूचक है। श्रूति सुखद अनुप्रास 
और यमक के प्रयोग से भाषा प्रवाहयुक्त दिखलायी पडती है। महाकाब्यीय 


१ तेरहवी-चौदहवी शताब्दी के जैन सस्कृत महाकाव्य पृ० ३३४ । 


संस्कृत के जैन महाकाज्यों की परम्परा ] [३४ 


परिभाषा के अनुसार एक सर्ग मे एक ही छन्द का प्रयोग हुआ है और सर्गान्‍्त में 
छन्द परिवर्तेन के नियम का पालन भी किया गया है ! 


महाकवि अभयवेब तथा उनका 'जयन्तजिजय' सहाकाब्य 

सस्कृत महाकाव्यों की गौरवशाली परम्परा में 'जयन्तविजय” महाकाव्य 
अपने काव्यात्मक गुणों के कारण विशेष स्थान रखता है। इसके रचनाकार महाकवि 
अभयदेव सूरि के जीवन-दृत्त के सम्बन्ध में अब तक कोई विशेष जानकारी प्राप्त 
नहीं हो सकी है । उनके परिचय का एकमात्त साधन “जयस्तविजय” के अन्त में 
दी हुई प्रन्थकर्ता की प्रशस्ति है। प्रशस्ति मे अभयदेव सुरि ने अपनी गुरु-परम्परा 
का उल्लेख किया है । जिसके अनुसार चद्र वशरूपी आकाश मे सूयंतुल्य, श्री 
वर्धमान प्रभ के चरण-कमलों मे चड्चरीक जैसा आचरण करने वाले और चरित्र- 
वानो में अग्नगण्य श्री सूरि जिनेश्वर जी हुए । गज्भाजल के प्रवाह के समान जिनके 
स्वच्छन्द यश समूह ने तीनो लोको की पवित्रता को ग्रथित फिया था--- 


आसीच्चन्द्रकुला म्बराम्बरमणि श्रीवर्धमानप्रभो 
पादाम्भोरुहच स्व रीकचरितश्चारित्निणामग्रणी । 
से श्रीसूरिजिनेश्वर स्त्िपथगापाथ प्रवाहैरिव 
स्वर यस्य यशोभरैस्त्रिजगत पाविश्यमासूत्तितम्‌ ॥* 
उन (श्री सूरि जिनेश्वर) से अभयदेव नामक सूरि उत्पन्न हुए जिनके प्रभु 
पाश्वनाथ ने स्तम्भन मे सन्‍्तोष को प्राप्त किया । जिन्होने सघ साम्राज्य की वृद्धि 
के लिए अपार धन को उत्पन्न करने वाली निधि के समान गम्भीर अर्थ को प्रकट 
करने वाली नवाज्री बृत्ति का निर्माण किया-- 
अभवदभयदेव  सूरिरस्मात्स यस्य 
प्रभुरभजत तोष स्तम्भने पाश्वेनाथ । 
प्रकटित विकदार्था सघसाम्नाज्यदृद्ध यै 
व्यधित निधिसमाना यश्च वृत्ति नवाइग्या ॥ 
उन (अभयदेव सूरि) के शिष्य पृथ्वी रूपी सुन्दरी के देदीप्यमान मस्तक 
मणि के समान सुन्दर और कोमल यश समूह वाले, शान्ति को भी शान्ति प्रदान 
करने वाले जिन बल्‍्लभ प्रभु हुए | जिनके दोनो चरण-कमल श्री नरवर्मा नरेश के 
शिर के अग्नभाग पर धारण किये गये रत्नो के ज्योति पुञ्ज से सदेव पुष्ट होते 
रहते थे-- 





१ जयन्त प्रशस्ति, १। 
२ वही, २। 


बे 


३६ ] [ जैन सस्कृत महाकाठ्य”““जयन्तविजय 


तच्छिष्यो जिनवल्लभ  प्रभुरभूद्िश्वभराभामिनी- 
भास्वद्भालललाम कोमलवयश स्तोम शमारामभू । 
यस्य श्रीनरबर्मभूपतिशिर_ कौटीररलनाओ र- 
ज्योतिर्जालजलैरपृष्यतः सदा पावारविन्दद्॒यी ॥) 
निरन्तर हिम के ससर्ग से उत्पन्न वैराग्य से मानो कश्मीर को छोड़कर 
सघन सुगनन्‍्ध से प्रफुल्लित देवी सरस्वती विकसित ग्रुण सम्पत्ति से परिचित जिन 
(इन्ही जिन वल्लभ प्रभु) के मुखकमल में निवास करती हुई प्रवाहपुर्ण निर्मेल 
एवं उत्तम काव्य रचना के बहाने चिरकाल तक नृत्य करती रही । 
कश्मी रानपहाय सततहिम व्यासज्भ वैराग्यत 
प्रोन्‍्मीलद्गुणसपदा परिचिते यस्यास्यपछु रुहे । 
सान्द्रामोदतरज्िता भगवती वाग्देबता तस्थषी 
धारालामलभव्यकाव्यरचना व्याजादनुत्यच्चिरभ्‌ ॥' 
उन (जिन बललभ सूरि) रो, उनके चरण कमल के भ्रमर तुल्य शास्ति- 
रूपी कवच से शरीर को आद्ृत्त किये हुण जिनशेखर नाम के सूरि उत्पन्न हुए । 
बीरबत का आचरण करने वाले जिन्होने तीनों लोको की विजय करने में लगे हुए 
कामदेव को भी जीत लिया था-- 
भुद्डस्तदडिघ्नकमले जिनणेखायवाह्न 
सूरिस्तत प्रशमवर्मितमाययप्टि । 
जिग्ये जगत्रयजय प्रयताउपि येन 
वीरब्रत कलयता रतिजीवितेश ॥४* 
राग के वैराग्य को प्राप्त होने पर, क्रोधरूपी योद्धा के मान रहित होकर 
शोकग्रस्त हो जाने पर, मान के अभिमान रहिते होने ५र कपटी वीर लोभ क॑ 
क्षोभ को प्राप्त होने पर, युद्ध मे कामदेव के बाण के सकुचित हो जाने पर, अपनी 
सेना को दन्‍्यपूर्ण देखकर विजय की आशा त्यागकर मोहरूपी राजा चुपचाप जिन 
(जिनशेखर ) के पास से दूर भाग गया-- 
वैराग्य यातिरागे भजति विधुरता क्राधयोयें विमाने 
माने नष्टाभिमाने कपटपटुभटेक्षोभसापते ज् लोभे । 
पण्चेषों कुज्ज्वतिषों समिति निजमिति प्रेक्ष्य सैन्य सदीन्य 
मुक्त येषा जयाशा निभृतमपसृत मोहराजेन दूरम्‌ ॥ई 


सकृम्कक- 





जयन्त प्रशस्ति, ३ । 
बही, ४ । 
वही, ५ | 
वही, ६ । 


न. तएछ 0 9 


पस्कृत के जैन महाकाव्यो की परम्धरा | [ ३७ 


उनके बाद अत्यधिक करुणा वाले, क्षमा से शोनित सुन्दर शरीर वाले, 
विषय समूह को बश में करते वाले पश्मेन्दु मुनिराज उत्पन्न हुए-- 
प्रगुणितकरुण क्षमया विराजितश्चारुविग्नहस्तदनु । 
अजनि वशीक्षत विषयग्राम पक्चेन्दु मुतिराज ॥) 
विकसित मालती के समान कान्ति वाली जिन (पद्मेन्दु मुनिराज) की कीति 
लोको में भ्रमण करती हुई लक्ष्मी के साथ मैत्नी की आकाक्षा से मानों विष्णु की भी 
कालिमा का अपहरण करती थी । 
उत्फुललमल्लीप्रतिमल्‍लकान्ति कीतिप्रेमन्ती भवनेषु यस्य । 
क्षिया सम सौहदकाक्षयैच मुष्णाति विष्णो रपि क्ृष्णभावम्‌ ॥* 
तीनो लोको मे प्रसिद्ध कीतिरूपी लता वाले उन्हीं (पद्मेन्दु मुनिराज) के 
शिष्य प्रशसनीय महिमा वाले, सरस्वती की प्रवाहपूर्ण प्रतिमा से बिलसित श्री 
अभयदेव सूरि ने इस 'जयन्तविजय' नामक काव्य की रचना की--- 
विश्वन्नयप्र थितकी तिलतस्य॒तस्य 
शिष्य प्रशस्य महिमाभयदेवसूरि । 
काव्य जयन्त विजय रचयाचकार 
सारस्वतप्रसुमरप्रतिभा विलास ॥४+* 
महाकवि अभयदेव ने किस स्थान को अपने जन्म और तपश्चरण से गौर- 
वान्वित किया । इसकी जातकारी प्राप्त नही होती | इसके साथ ही उनके बाल जीवन 
तथा माता-पिता आदि के सम्बन्ध में भी तथ्य भवगत नही होते । 
काल-निर्धारण 
महाकवि अभमदेव ने अपने 'जयन्तविजय” महाकाव्य के अन्त से जो 
प्रशस्त दी हे, उसमे जयन्तविजय क रचना काल का निर्देश करके, काव्य क 
मड्भलमय भविष्य की कामना की गयी है। अत कवि के समय के सम्बन्ध भें कोई 
विवाद नही है । प्रशस्ति मे कहा गया है-- 
दिक्‍्करिकुलगिरि दिनकर (१२७५) परिमितविक्रमनरेश्वर समायाम्‌ । 
द्वाविशतिशतमान शास्त्रमिद निर्मित जयतु ॥।* 


अर्थात्‌ विक्रम सबवत्‌ १२७८ (१२२१ ई०) में बाइस सौ श्लोको वाला यह 
'जयन्तविजय' काव्य-निर्मित होकर जय को प्राप्त करे । अत स्पष्ट है कि कांव 





अभयदेव का समय तेरहवी शी है । ) 


जयन्त प्रशस्ति, ७। 
न्‍] बही, -। हु 


बही, ८ । 
बही, १० । 


न ० ९) 0० 


है८ ] [ जैन संस्कृत महाकाव्य'**जयन्तविजय 


कावथ्य धम्बन्धी दृष्टिकोण 
कवि अभयदेव एक उच्चकोटि के कवि होने के साथ-साथ एक श्रेष्ठ काव्य- 
शास्त्री भी है। सम्भवत उन्होंने विभिन्‍न शास्त्रों का अध्ययन किया था इसी- 
लिए वे कान्‍्त प्रबन्ध और रस को महत्त्व देते हुये कहते हैं-- 
देव्या ग्रिरा लास्यकलाविलासे रसानुगा कान्तपदप्रबन्धा । 
भवन्ति चक्रेधु महाकवीना चित्र तु सर्वत्र कृतप्रचारा ॥* 
अत स्पष्ट है कि कवि की दृष्टि मे रमणीय कलाविलास के लिए रमणीय 
पद और रस का सन्निवेश अत्यावश्यक है ) कोई भी प्रबन्ध तभी सुन्दर और सरस 
होता है, जब उसमे कान्तपद एवं उचित परिणाम में रस विद्यमान हो । 
इससे अनुमान लगाया जा सकता है, कि कवि रस सिद्धान्त का पूर्ण समर्थक 
है और उनकी यह परिभाषा आचार्य विश्वताथ की परिभाषा" के अत्यधिक 
निकट है । 
इसके अतिरिक्त कवि ने अपने 'जयन्तविजय' महाकाव्य में काव्य सम्बन्धी 
जो विचार व्यक्त किये है, वे वस्तुत मौलिक तो नही है परन्तु इनके द्वारा उनके 
सूक्ष्म अध्ययन, विचारशीलता तथा सत्काव्य के सम्बन्ध मे उनके आदर्श का परिचय 
मिलता है । वे आचार्य दण्डी से भी प्रभावित प्रतीत होते है । 
आचाय॑ दण्डी ने काव्य भे दोषो फे साहित्य पर विशेष बल दिया है उनके 
अनुसार स्वल्प से स्वल्प दोष भी काव्य में उपेक्षणीय नही समझा जाना चाहिए 
क्योकि जिस प्रकार शरीर को कुष्ठ रोग का स्वल्प सा दोष भी उसे उपेक्षणीय 
बना देता है-- 
तदल्पमति नोपेक्ष्य काव्ये दुष्ट कथझ्चन । 
स्थादवपु सुन्दरमपिशिवत्रेणकेनदुर्भगम्‌ ॥ 
कवि अभयदेव का भी कथन है-- 
उद्घासयत्यात्मविरूपशब्दैयों दुजेत काव्यगुह निविश्य । 
उलूकपक्षीव स॒ दूर एवं दाधैकदृष्टिविबुधविधेय ॥* 
अर्थात जो दुष्ट कवि अपने बिगडे हुए शब्दों से काव्यगृह मे प्रवेश करके 
उसे विकृत कर देता है उसे एक मात्र दोषदृष्टा उलूक पक्षी की भाँति बुद्धिमानों को 
दूर ही रखता चाहिए। अत कवि अभयदेव की दृष्टि मे भी काव्य मे दोष उपेक्षणीय 
नही है । उनका स्पष्ट मत है कि सच्चा कवि यशोविलास की प्राप्ति के लिए 


१ जयन्तविजय, १/१६ | 

२ “'वाक्यरसात्मक काव्यम्‌ ।---साहित्य दर्पण । 
ई काव्यादर्श, १/७ । 

४ जयन्तविजय, १/१३ । 


सस्कृत के जैन महाकाव्यों की परम्परा ] [ ३६ 


यत्नशील होकर दोयो को उसी प्रकार दूर कर देता है जिस प्रकार सफल वैद्य शरीर 
के सुख के लिए काँटे को निकाल देता है--- 
अभ्यथित सो$प यशोविलासलास्याय काव्यस्य धुनोति दोषम्‌ 
समुद्धरत्ये वहि वेद्यराज शल्य तनो सौख्यकृते कृतार्थ ॥ँ 


इसके साथ ही कवि अभयदेव उन कवियों का जय-जयकार भी करते हैं 
जिनके सत्काव्य के अमृत का प्रवाह विस्फारित नेत्नो वाले सुहृज्जनों के द्वारा पान 
किया जाता है-- 
जयन्तु सर्वेषपि कवीश्वरास्ते यदीय सत्काव्य सुधा प्रवाह । 
विकृणिताक्षेण सुहज्जनेन निपीयमानोष्प्यश्िपुष्यतीव .।* 


इस प्रकार उनके ऊपर मम्मट के काव्य लक्षण का प्रभाव भी परिलक्षित 
होता है । मम्मट ने 'अदोषौ' और 'सग्रुणा' पदो से इसी भाव को व्यक्त किया है ।रै 


कवि अभयदेव ने दुष्ट कवियों की निन्‍दा करते हुए लिखा है-- 
न दुर्जेनस्थानुनतों गुणाय स्वभावदौजेन्यमलीमसस्य | 
सुगन्धिलक्षैरपि कि सुगन्धी क्तु हि शक्य लशुन कदापि ॥* 
अर्थात्‌ स्वभाव मे दुर्जतताः एवं मलिनतापूर्ण दुजेन का अनुनय भी गुण के 
लिए उसी प्रकार नही होता जिस प्रकार हजारो सुगन्धियो से युक्त लहसुन को 
सुगन्धित नही किया जा सकता । 


कवि अभयदेव के मतानुसार वास्तव मे वही व्यक्ति कवि कहलाने योग्य है 
जो कि सरल अर्थात्‌ प्रसाद गुण युक्त काव्य की रचना करने मे दक्ष हो । 


वे काव्य के सिद्धान्त का निरूपण करते हुए कहते है--काव्य वही श्रेष्ठ है 
जिसके आलोक मात्न से अन्य कवि कविता का प्रणयन करने में समर्थ हो सके । जिस 
प्रकार चन्दन वृक्षों की मन्ध के सम्पर्क से वन के समस्त वृक्ष चन्दन बन जाते है। 
उसी प्रकार कवि का सफल काव्य वही है जिसकी सुधामयी उक्तियाँ अन्य कवियों 
को कवि बनाने में समर्थ हो सके--- 


जयन्ति ते सत्क्रवयो यदुक्‍त्या बाला अपि स्यु कविता प्रवीणा । 
श्री खण्डवासेन कृताधिदासा श्रीखण्डता यान्त्यपरेषपि वृक्षा ॥* 


१ जयन्तविजय, १/१२ । 


२ वही, १,१८। 
३ तददोषौ शब्दार्थों सगुणावतलक्कती पुन क्वाषि ।' -+काव्य प्रकाश, सूत्र-१ 


४ जयन्तविजय, १/१४॥ 
५ वही, १/१०। 


४० ] [ जैन सस्क्ृत महाकाव्य'"*'जयन्तविजय 


रः 


इस ग्रकार कवि अभयदेव के काव्य सम्बन्धी दृष्टिकोण मे पुव॑वर्ती अनेक 
आचार्यों का प्रभाव परिलक्षित होता है । 
कत्त त्व 

कवि अभयदेव की “जयन्तविजय' एकमात्र रचना है। इसके क्त्तृत्व क 
विषय मे किसो प्रकार का सन्देह प्राप्त नही होता है | सभी विद्वान्‌ इसे एक स्वर से 
कवि अभयदेव की कृति मानते है। 'जयन्तविजय' भहाकाव्य के प्रत्येक सर्ग के अन्त 
में कवि अभयदेव का स्पष्टत नामोल्लेख है ।" इसके अतिरिक्त ग्रन्थ के अन्त मे 
दी हुई ग्रन्थकर्ता की प्रशस्ति भी इसी कथन की प्ष्टि करती है। डा० वी० राघवन 
न ]भ6एछ (0६/७00805 ('४४0०80ए०४ में जयन्तविजय को कवि जभयदेव की रचना 
माना है।* श्रीवरदाचारी, * बल्देव उपाध्याय“, श्री एस० के० ड६, रामजी 
उपाध्याय* तथा एम० क्ृष्णमाचारी आदि अनक सस्कृत साहित्यकारों ने भी 
'जयन्तविजय' महाकाव्य के रचनाकार के रूप म कवि अभयदेव का ही उल्लेख 
किया है। अत जयन्तविजय' कवि अभयदेत की रचना है | :समे किसी प्रकार के 
सन्देह का स्थान नहीं है । 
ग्रन्थ पर चिय 

'जयन्तविजय' महाकाव्य की जो प्रति हमें प्राप्त होती है वह निगपर सागर 
प्रेस से प्रकाशित है । यद्याप इसमे यत्र-तत्र ्नोंक कुछ खण्डित स॑ प्रतीत होत ह, 
किन्तु फिर भी काब्य में प्रवाह की कभी नहीं परिनक्षित होतो। महाकाव्य क॑ 
परिमाण के सम्बन्ध म कति न स्वयं जयन्तविजय' की प्रशस्ति में उल्लेख किया हू 





१ 'इति श्वेताम्बर श्र।मदभयदेवाचाय विरचिते जयस्तविजय नाम्नि महाकाव्य 
शब्द डू प्रस्तावनादि निरूपणों नाम प्रथम सर्ग । इसी प्रकार प्रत्यक सग के 
अन्त में । 
२ विश्वत्रय प्रथित कीतिलतस्य तस्य शिष्य प्रणस्य महिमाभयदेवसूरि । 
काव्य जयन्तविजय रक्षणचकार सारखब्बतप्रमुमर  प्रतिमाविलास ॥ 
--जयन्तबिजय, प्रशस्ति श्तोक --६ 


रे 9 ५ एव्शा4५४7४, (२८ए (४(802805 एबागे०2णपछ' एगारएटा$8ए ० 
ग80785 ९ 209 


 एक्का8042८ट047, 6 50079 0 ऊआडएफइंदता 63(ए07८ ? 86 

आचार्य श्री बलदेव उपाध्याय, सस्कृत साहित्य का इतिहास, पृ० २६७। 

907 $ [ब 285520968 बा $ 6. 06, 8009 0 587७7 शालावपरा८ 
शक्षीरामजी उपाध्याय, सस्कृत साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, प्रथम भाग । 


 द्रतपावबएइटीआाव', वाह्नणाए छ ए85झ्रट8 $क्लाइटसा वाल पा2 
2? 497 


॥.. &छ #*भ>< णट 


सर्कृत के जैन महाकाव्यों की परम्परा ] [४१ 


दिक्करिकुलमिरि दिनकर (१२७८) परिमितविक्रमनरेश्वर समायामर्‌ । 

ह्वाविशतिशतमान शास्त्रमिद निर्मित जयतु ।" 

इन पक्तियों से स्पष्ट है, कि काव्य की कुल श्लोक-सख्या २२०० है, किन्तु 
निर्णयसागर प्रेस से प्रकाशित 'जयन्तविजय' की श्लोक-सख्या केवन १५४८ ही है । 
कदाखित्‌ कवि ने यह संख्या अनुष्टुपू-परिमाण से दी है । 
महत्व 

इस काव्य में अभ्यदेव की कल्पना-शक्ति, सौन्दर्य-बोध की क्षमता एवं सहज 
अनुभावो की सम्प्रेषणीयता प्रकट होगी है । कवि ने वनस्थलियों के लता प्रतान 
मुकुलित कविताएँ, हरित-प्रयामायित सागर तट, अनन्त, वनकास्तार, धान की पोत 
मजरियों में सुशोभित खेत, कृपषक बालाओ का खेतो के प्रति स्नेह, आदर एवं प्रणय 
के मनमोहक चित्त प्रस्तुत करने म॑ अपनी प्रतिभा का पूरा परिचय ब्रस्तुत किया 
है । दृश्याकन और भावबोधन मे कवि को माध कवि के समान सफलता प्राप्त 
हुई है । 
साँक्षप्त कथा 

प्रथम सग--मह।कवि अभयदव विरचित “जयन्तविजय” महाकाव्य का 
विभाजन उन्तीस नर्गों में हुआ है । सर्वप्रथम ऋषभदव, नमिनाथ, पाश्वेनाथ और 
वधमान तीर्थकरों का सतत के पश्चात्‌ मगध दश का वर्णन हुआ हैं । इस सम्‌द्धि- 
शाली देश म जयन्ती नाम की नगरी है जो अपनी समृद्धि और वैभव के कारण 
अमरपुरी के समान सुशोभित थी । इस नगरी में विक्रम सिंह नामक एक महाप्रतापी 
राजा हुए जिनकी पत्नी का नाम प्रीतिमती या तथा बृहस्पति के समान उनका 
सुबुद्धि नाम का मन्तती था । 

द्विताय सर्ग -एक दिन शिशुगज के साथ सरोवर म॑ क्रीडा करती हुई 
करिणी का देखकर प्रीतिमती को अपनी अपत्यहीनता की स्मृति आ जाती है। 
फलस्वरूप वह उदास रहने लगती ह । उनका उदासी का कारण जानकर राजा 
विक्रम सिंह प्राणों की बाजी लगाकर भो रानी को इस इच्छा को पूर्ण करने की 
प्रतिज्ञा करते है । 

तृतोय सर्ग॑ राजा विक्रम सिह राजसभा मे आकर अपनी प्रतिज्ञा की चर्चा 
मन्त्री सुबुद्धि से करत हूं । मन्त्नी इस प्रतिज्ञा को पूर्ति का साधन “श्रीपञचपरमेष्ठि- 
नमस्कार मन्त्र' का बताता है । इस नमस्कार का माहात्म्य बताने के लिए वह 
घतनावह श्रेष्ठी! का उपासख्यान भी कहता है । नमस्कार-प्रभाव को सुनकर राजा 
इस ब्रत को ग्रहण कर लेते है । 





१ जयन्तविजय, प्रशस्ति श्लोक-१० । हे 


3१ ] [ जैन सस्कृत महाकाव्य"*“जयन्तविजय 


ऋतुर्थ सर्मे---एक दिन राजा विक्रम सिंह वेश बदलकर नगर में परिभ्रमण 
करते हैं । वे एक नारी का चीत्कार सुनकर उसी ओर चल देते हैं । मार्ग मे एक 
श्मशानवासी सुर उनका रास्ता रोकता है । नमस्कार मन्त्र के प्रभाव से राजा 
युद्ध मे उसे परास्त कर देते हैं | सुर द्वारा दीन भाव से प्राणो की भिक्षा माँगे जाने 
पर राजा उसे छोड देते है । इस पर प्रसन्न होकर सुर राजा को एक ऐसा मुक्ताहार 
प्रदात करता है जिसके धारण करने से बन्ध्या स्त्री उदात्त पुत्र उत्पन्न करती है। 
यहाँ से राजा आगे बढ़ते है । कुछ दूर जाने पर देवता को प्रसन्न करते के लिए 
चीत्कार करती हुई नारी की बलि देने को उद्यत योगी से उनका युद्ध होता है । 
राजा उस योगी को परास्त करते है । विजयी राजा पर वह कन्या मुग्ध हो जाती 
है । राजा विक्रमसह सयम की सीमा का निर्वाह करते हैं। 

पण्चम सर्ग--एक सुर आकर राजा को बताता है कि यह कन्या आपकी 
पत्नी प्रीतिमती की बहिन है | इसका अनुराग आप में है और यह आपकी पत्नी 
बनेगी । सुर योगी के वास्तविक स्वरूप पर भी प्रकाश डालता है ओर बताता है कि 
राज्य प्राप्ति के लिए अधोरघट योगी से दीक्षा लेकर इस योगी ने कन्याबलि का 
उपक्रम किया है । वह (सुर) विक्रम सिह को उनके पूर्व-जन्म का विवरण भी 
बताता है । 

घष्ठ सर्ग -- इसके पश्चात्‌ सुर से कन्या का परिचय पाकर राजा विक्रम 
सिंह कन्या के पिता जितारि के पास कन्या को साथ लेकर जाते है । जितारि सारा 
समाचार जानकर कन्या का विवाह विक्रमसिह से कर देता है। नवपरिणीता पत्नी 
को साथ लेकर राजा जयन्ती नगरी को लौटते हैं और सुर द्वारा प्रदत्त मुक्ताहार 
प्रीतिमती को देते है, जसके प्रभाव से वह गर्भवती होती है । उचित समय पर 
उसके पुत्र उत्पन्न होता है जिसका नाम जयन्त रखा जाता है । जयन्त बालोचित 
क्रीडाएँ करते हैं और युवा होने पर उन्हे युवराज बना दिया जाता है । 

सप्तम सर्ग---वसन्‍्त ऋतु के पदार्पण करते ही चारो ओर हर्षोल्लास व्याप्त 
हो जाता है। नवमल्लिका के धपुष्पों से वन की शोभा कई गुना बढ़ जाती है। नये 
पल्‍लव ताम्रवर्ण की आभा लिये युवकों के हृदय मे श्युगार रस की भावना को 
उत्कृष्ट कर रहे हैं तथा उपवन की शोभा युवक-युवतियों को मदोन्‍्मत्त बना 
रही है । 

अध्दस सर्म--उपवन में दोला डाला जाता है । इस अवसर पर रमणियों 
के अनेक प्रकार के कामजन्य विलास दृष्टिगोचर होते हैं । वन विहार के प्रसज्ध मे 
पुष्पावजय की क्रीडा सम्पन्न की जाती है । इसके पश्चात्‌ जल-विद्वार होता है। 
यहाँ पर हस समूह कमल श्रेणियों मे छिपकर दिन व्यतीत करते हैं । पक्षियों के 
झुद कलरव-स्वागत करते हुए दिखललायी पढते है। 


संस्कृत के जैन महाकाव्यों की परम्परा | [४१ 


गवम सभ---एक दिन सिहलभूषति हरिराज का हाथी भाग जाता है और 
वह मग्रध की जयन्ती नगरी मे चला आता है । विक्रम सिंह को यह भविष्यवाणी 
सुनायी पडती है कि इस हाथी के प्रभाव से युवराज जयन्त खघरेण्वर होंगे । अत 
वे उस हाथी को पकड़ने का आदेश देते हैं और हाथी पकड लिया जाता है| सिहल- 
भूप का दूत हाथी माँगने आता है, किन्तु विक्रम सिह दैवदस गज को वापिस करने 
से इन्कार कर देते हैं। फलस्वरूप सिहल धूप हरिराज जयन्ती नगरी पर आक्रमण 
कर देता है जिसके प्रतिरोध के लिए जयन्त को सैन्य भेजा जाता है। 

दशप्र सर्भ--जयन्त और हरिराज के मध्य घनघोर युद्ध होता है । युद्ध मे 
सिहल भूपति हरिराज मारा जाता है और विजय लक्ष्मी जयन्त को प्राप्त होती है । 

एकादश सर्म--इसके पश्चात्‌ युवराज जयन्त दिग्विजय के लिए प्रस्थान 
करते हैं । वे चतुराज्भिणी सेना के साथ सर्वप्रथम पूर्व दिशा की ओर जाते हैं। इस 
दिशा में राजाओं से कर वसूलकर उन्हे अपने अधीन बनाते हैं तथा पर्वतोय एथ 
गोडो को अपने बल-पराक्रम से पराजित करते हैं । इसके पश्चात्‌ कलिज़राज को 
पराजित कर, उनके पुत्र को शासन का अधिकारी नियुक्त करते हैं । दक्षिण दिशा 
के राजा उनका स्वागत करते हैं और बहुमूल्य पदार्थ उपहार मे देते हैं । तदनन्तर 
केरल, पाण्ड्य, काचीन रेश, कर्नाटक नरेश प्रभृति को अधीन करते हैं । उत्तर दिशा 
की ओर ग़मन कर धाराधीश से सम्मानित होकर हुण राजाओं को पराजित 
करते हैं तथा कामराज से सम्मानित होते हुए अपनी नगरी को लौटते हैं । 

द्वादश सर्ग-एक दिन सेना के मध्य से जयन्त अदृश्य हो जाते हैं जिससे 
महाराज विक्रम सिंह बहुत विकल हो जाते है । विद्याधर नरेश महेन्द्र अपने पुत्र के 
लिए गगन विलासपुर के राजा पवनगति से उसकी पुत्नी कनकवती की याचना 
करता है पर पवनगति उसको प्रार्थना अस्वीकार कर देता है । कनकवती अनुरूप 
वर की प्राप्ति के लिए शासन देवता की आराधना करती है। प्रसन्‍न होकर शासन 
देवता उसके लिए जयन्त का अपहरण करके जिन मन्दिर पर ले जाते हैं। यहाँ 
जयन्त जिनबिम्बि के दर्शन कर धर्मंसूरि की देशना सुनते हैं और आवक धर्म स्वी- 
कार करते हैं । 

छयोदश सर्म---उपदन मे जयन्त और कनकवती एक दूसरे को देखकर मुग्ध 
हो जाते है। पवनगति भी कनकबती का विवाह जयन्त के साथ कर देते हैं । 

खतुर्दश सर्म---जब महेन्द्र चक्रवर्ती को यह ज्ञात होता है कि पवनगति ने 
उसके पुल्न की उपेक्षा करके अपनी पुत्री का विवाह जयन्त से कर दिया है तो वह 
पवनगति पर आक्रमण कर देता है । युद्ध मे जयन्त को तलवार से महेन्द्र की मृत्यु 
होती है | जयन्त महेन्द्र पुत्र को करद बनाकर पवनगति के साथ अपने तगर को 


लौट आते है । 


श्र ] [ जैन सस्क्ृत महाकाव्य"***जयन्तविजय 


पम्नवश सर्ये--..ए के दिन जयन्ती नगरी के उद्यान मे सुस्थिताचार्य आते है। 
राजा विक्रम सिह उनकी वन्दता के लिए जाते है । राजा आचाये को देशना सुनकर 
बद्भुत प्रभावित होते हैं. । उतका सिथ्यात्व नष्ठ हो जाता है और उन्हे सम्यकत्व 
प्राप्त होता है । इस सभा में एक विद्वान्‌ का आचार्य के साथ सर्वक्ष विषय पर 
विवाद होता है | वह तिद्वान्‌ आचार्य के साथ शास्त्ार्थ में पराजित हो जाता है। 
इसी समय जयन्त आक्रर पिता को प्रणाम करते है जिससे वातावरण भे हषे की 
लहर दौड जाती है । 
घोडश सर्ग--कुछ दिनो के उपरान्त कुमार जयन्त हस्तिनापुर के राजा 
वैरिसिंह की पुत्री रतिसुन्दरी के स्वथवर में जाते है | वहाँ रतिसुन्दरी जयन्त के गल 
मे वरमाला पहनाती है । विवाह के पश्चात्‌ जयन्त अपनी पत्नी के साथ राजधानी 
जयन्ती नगरी मे लौट आते है । 
सप्तदश सर्ग---विद्यादेवी जयन्त और रतिसुन्दरी के पूवेभवा का वणन 
करती हुई बताती है कि वे पूतरभव में. भिक्षा माँगकर निर्वाह करते थे । एक बार 
उन्होन भिक्षा भे प्राप्त अन्न मे से सासोपवास करने वाले मुनि को पारणा करायी । 
इसी कारण उन्हें इस जन्म म॑ राज्यपद प्राप्त हुआ है। 
अध्टादश सरगं--इसके पश्चात्‌ कवि ने परम्परागत प्रीष्म, वर्षा और शरद 
ऋतु का विस्तृत वर्णन किया है । ग्रीष्म मे आतप का सन्‍्ताप जितना कष्ट द रहा 
था, वर्षा के आते ही वह समाप्त हा गया । शरद्‌ में सभी व्यक्तिया का आनन्द प्राप्त 
होता है । 
एक्ोनविशति सग--तै रिसिह अपने जामाता जयन्त को हस्तिनापुर का राज्य- 
भार सौप कर दीक्षा ग्रहण कर लेते ह । जयन्त हस्तिनापुर से जयन्ती नगरी की 
ओर प्रस्थान करते हैं । विक्रम सिंह भी जयन्त को राज्य सौपकर प्रव्नजित हो जाते 
है । जयन्त नीति से प्रजा का पालन और जिनेन्द्र भक्ति का प्रचार करते है। उनकी 
भक्ति से प्रसन्न होकर जिन मन्दिर मे पूजा महोत्सव के अवसर पर सौधमंपति भी 
आते है और जयन्त को जर्धासन प्रदान करते है। सगे के अन्त में सत्पात्नदानमहिमा 
सम्बन्धी इस श्लोक के साथ कथानक की समाप्ति हातो है--- 
इत्थ ननन्‍्दापनिषदुदयात्स्वानुभूत प्रभाव 
स्ताव स्ताव मुनिवितरण भक्तिसन्दर्भगर्भम्‌ 
सार्व सर्व गुरुरिवजन तत्न सोत्कण्ठमुच्चे 
कुवन्नुवीमवनितिलक श्रीजयन्त प्रशस्ति ॥" 





१ जमन्तविजय, १६/८५ । 


द्वितीय अध्याय 


जयन्तविजय' महाकाव्य का महाकाव्यत्व 





जयस्तविजय' महाकाव्य का सहाकाश्यर्थ 


अलंकार शास्त्र के आचार्यों ने महाकाव्य के सम्बन्ध मे अपनी सिन्‍त-भिन्‍्म 
परिभाषाएंँ प्रतिपादित की हैं । नि 


उनका अवलोकन करने पर यह ज्ञात होता है कि महाकाव्य के कुछ प्रमुख 
भग हैं जिनके अन्तर्गत अन्य समस्त गोण तत्त्वों का ममाहार हो जाता है । ये हैं-- 
कथानक, नायक और रस । आचार्य धन ज़य ने इनका उल्लेख नाटक के पक्ष में किमा 
है। उनके अनुसार नाटक के प्रमुख तीन तत्त्व हैं--वस्तु, मैंता तथा रस" । किन्तु 
सूक्ष्म हृष्टि से विचार करने पर यह ज्ञात होता है कि अलद्भार शास्त्ियों ने भी 
इन्ही तत्वों को ध्यान मे रखकर महाकाव्य की परिभाषाएं प्रस्तुत की । अत महा- 
काव्य की आलोचना करते के लिए इन तोनों अज्भो की विस्तृत विवेचता 
आवेश्यक है । 


कथानक 


रद्देश्य--किसी भी काव्य की रचना करने के पीछे कवि का कोई न कोर 
उद्देश्य छिपा रहता है । साधारणत कवि काव्य की रचना कीति अथवा अर्थ प्राप्ति 
के लिए करता है! भामह ते भी काव्य का प्रयोजन कवि के पक्ष मे कीति तथ 
श्रोता के पक्ष में प्रीति बतलाया है।* आचार्य मम्मट ने उसकी और विस्तृत 
व्याख्या प्रस्तुत की है। उन्होने इन दो उपर्युक्त उद्देश्यों के अतिरिक्त अर्थ प्राप्ति, 
व्यवहार ज्ञान, अमगल का परिहार तथा कान्तासस्मित उपदेश का समावेश भी 
काव्य के प्रयोजनों मे कर दिया है ।९ किन्तु जैन कवि होने के कारण कवि अभयदे 
का प्रधान लक्ष्य जयन्त-कथा के सहारे पदचश्चपरमेष्ठिनमस्कार मन्त्र को महिमा कतान 
रहा है। काव्य की कथावस्तु ऐतिहासिक है । किन्तु कवि ने अपने समय की प्रचलिट 
लोककथाओ को भी महाकाध्य के अन्तर्गत लिया है। क्योकि कथावस्तु में जोड़े 
गये अनेक कथानक भो लोक प्रचलित है, पर कवि ने उन्हें पौराणिक रूप प्रदान 
करने का प्रयास किया है । कथावस्तु के निर्वाह मे कवि को अपूर्व सफलता भी प्राप्त 


हुई है । 


१ बस्तुनेतारसस्तेषा भेदक (--दशरूपक १-१९ | 
२ धूर्मार्थकाम ी वैचक्षण्य कलासु च । 

प्रीति करोति च॑ साधु काव्यनिबन्धनम्‌ ।--काब्यालझ्लार १०-१। 
३ काव्य यश्सेड्थेकृते व्यवहार विदेशिवेतरक्षतये । 

सद्य परनिवयुं तये कान्तासमिततयो5पदेगयुजे ॥--काव्यप्रकाश १-२ + 


श्ष] [ जैन सस्कृत महाकौव्य'“*जयन्ततिजय 


प्राएम्भ--सस्कृत ग्रन्थो के आरम्भ में मज़लाचरण की परम्परा रही है। 
कवि अभयदेव भी ग्रन्थ के आरम्भ मे ही अपने इष्ट देवता की प्रार्थना करते हुए 
ग्रन्थ की निविध्न समाप्ति हेतु क'मना करते है। महाकाव्य का प्रारम्भ नमस्कार 
के अतिरिक्त आशीर्वाद अथवा वस्तु निर्देश से भी होता है जैसा कि आचार्य दण्डी 
तथा विश्वनाथ ने निर्देश किया है।" 'जयन्तविजय” महाकाव्य का मजुलाचरण 
समन्वयात्मक है । मज्भलाचरण का एइलोक इस प्रकार है--- 

श्रेयासि विश्वाणयतादजस्र नाभेयदेवस्थ पदाम्बुज व ।* 
सभस्त सम्पन्मधुबद्धरागा यत्न त्विलोकी भअ्रमरीव भाति ।। 

अर्थात नाभेयदेव का चरण कमल आप लोगो को निरन्तर कल्याण प्रदान 
करता रहे । जिस चरण कमल मे द्विलोकी सम्पूर्ण सम्पत्ति रूपी मधू मे अनुराग 
लगाये हुए भ्रमरी की भाँति सुशोभित होता है । 

यहाँ सज्जनो के आजीर्वादरूप मद्भुलाचरण है। इसके साथ कवि ने अपने इष्ट 
देव के प्रति नमस्कार भो व्यक्त किया है | नाभेयदेव के चरण कमल में तीनो लोकों 
का अनुराग होने के कारण हमारा ध्यान उनके प्रति होने वाली त्रिभवन की भक्ति 
की ओर आकुृष्ट हो जाता है और उसी भक्तिभावना का प्रतिप।दन जयन्तविजय 
का प्रधान लक्ष्य है। अत यहाँ पर वस्तुनिर्देश/त्मक मद्भलाचरण भी माना जा सकता 
है । इस प्रकार मद्भ लाचरण की तीनो विशेषताआ का समन्वय करने के कारण कवि 
अभग्देव का यह मद्जलाचरण साहित्य में अपनी विशिष्टना रखता है । 

नासकरण नामकरण का आधार क्थानक की कोई प्रमुख घटना अथवा 
पात्र होता है । महाकाव्य के नामकरण के विषय को भामह अथवा दण्डी ने अपने 
लक्षण में स्थान नहीं दिया है किन्तु विश्वनाथ ने अपने साहित्यदपंण मे महाकाव्य 
के नाम के सम्बन्ध मे अपना मत दिया है । उनके अनुसार महाकाव्य का नाम कवि, 
कथानक, मुख्य घटना, नायक अथवा किसी पात्र के आधार पर रखा जाता है।*ै 
प्रस्तुत महाकाव्य 'जयन्तविजय' क॑ नाम से प्रसिद्ध है जिसका नाम नायक के नाम 
पर आधारित है। इसमे महाकाव्य के नायक जयन्त वी दिग्विजयों का वर्णन किया 
गया है। अत उन्‍हीं विजयो के आधार पर इस महाकाव्य का ताम 'जयन्तबिजय 
रखा गया है। महाकाव्य के नाम श्रवण मात्र से ही पाठक को कथावस्तु का आभास 
हो जाता है एव ग्रन्थ के प्रति उसकी रुचि जाग्रत हो जाती है। कवि ने काव्य की 
कथावस्तु हेतु कल्पना का आश्रय भी लिया है । इसी लिए मग्रथ् में जयन्‍ती नामक 
नंगरी का उल्लेख किया है 





१ के) आशीनेमस्क्रिया वस्तु निर्देशों वापि तन्मुखम्‌ ।---काव्यादर्श १/१४। 
२ जयन्तविजय, १/१। 
३. कवेडे त्तरथ वा नाम्ना सायकस्पेत्तरस्थ वा ।--साहित्यदर्पण ६३२४ । 


“जयन्तविजयम' महाकाव्य का महाकाव्यत्व ] [एड 


भोगावती भोगिपति सुरेन्द्रोई्मरावतों प्रत्यधिकानुरागम्‌ । 
मुमोच चारुत्वमवेक्ष्य यस्या सा तत्न नाम्नास्ति पुरी जयन्सी ॥* 
अर्थात्‌ जिस नगरी की चाहता को देखकर शेषनाग ने भोगावती तथा इन्द्र 
ने अमरावती के प्रति अधिक प्रेम छोड़ दिया ऐसी नाम के अनुरूप जयन्ती 


नयरी है । 
इसी जयन्ती नगरी में जयन्त नामक राजा हुए जिनकी विजयों का वर्णन 


५०४3९ अल में हुआ है । अत कवि ने अपने काठ्य का नाम 'जयन्तविजय 
रखा है | 

कथानफ़ का आधार जयन्तविजय” महाकाज्य की कथावस्तु ऐतिहासिक है, 
क्योकि इसमे मगध देश के राजा जयन्त की विजयो का बर्णन*किया गया है। किस्तु 
कवि ने अपने समय की प्रचलित लोककथाओ को भी महाकाव्य में स्थान दिया है। 
इसके साथ ही महाकाव्य में समकालीन परम्परशाओ और मान्यताओ को भी ग्रहण 
किया गया है। अधोरघण्ट योगी से दीक्षा लेकर एक नृपति का राज्य प्राप्ति के लिए 
मान्त्रिक अनुष्ठान करना तथा उसमे नारी के बलिदान की तैयारी करना ईसबी 
सन्‌ की ११वी-१२बवी शती की तान्त्रिक परम्परा का प्रतिफल है। राजा विक्रमसिंह 
को पुत्र उत्पन्त करने की शक्ति उत्पन्न करने वाले मुक्ताहार की प्राप्ति पौराणिक 
मान्यता है। इस प्रकार का वर्णन पुराणो मे प्राप्त होता है। प्रीतिमती का नायिका 
की बहन होना और आगे चलकर नायक के साथ उसका विवाह हो जाना रत्नावली 
ताटिका रे तथा कपूँरमझ्जरी सट्टक” से गृहीत है । इसी प्रकार सिंहलभूपति के हाथी 
को विक्रमसिह के द्वारा रोका जाना और हाथी मे दैवी चमत्कारो का समारोप करना 
भास के नाटको” एव प्राचीन प्रचलित अन्धविश्वासपुर्ण चमत्कारो का ही प्रभाव है। 
जयन्त का अहृश्य होता और पवनगति की पृत्री कनकवती से उनका विवाह होना 
'कुवलयमाला'* तथा 'वराज़चरित ” से गृहीत है । जयन्त का दिग्विजय के लिए 
प्रस्थान करना एवं रतिसुन्दरी के स्वववर मे हस्तिनापुर जाना जिनसेन के 'महा- 
प्राण'* और कालिदास के 'रघुवश'र् से गृहीत है।इस प्रकार जयन्तविजय 
जयन्तविजय १/४१ । 
बही, ४(३७-४४ । 
रत्नावली नाटिका में रत्नावली वासवदत्ता की बहन है । 
कर्पूरमञ्जरी सट्टक मे कर्प रमओजरी चन्द्रपाल की रानी विश्वमलेखा की बहन है । 
54730 जि, 09 6 58 €शा। 0:००, 924, ? )02। 
कुवलयमाला सिन्धी ० १६४६, पृ० २६-३० । 
वराज़ूचरित १२/४५-४ । 
महाप्राण, ज्ञानपीझ १६५१, पे २८-३७ । 
रघु दिग्विजय चतुर्थ सर्ग एवं इन्दुमती स्वयवर षष्ठ सर्ग । 

४ 





गी3 व & <४# /#८& ७८ ५७ .९! ० 


५० ] [ जैन संस्कृत महाकाध्य *“जयन्तविजय 


महाकाव्य की कथावस्तु का स्लोत ऐतिहासिक होते हुए भी पुराण एवं लोककथाओं 
पर पूर्णरूप से आधारित है । 

महाकाव्य की कथावस्तु के निर्वाह मे कवि को अपुर्वे सफलता प्राप्त हुई है । 
पन्द्रहवे सगे मे दार्शनिक सिद्धान्त और सत्नहवें सर्ग मे जयन्त और रतिसुन्दरी के पूर्व 
भव का वर्णन कथा-प्रवाह को अवरुद्ध नही करते है । पौराणिक तत्त्वों के आ जाने से 
कथा-प्रवाह में यत्र-तत्न शैधिल्य तो अवश्य आ गया है किस्तु क्रम भड् नही होने 
पाया है | महाकाव्य में पात्नों के वार्तालाप नाटकीय सजीवता को लिए हुए है। 
कथार्वस्तु व्यापक है क्योकि इसका सम्बन्ध अनेक पात्रों के साथ है। अधघोरघण्ट, 
योगीन्द्र और मत्सरी ब्राह्मण का समावेश कथानक मे गति उत्पन्न करने के लिए किया 
गया है । 

इस प्रकार स्पष्ट है कि 'जयन्तविजय' की कथावस्तु मे यद्यपि पुराण एव 
लोककथाओ को पर्याप्त स्थान मिला है फिर भी कवि को अपने लक्ष्य की पूरा करने 
में अद्भुत सफलता प्राप्त हुई है । 

कथानक का विस्तार--कथानक के सम्बन्ध में आचार्यो का मत है कि महा- 
काव्य का कथानक विस्तृत होना चाहिए तथा इसका निबन्धन सर्गों में होता है। 
भामह ने इसके लिए महत्‌" तथा दण्डी ने असपप्तरे णब्दों का प्रयोग क्या है । 
भाव दोनो का समान है । दण्डी ने सर्गों क॑ 'अनति विस्तीर्ण' होने पर बल दिया है* । 
किल्तु विश्वनाथ के अनुसार महाकाव्य मे आठ मे अधिक सर्ग होने चाहिए जो विस्तार 
में न बहुत छोटे हो और न बहुत बडे ।* 

महाकवि अभयदेव विरचित “जयन्तविजय महाकाव्य की कथावस्तु १४ 
सर्गों मे विभक्त है । इन सर्गों का रूप न तो अधिक विस्तुत ही है और न अधिक 
सक्षिप्त । ससकृत साहित्य के महाकाव्यों के ममान ही इसका विस्तार किया गया है । 
अत ऐसा प्रतीत होता है कि कयानक के विस्तार के सम्बन्ध मे जयन्तकार भामह 
दण्डी तथा विश्वनाथ से प्रभावित है । उन्होंने कथानक के विस्तार हेतु अनेक अवान्तर 
प्रसद्भो की योजना भी की है । कवि का प्रमुख लक्ष्य तो महाकाव्य के माध्यम से 


१ सर्गबन्धों महाकाव्य महता च महच्च यत्‌ । 
भामह काव्यालकार १ १८६ 
२ अलकृतमसक्षिप्त-रसभाव निरन्तरम्‌ । 
--काव्यादर्श१ १८ । 
३ सर्गेरनति विस्तीर्ण श्रध्यवृत्ते सुसन्धिभि । 
वही ११८१ 
४ नीति स्वल्पा नाति दीर्घा सर्गा अष्टाधिकाइह । 
-पझाहित्य दर्पण ६ ३१४ । 


“जयन्तविजंय महाकाव्य का महाकाव्यत्व ] [ ५१ 


परयपरमेष्ठि नमस्कार के माहास्म्य का प्रतिपादद करना ही रहा है। अत जयन्त 
कथा के सहारे उन्होने अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु सफल प्रयास किया है । 


अधास्तर प्रसंत -- महाकाब्य से मुख्य कथा के अन्तर्गत उपकथाओ की योजना 
का भी विधान है। दण्डी के अनुसार महाकाव्य को सर्वेत्न भिन्न दृत्तान्तों से युक्त 
होना चाहिए ।" रुद्रट के अनुसार भी महाकाज्य में मुख्य कथा के अन्तर्गत अवा- 
न्तर प्रकरणो की रचना की जानी चाहिए ।* “जयन्तविजय' महाकाव्य की मुख्य 
घटना पञ्चपरमेष्ठि के माहात्म्य का प्रतिपादन करना है । कवि ने इस प्रमुख घटना 
को जयन्त की विजय से जोड़ दिया है और महाकाव्य का नाम 'जयन्तविजय' 
रखा है । इसके अतिरिक्त भी महाकाव्य मे अनेक अवान्तर प्रसगो की योजना हुई 
है । यथा श्मशानवासी सुर का आगमन तथा उसके द्वारा राजा को मुक्ताहार 
देना, अधोरघण्ट योगी द्वारा नारी की बलि देने के लिए उद्यत होना,* सिहल- 
भूपति हरिराज द्वारा जयन्ती पर आक्रमण* तथा जयन्त द्वारा उसका वध होना, 
शासन देवता द्वारा जयन्त का कनकवती के लिए अपहरण” तथा जयन्त द्वारा कनक- 
वती के पिता प१वनगति पर आक्रमण करने वाले महेन्द्र चक्रवर्ती का वध होना," 
जयन्ती नगरी के उद्यान मे सुस्थिताचार्य का आगमनर्ष और मत्सरी ब्राह्मण के 
साथ उनका शारत्वार्थ होता,** तथा विद्यादेवी द्वारा जयन्त और रति सुन्दरी 
के पूर्वभवों का वर्णन करना," आदि । इन अवास्तर वर्णनो के द्वारा नायक के 
व्यक्तित्व के विभिन्‍न गुण यथा विनम्नता, शौयं, उदारता, शरणागत, बत्सलता 
आदि उद्घाटित किये गये है। साथ ही ये प्रकरण महाकाव्य के मुरूय रस वीर रस 
के परिपोष में भी सहायक सिद्ध हुये है । 


बणन प्रसंग -सस्कृत महाकाव्यों मे अवान्तर प्रमगो के अतिरिक्त वर्णन 
प्रसयो के समावेश की भी एक विशिष्ट परम्परा रही है। कालिदास, भारवि इत्यादि 
महाकवियों ने अपने महाकाधथ्यो मे नायक के जन्म, विद्याभ्यास, यौवन, विविध 
प्रकार की क्रोडाओ के साथ ही नदी, पर्वत, समुद्र, ऋतुओ इत्यादि के वर्णनो का 
समावेश कथा-प्रवाह भे रोचकता लाने के लिये त्तथा काव्य-सौन्दर्य की दृढ्धि के 


१ सर्वत्न भिन्‍तदृत्तान्तैरपेत लोकरख़नम्‌ ।--काब्यादर्श १-१६ । 

२ सर्गाभिधानि चास्मिन्तवान्तर प्रकरणानि कुर्वीत ।---रुद्रट १६-१६ । 
३ जयन्तविजय, ४(१५-३४ | 

४ वहीं, ४(३०-४५। ४५ वही, ६/५०-२६। 

६ वहीं, १०/७३ | ७ यही, १२/३। 

८५ बही, ११(१०६। ई वही, १५/१। 

१-०. वही, ११५/८,११,१२,१७,२२,४२ । 

१९ वहीं, १७/६-३० । 


५४२ ] [ जैन सस्क्ृत महाकाब्य''जयन्तविजथ 


लिये किया है| महाकाव्य की परिभाषा करने वाले आलकारिको ने इन महाकाबव्यो 
के उदाहरण पर इस प्रकार के वर्णतों को महाकाव्य की परिभाषा में ही सम्मिलित 
कर लिया । दण्डी के अनुसार महाकाव्य के कंथानक मे, नगर, समुद्र, पर्वत, 
पड़-ऋतु, चद्धोदय, सूर्योदय, सूर्यास्त, उद्यान, जलक्रीडा, मद्यपान, सुरतोत्सव 
विप्रलम्भ, विवाह, कुमारोदय, मन्त्रणा, दूतप्रयाण, युद्ध, तायक इत्यादि वर्णनों का 
होना आवश्यक माना गया है।" 
इसीलिये परवर्ती कवियों ने अपने महाकाव्यो मे अवसर न रहने पर भी 
परम्परा निर्वाह के लिए इन सभी वर्णनो का समावेश आवेश्यक माना है जिसके 
परिणामस्वरूप महाकाव्यों मे कथाप्रवाह की अपेक्षा वर्णन प्रधान होने लगे हैं । इन्ही 
लम्बे-लम्बे वर्णनो के कारण कथा-प्रवाह शिथिल हो जाता है त्तथा पाठक का मुख्य 
कथा के साथ तारतम्य टूट जाता है । 
महाकवि अभयदेव ने 'जयन्तविजय' महाकाव्य मे इन वर्णनो को स्थान दिया 
है किन्तु कवि द्वारा अस्तुत ये क्थग कथयातक के अवाह से किसी पकार की मिविनता 
का आभास नही होने देते । महाकाव्य मे प्रयुक्त इन वर्णनों द्वारा नायक जयन्त 
तथा ग्रन्थ के अगी एवं अन्य रसो का परिपाक हुआ है। ग्रथ के आरम्भ में कवि 
अभयदेव मगध देश का वर्णन प्रस्तुत करते हैं। इसी समृद्धिशाली देश में जयन्ती 
नामक नगरी है जो अपनी समृद्धि और वैभव के कारण अमरपुरी के समान सुशोभित 
है । इस नगरी वर्णन के अतिरिक्त नायक के रण-प्रयाण, युद्ध आदि का सजीव 
वर्णन भी हुआ है । नायक जयन्त के यूवावरस्था मे प्रवेश करने पर ही वप्तन्त ऋतु 
का आगमन हो जाता है और इस अवसर पर उपत्रन में भूला डाला 
जाता है। कवि द्वारा प्रस्तुत वह दोला विलास, पृष्पावचय एवं जजकेति वर्णन 
युवकों के हृदय में श्युगार रस की भावना को उद्दीप्त कर देता है। इसी समय 
कवि ने सूर्यास्त एवं चन्द्रोदय का मनोहारी चित्र भी खीचा है। इन वर्णनो के 
अतिरिक्त कवि ने परम्परागत ग्रीष्म, वर्षा और शरद ऋतु का भी वर्णन किया 
है । प्रींप्प के आतप का सन्‍्ताप प्राणियों को अत्यधिक कष्ट देता है किन्पु वर्षा 
ऋतु के आते ही वह समाप्त हो जाता है तथा शरद ऋतु समस्त प्राणियों के लिय 
आनन्ददायक होती है। कवि द्वारा प्रस्तुत ये वर्णत कथा-प्रवाह मे बाधक न होकर, 
सौन्दर्यवर्धक सिद्ध हुए हैं । कवि अभयदेव समय एवं परिस्थिति का विशेष ध्यान 


१ नगराणं॑वशलतुंचन्द्राकोदयवर्णने । 
उद्यानसलिलक्रीडामघुफानरतोत्सवै ॥ 
विध्रलम्भैविवाहैश्चकुमारोदयवर्णने । 
मन्न्दृतप्रयाणानिनायकाभ्युदयैरपि ॥ 

“-क व्यादर्श १/१६-१७ 


'जयन्तविजय महाकांव्य का मंहॉकाव्यत्व | [ ४३ 


रखते हैं क्योंकि इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है--जयस्त के युवावस्था में प्रवेश करने 
पर वसन्‍्त ऋतु का आगमन | 

अत स्पष्ट है कि 'जयन्तविजय' महाकाव्य में आये हुए वर्णेन प्रसंग सायक 
जयन्स के चरित्र के कोमल पक्ष का उद्घाटन करते हैं। अधिक क्‍या कहा जाय, 
ऋतुएँ भी उनका ध्यान रखती हैं । कवि के शब्दों मे-- 

न परमुग्रमय रतिसुन्दरी प्रियतम सहते निज शासनात्‌ । 
इति भवादिव कम्पितमानसस्त्वरितमुग्रऋतु प्रपलायत ॥ 

अर्थात्‌ रतिसुन्दरी के प्रियतम (जयन्त) अपने शासन द्वारा अत्यन्त उग्रता 
को सहन नहीं कर सकते । इसीलिए भय से काँपती हुई यह उम्र ग्रीष्म) ऋतु 
शीघ्र भाग गयी । 

वे एक आदर्श नृपति है । उनके राज्य मे मेघ समय पर वर्षा करने है और 
जनता ईति-भीति के डर से मुक्त दिखलायी पडती है-- 

तस्मिन्मही पालयति क्रमाप्ता नयाचिते पचमलोकपाले । 
बवर्ष काले जलद समस्त प्रशस्यसस्योद्गममुूल बीजम्‌ ॥।' 

इस प्रकार कवि द्वारा प्रस्तुत वर्णन प्रसण महाकाव्य की कथावस्तु हेतु 
सहायक सिद्ध हुए है । दण्डी के द्वारा निर्दिष्ट वर्णनो मे से समुद्र, विप्रलम्भ इत्यादि 
के लिए कर्थानक मे अवसर न रहने के कारण उन्हे महाकाव्य में स्थान मही दिया 
गया है | 

कथानक को सन्धिया--अलकारशास्त्रियो ने महाकाव्य मे नाटकीय पञ्च- 
सन्धियो की योजना का भी विधान किया है। भागह, ' दण्डी,* रुद्रट तथा 
विश्वताथ' आदि प्रमुख आचार्य महाकाव्य के कथाविस्तार को सन्धियों से युक्त 
मानते हैं। ध्वन्यालोककार आनन्दवर्धन ने भी «न आचार्यों का समर्थन किया है 
किन्तु उन्होने कथानक में रसाभिव्यक्ति के अनुकूल ही सन्धियो की योजना को 
उचित माना है । उनके अनुसार सधि तथा सन्ध्यगो को योजना केवल शास्त्र की 
मर्यादा के लिए ही नही अपितु रसाभिव्यक्ति की अपेक्षा की जानी चाहिए ।* इसी 
लिए महाकाग्य में सन्धियों को उत्तना महस्त्व प्राप्त नही है जितना कि नाठक में । 


जयन्तविजय १५/१५ । 

बही, १६/७१॥। 

'पत्चभि सन्धिभियुक्तम्‌---काव्यालकार १(२० । 

क्षाव्यवृर्श सुसन्धिभि ।--काव्यादर्श १(१८। 

सधीनपि पश्लिष्टास्तेषामन्योन्य सबंधात्‌ ।--काव्यालकार १६/१६। 
अद्भानि सर्वेष्पि रसा सर्वे नाटक सन्धय ।--साहित्यदर्पण ६/३१६ । 
सन्धिसन्ध्यज़घटनम्‌ रसाभिव्यक्तयपेक्षया । 

न तु केवलया शास्त्नस्थिति सम्पादनेच्छया ॥--ध्वन्यालोक ३/१२ । 


&छ <#? >दड ०७८ २० 0 -> 


५४ ] [ जैन सस्‍्कृत महाकाव्य **जयन्तविजय 


नाटकीय इतिबृत्त पाँच अर्थ प्रकुतियो--बीज, बिन्दु, पताका, प्रकरी तथा 
कार्य एव पाँच अवस्थाओ--आरम्भ, यत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति तथा फलाग्रम से 
विभकत किया गया है। सन्धियाँ इन्ही अर्थ प्रकृतियों एवं अवस्थाओ के मिश्रण से 
बनती हैं ।" इस प्रकार सन्धियाँ पाँच है--मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श तथा 
लिवेहण ।* 

मुखतसन्धि --मुखसन्धि कथानक की वह अवस्था कहलाती है जहाँ पर 
काव्य की प्रमुख घटना की सूचना सर्वप्रथण मिलती है अर्थात्‌ प्रमुख घटना के 
बीज का उपन्यास होता है। धनअय के अनुसार मुखसन्धि में साना प्रकार के रस 
को उत्पन्न करने वाली ब्ीजोत्पत्ति पायी जाती है । 'जयन्तविजय' महाकाण्य की 
मुख्य घटना जयन्त का राज्याभिषेक है। जिसकी सूचना हमे महाकाव्य के द्वितीय 
सर्म में ही प्राप्त हो जाती है। इस सगे मे अपने शिशु गज के साथ सरोवर मे 
क्रीडा करती हुई करिणी को देखकर प्रीतिमती को अपनी अपत्यहीनता की स्मृति 
आ जाती है और वह उदासीन रहने लगती है क्‍्योंकि--- 

नभस्थलीव द्युनिमद्विना कृता निशेव शीतदुतिमण्डलाज्यिता । 
महौषधीवोन्म दबीयंवर्जिता न सूनुहीना वनिता प्रशास्थते ॥९ 

अर्थात्‌ सूये के बिना आकाश चन्द्रमा के बिना रात्रि, विशिष्ट शक्ति के 
बिना औषधि के समान सन्‍्तानहीन स्त्री की प्रशसा नहीं होती । 

अपि श्व--परा जनन्या जनयत्यनारत महाकुलीनस्तनयों नयाख्चित । 

महर्घतामेधयते गुणश्रियो न कि यशोराशिरदम्भ सौरभ ॥* 

अर्थात्‌ नीतिमान, महाकुलीन, अदम्भी, यशोराशि रूप पुत्र क्या गुणयुक्‍त 
माता की मागता को नहीं बढाता । अर्थात्‌ माता के गौरव को अवश्य बढाता है । 

प्रीतिमती सोचने लगती है कि स्त्रियाँ चरित्रवान्‌ पृत्न के द्वारा ही पति के 
अति ग्रौरव को प्राप्त करती हैं क्योकि रत्न की खान प्रकाण्ड (अत्यधिक) मणियों 
से बहुमुल्यता को क्या प्राप्त नही करती अर्थात्‌ अवश्य प्राप्त करती है-- 

किभन्यदाप्नोत्यतिगौरव वि (व) धृ प्रियस्य पुत्र खलु कृत्तशालिपि । 
महाध्यंता रत्नखनी न कि भजेन्मणिप्रकाण्डैरिति सा व्यचिन्तयत्‌ ॥६ 


१ अर्थ प्रकृव पतञ्च प्भमावस्था समन्विता । 
यंथा सल्येन जायन्ते मुखाद्या पत्चसन्धय ॥--दशरूपक १/२२ । 


२ मुख प्रति मुख गर्भ' सावयशोपसहुति ।--वही १/२४ | 
३ मुख बीज समुत्पत्तिर्नानार्थ रससम्भवा ॥--वही १/२२। 
४ जयन्तविजय २/२। 

५ वही, २/४। 

है 


बही, २/७। 


'जय॑न्‍्तविजयः महाकाव्य का महाकाब्यत्व ] [५४५ 


इस प्रकार रानी प्रीतिमती के चिन्तित होने पर राजा विक्रम सिंह अपने 
प्राणो की बाजी लगाकर भी उसकी इस इच्छा को पूर्ण करने की प्रतिज्ञा करते 
हैं-- 
निवेश्य सदेहपदेषपि जीवित प्रिये प्रिय ते त्वरित करोत्यद । 
ने चेज्जनो5्य ज्वलने प्रवेशत पतड्भता याति तदा विनि एचतम्‌ ॥" 
प्रतिमुख सन्धरि--धनझू्जय के अनुसार सुख सन्धि मे बीया गया बीज जब 
अकुरित होकर कुछ दिखायी दे तथा कुछ स्पष्ट रहे वहाँ प्रतिमुख्व सन्धि होती है ।* 
जयन्तविजय के चतुर्थ सभे में राजा विक्रमसिह को सुर द्वारा एक ऐसा भुक्ताहार 
प्राप्त होता है जिसके धारण करने से वन्ध्या रत्नी भी उदात्त पुत्र उत्पन्न करती है । 
कति के शब्दों मे-- हे 
इदमुदात्तसुताय. मृंगीहशा भवति कष्ठतले थिनिवेशिता । 
इति निशग्य सता द्रुतमाददे प्रणयना हि समाधि विधिस्तथा ॥|ै 
अर्थात्‌ यह हार मृगनयनियो के कण्ठवल में पहनाये जाने पर उदात्त सन्तान 
होती है । इस प्रकार से सुनकर राजा ने उस हार को शीघ्र ही ले लिया । 
इस प्रकार इस सर्ग से जयन्त की उत्पत्ति रूप बीज कुछ स्पष्ट 'हो जाता 
है किन्तु हार को लेकर आगे चनने पर राज[ विक्रम सिंह का एक योगी से युद्ध 
होता है | यह योगी देवता को प्रसन्न करने के लिये चीत्कार करती हुई नारी की 
बलि देने को उद्यत है| युद्ध में योगी परारत होता है । विजयी राजा पर वह कन्या 
मुग्ध हो जाती है। पञुचम सर्ग मे सुर आकर बताता है कि यह कन्या आपकी पत्नी 
प्रीतिमती की बहिन है। इसका अनुराग आपमे हैं ओर यह आपकी पत्नी बनेगी । 
सुर योगी के वास्तविक स्वरूप पर भी प्रकाश डालता है और बताता है कि राज्य 
प्राप्ति के लिये अधोरघण्ट योगी से दीक्षा लेकर इस योगी ने कन्या बलि का उप- 
क्रम किया है। वह (युर) विक्रमसिह को उनके पूर्व जन्म का पूरा विवरण भी 
बताता है । छठे सर्ग मे सुर से कन्या का परिचय पाकर राजा विक्रमरसिह कन्या के 
पिता ज़ितारि के पास कन्या को साथ लेकर जाते है। जितारि कन्या का विवाह 
विक्रमसिंह से कर देता है । नवपरिणीता पत्नी को साथ लेकर राजा विक्रमसिह 
जयन्ती नगरी को लौटते हैं और सुर द्वारा प्रदत्त मुक्ताहार प्रीतिमती को देते हैं 
जिसके प्रभाव से- वह गर्भवती होती है । 
इस प्रकार राजा को चतुर्थ सर्ग में मुक्ताहार की प्रष्ति होती है कितु वे मार्ग 
में अन्य कार्यक्षमों मे व्यस्त हो जाते है। फलंत जो जयन्त की उत्पत्ति रूप बीज” 


१ जयन्सविजम, २ हे । 
२ लक्ष्यालक्ष्यतयोदभेदस्तस्प प्रतिमुल्ष भवेत्‌ ।---दशरूपक १ ३० । 
३ जयन्तविजय, ४/२४ | 


५६ ] [ जैन सरकृत महाकाव्य'*जयस्तविजय 


का स्पष्टीकरण हुआ था वह अस्पष्ट हो जाता है और छठे सर्ग में आकर जब वे 
मुक्ताहार प्रीतिमती को देते हैं तों उसी हार के प्रभाव से प्रीतिमती गर्भ धारण 
करती है। इस प्रकार अस्पष्ट बीज पुन स्पष्ट हो जाता है। अत चतुर्थ सर्ग मे 
राजा को उदातत पुत्र उत्पन्न करने की क्षमता वाले मुक्ताहार की प्राप्ति से लेकर 
छठे सर्ग मे मुक्ताहार के घारण करने से प्रीतिमती के गर्भवती होने तक के वर्णन 
में प्रतिमुख सन्धि की योजना का सफल निर्धाह हुआ है । 


गर्भ सम्धि--जब बीज के दिखने के बाद फिर से नष्ट हो जाने पर उसका 
अन्वेषण बार-बार किया जाता है तो गर्भसंधि होती है ।'* जयन्तविजय महकाव्य 
के ग्यारहवे और बारहवे सर्ग मे गर्भ सन्धि मानी जा सकती है क्योकि महाकाश्य के 
नायक जयन्त गर्भित (अन्तनिविष्ट, गायब) रहते है । इन सभों मे एक ओर राजा 
विक्रमसिंह जयन्त के दिग्विजय के समाचार को सुनकर प्रसन्न होते है तो उसी क्षण ही 
उनके अदृश्य होने से चितित हो उठते है । इस प्रकार बीज के लाभ-अलाभ, प्रसन्नता- 
चिता के इन्द्र का चित्रण प्रस्तुत महाकाव्य मे करके गर्भ सन्धि की सफल योजना 


की गई है। 


अवमश्श सन्धि--जहाँ क्रोध से, व्यसन से या विलोभन (लोभ) से फल प्राप्ति 
के विषय में विचार या पर्यालोचन किया जाय तथा जहाँ गर्भ सन्धि के द्वारा बीज 
को प्रकट कर दिया गया हो, वहाँ अवमश सन्धि कहलाती है ।* 


जयन्तविजय महाकाव्य के तेरहवे-चौदहव सर्ग मे अवभर्श सन्धि है | तेरहये 
सर्ग मे उपबन मे जयन्त और कनकवती एक दूसरे को देखकर मुर्ध हो जाते है। यह 
जानकर पवनगति भी कनकवतो का विवाह जयन्त के साथ कर देता है। कनकबतो 
से विवाह हो जाने पर जयन्त के राजधानी लौटने की सभावना होती है किन्तु फिर 
भी सन्देह बना रहता है, क्योकि विध्न-बाधाओ से मुठभेड अभो समाप्त नहीं होती 
है | विद्याधरेश चक्रवर्ती महेन्द्र जैसे प्रबल श्त्न_ से जयन्त को लोहा लेना पडता है 
क्योकि जब महेन्द्र चक्रवर्ती को यह शात होता है कि पवनगति ने उसके पुत्र को 
उपेक्षा करके अपनी पुत्नी का विवाह जयन्त से कर दिया है तो वह पवनगति पर 
आक्रमण कर देता है । युद्ध मे जयन्त की तलवार से महेन्द्र की मृत्यु होती है। 
जयन्त महेन्द्र पुन्न को करद बवाकर पवनगति के साथ अपने नगर को लौट आते है । 
इस प्रकार फल प्रासि की नियत सभावना और विघ्त-बाधाओ के कारण इसकी 


१ गर्भस्तु हृष्टनष्टस्थ बीजस्थान्वेषण मुहु ।--दशरूपक १३६ । 
२ क्रोधेनावमृशैद्चत्न व्यसनाद्वा विलोभनात्‌ । 
गर्भनिभिन्नबीजार्थ सो&्वमर्श इति स्मृत ॥--दशरूपक १/३४ । 


जयम्तविजय' महाकाव्य का महाकाथ्यत्व ] [ श७ 


सदिस्ता के द्वन्द्र मे यहाँ जो नाटकीयता का विकास हुआ है उसमें अवमशे सन्धि 
का सुन्दर निर्वाह है। शास्त्रीय परम्परा के अनुसार ही इस सन्धि मे महाकाज्य के 
प्रधान चरित्र का पौरष और भी अधिक उद्दीप्त रूप मे प्रकट हुआ है । 
लिवंहण सन्धि कथावस्तु के बीज से युक्त मुख आदि अर्थ जो इधर-उधर 
बिखरे हुए है, जब एक साथ एकत्रित हो जाते है तो निर्वेहण सन्धि होती है ।* 
जयन्तविजय महाकाव्य के उन्नीसवें सगे मे निवेहण सन्धि का निर्वाह हुआ 
है क्योकि राजधानी जयन्ती लौटने पर जयन्त को राजा विक्रम सिंह राज्य सौंपकर 
प्रत्रजित हो जाते हैं--- 
अथाद्यमात्मानमिवात्मज स शुभे निवेश्याहनि यौवराज्ये । 
निनायकाल ललित॑विलासंस्तत्सनिधानात्तनु राज्यचिन्त. ॥* 
अर्थात्‌ इसके श्चात्‌ शुभ मृह॒र्त मे राजा विक्रम सिह अपने प्रथम पुत्र 
(जयन्त) को युवराज पद पर करनियुकत राज्य की चिन्ता से मुक्त हो गये और वे 
राजा जयन्त ललित विलासो से समय व्यतीत करने लगे । 
राजा जयन्त भो एक कुशल शासक है क्योकि वे कुछ ही दिनो मे अपने गुणों 
के कारण लोकप्रिय हो जाते है और प्रजा वैरि सिंह को भूल जाती है-- 
अत्यन्तविस्मारितवैरिसिहक्षमाधिराज स्वय्रुण॑ प्रजानाम्‌ ।६ 
इस प्रकार 'जयन्त विजय' महाकाव्य मे नाटकीय प॑श्च सन्ध्रियो की योजना 
का भी सफल निर्वाह हुआ है । 
पुरुषार्थ चलुब्ठय निदपण--अलद्भार शास्त्रिया ने महाकाब्य का प्रमुख 
उद्देश्य चतुव॑र्गफल प्राप्ति माना है । आचार्य दण्डी के अनुसार उदात्तादिगुणान्वित 
चतुर नायक की चतुवर्गं--धर्म, अथे, काम और मोक्ष की प्राप्ति का वर्णन महा- 
काव्य मे आवश्यक है ।* आचार्य रुद्टट का यही मत है | किन्तु साहित्य दर्पणकार 
विश्वनाथ का मत दण्डी तथा रुथ्टट से पृथक है । उनके अनुसार धर्म, अर्थ, काम 
तथा मोक्ष का वर्णन तो महाकाव्य मे आवश्यक है किन्तु इनमे से किसी एक का 
वर्णन महाकाव्य के फल के रूप मे होना चाहिए (९ 
इस प्रकार स्पष्ट है, कि सभी आचार्यो ने मह्ाकाब्य मे पुरुषार्थ चतुष्टय 


१ 28 खाद्यर्था विप्रकीर्णा यथाययम्‌ । 


ऐकार्थ्यमृपतीयन्ते यत्ष निर्वेदण हितत्‌ ॥ --दशरूपक १/४५। 
२. जयन्तविजय, १६/५८ । ३ वही, १६/१॥ 
४. चतुर्वगेफलोपेत॑ चतुरोदात्त नायकम्‌ । --काव्यादश्श १/(१५ | 


५ तत्न महन्तोग्रेष च विततेष्यभिधीयते चतुर्वंगें । --काब्यालडूर १६/५। 
६ घत्वारस्तस्यवर्गा स्युस्तेष्वेक च फल भ्रवेत 4 --साहित्य दर्षण ६/१६ | 


भष ] [ जैन सस्कृत महाकाव्य/““'जग्रन्तविजय 


मिखू्षण पर बल दिया है । कवि अभयदेव वस्तुत भक्‍त थे और जैन सम्प्रदाय के 
होते के कारण उनकी जैन धर्म मे अटूटठ आस्था थी । कबि के ही शब्दों मे-- 
जैनस्तु धर्मो हृदि जागरूक. स्यादंहिकामुष्मिकसौस्यहेतु ।१ 
अर्थात्‌ हृदय में जागरूक होता हुआ जैन धर्म ऐहिक (इस लोक) और 
आमुष्मिक (पारलौकिक) दानो के सुख का कारण होता है । 
उन्होने यद्यपि जैन धर्म के नियमों तथा सिद्धान्तों का प्रतिपादन महाकाव्य में 
अति विस्तार के साथ नही किया है किन्तु फिर भी पन्द्रहवे सर्ग मे उनका कवि 
स्वरूप बहुत कुछ तिरोहित हो गया है और धामिक तत्त्व का निरूपण ही प्रधान 
हो गया है । इस सर्ग मे सर्वज्ञता के सम्बन्ध में ब्राह्मण और जैन सिद्धान्तो का 
विवरण शास्त्ार्थ के रूप में देव र ब्राह्मण विचारधारा पर जैन विचारधारा की 
विजय दिखलायी गयी है ।* महाकाव्य के नायक जयन्त में भी धर्म के प्रति आस्था 
है + जिन शासन देवता जया द्वारा अपहृत किये जाने के बाद उद्यान मे वे श्री 
धमंसूरि को देखते ही उन्‍हे प्रणाम करते है और उनके उपदेशो को ध्यानपूर्वक 
सुनते है । 
श्रुणु सगुण जयन्त जैनधर्मं सकलसुखोपयिक भवद्धयेडपि । 
इति गुरुवचने स बद्धतृष्ण समजनि चातकवत्पयोदनीरै ।॥।* 
उनकी जिनेश्वर मे भी अतुल भक्ति है । वे जिन मन्दिरों में भक्तिपूर्वक 
जिनबिम्ब की अर्चना करते हैं । जिनेश्वर मे उनकी प्रगाढ भक्ति को देखकर स्वय 
इन्द्र उनकी प्रशस। करते हैं - 


धन्योप्सि राजन्सफल तवंव राज्य धन जन्म च जीवित च । 
दू खादितेष्पीह मनुष्यभावे यस्यातिभक्तिजिनपु डू वेष ॥* 


इस प्रकार “'जयन्तविजय' महाकाव्य का प्रधान लक्ष्य धर्म की प्राप्ति है 
किन्तु इसमे अर्थ का निरूपण भी धर्ममर्यादा मे बंधकर हुआ है । भाचायें भामह ने 
तो महाकाब्य का उपदेश सर्देव अर्थोपदेश ही माना है। उनके अनुसार-- 
चतुर्वर्गाभिधानेषपि भूयसार्थोपदेशकृत ।* 
बअर्थात्‌ महाकाव्य मे धमे, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारो बर्गों को स्थान दिया 
जाता है किन्तु उसका उपदेश सदैव अर्थोपदेश ही होता है । 
जयन्तविजयकार कवि अभयदेव भामह के इस मत को स्वीकार नहीं करते 


१ जयन्तविजय १/२०। 

२ वही, १५(5, १०, १२, १७, २२, ४२ । 

३ वही, १२/४७ । ४ बही, १६/७७ | 
५, काव्यालद्धार, १२१ । 


“जयन्तविजयः महाकाव्य का महाकाव्यत्व ] [ ९६५ 


है क्योंकि उतकी दृष्टि मे सज्जनों की यह विचारधारा है कि अर्थ और काम यह 
दोनो ऐहिक सुख के लिए हैं भव के उद्भव के लिए नहीं-- 
तत्नार्यकामद्रवमैहिकाथं शवोदभवत्वेन सता मत ने । * 

अत स्पष्ट है, कि इनके द्वारा परम पुरुषार्थ की प्राप्ति नहीं हो सकती । 
जयन्त एकादश सर्गे में दिग्विजय के लिए प्रस्थान करते है, किन्तु जो राजा उनकी 
अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं वे उन्हे परेशान नहीं करते है तथा जो बहुमूल्य 
पदार्थ उन्हे उपहार मे प्राप्त होते हैं । वे उन्हे सह॒र्ष स्वीकार करते हैं । 

सर्वस्वदानत केचिन्मानभज्भालब्ख केचन । 
शरण्य शरणीकृत्य मार्ग भुपास्तमन्बयु ॥* 

अर्थात्‌ कुछ राजाओ ने उन्हे अपना सर्वेस्व दानकर तथा कुछ ने अपना 
अभिमान छोडकर उन राजा की शरण लेकर उनके पीछे चल पड़े । 

'जयन्तविजय' महाकाव्य से कवि ने 'क[|म' को निरूपण भी बडी कुशलता 
से किया है । बसन्त ऋतु के पदापंण करते ही चारो ओर हर्षोल्लास व्याप्त हो 
जाता है । नवमालिका के पुष्प वन की शोभा को कई गुना बढ़ा देते हैं तथा नये 
पललव ताम्रवर्ण को आभा लिए हुए युवकों के हृदय मे श्युगार रस की भावना को 
उद्दीप्त कर देते है । इसी अवसर पर उपवन में दोला डाला जाता है तथा रमणियों 
के अनेक प्रकार के कामजन्य विलास हृष्टिगोचर होते है । यथा कोई सुन्दरी भूले 
पर बैठी आकाश मे ऊपर को बढ जाती है, उसके साथ ही युवकों के नेत्न भी चले 
जाते है । दीर्घाकार क्षेत्र मे पेण लगाने पर भूला तियक रूप से आगे बढ़ता है 
जिससे भुजग-भुजाओ को पकडे हुए सी वह प्रतीत होती है--- 

ब्रजति वियति काचिल्लोल दोलाघिरूढ़ा । 

सह युवजननेत्रे. घअपत्तायताक्षी । 

चलति तदनु धन्यमन्यदीर्घप्रसपे- 

ह्भ जगरभुजधृतासी कि चितैरेव साद्धंम्‌ ॥६ 

इसी प्रकार जलक्रोडा के अन्तगंत प्रेमियों की यह प्रेमलीला भी दर्शनीय है 

पय्सि लघुनिलीन कौतुकेनापकर्षत्‌- 
परिहितसि(च)यान्त दक्षयालक्षि कानत । 
तदनु च स तयोक्त को<पिचौरोअयमेंव 
सरसविधि बबन्धे बाहुपाशेन सझ ॥४ 


१ जयन्तविजय, १/२० | २ वही, ११/७ | 
३ बही, ८/६। ४ वही, ८/४१। 


६०] [ जैन संस्कृत महाकाब्य'“**जयन्तविजय 


अर्थात्‌ किसी दक्ष स्त्री के द्वारा पानी में शीक्रता से डुबकी लगाये हुए 
कुतूहुलवश वस्त्न खीचे जाते हुए कान्त को देख लिया गया । इसके बाव उसके द्व/रा 
'यह कौन चोर है' इस तरह से कहते हुए बाहुपाश में शीघ्र पकड़ लिया गया । 

इस प्रक्कार जयन्तविजय' महाकाव्य मे जो कामकेलि का चिंत्रण हुआ है 
यह सर्वथा धर्म मर्यादित है । 

मुक्ति तो प्रस्तुत महाकाव्य का परम प्रयोजन है, क्योंकि यह एक भक्ति- 
प्रधान काव्य है। अठारहवें सगे मे वैरिसिह अपने जामाता जयन्त को राज्य सौपकर 
दीक्षा ग्रहण कर लेते है ।" उन्नीसवे सर्ग में राजा विक्रमसिंह भी जयन्त को राज्य- 
भार सॉंपकर प्रव्रजित हो जाते है--- 


सदस्यशिप्रायमिम निवेद्य सुतस्य सर्व॑ विदधे तथैव । 
अन्ते च योगेन तनुत्यजा स शिक्षाय मार्ग सुधिया नृपाणाम्‌ ।॥।रे 


अर्थात्‌ राजा विक्रम सिंह ने सभा मे अपने अभिप्राय को बताकर उसी 
समय पुत्र को राज्य-भार सौंपकर अन्त भे योग से शरीर छोडने वाले बुद्धिमान 
राजाओ के मांगे का आश्रय लिया । 


इस प्रकार 'जयन्तविजय' महाकाव्य मे कवि अभयदेव ने पुरुषार्थ चतुप्टय 
का निरूपण भी बडे ही मामिक ढग से किया है। 


नाथक 
महाकाव्य के कथानक का आधार नायक होता है । 'जयतविजय' महाकाब्य 
के नायक विक्रमसिंह के सुयोग्य पुत्र जयन्त है। लक्षण शास्त्रियों के अनुसार नायक 
में कतिपय गुणो का होना आवश्यक माना गया है। दण्डी के अनुसार महाकाथ्य का 
नायक उदात्त एव चतुर होता है तथा वह सदेव ही चतुर्वग फल प्राप्ति के लिए 
उत्सुक एवं प्रयत्तनशोल रहता है ।" अन्य आलकारिको ने भी नायक को सर्वगुण 
सम्पन्न माना है ।* इसका प्रमुख कारण है महाकाव्य की उपदेशात्मकता । क्योकि 


१ जयन्तविजय, १५/१६ तथा ६१ । २ वही, १६/४१ ॥ 
२. चतुर्वंगें फलायत चतुरोदात्त नायकम । --काब्यादर्श १.१५ 
३ (क) तत्न द्िवगंसक्त समृद्धिशक्ति त्रय च सर्वगुणम्‌ । 
रक्त सभस्त प्रकृति विजगीषु नायक न्यस्यत ॥ 
-“द्रट-काव्यालकार १६ ५ 
(ख्र) नेता विश्वीतोी मधुरस्त्यागी दक्ष प्रियवंद । 
रक्तलोक शुचिर्वाग्मी रुढवश स्थिरोयुवा ॥ 
बुद्धयुत्साहस्मृति प्रज्ञा कलामान समन्वित । 
शूरो हृदश्च तेजस्वी शास्त्रचधुश्व धामिक ॥ --दशरूपक २/१-२ 


'जयन्तविजय . महाकाव्य का महाकान्यत्व ] [ ६4 


प्रत्येक कवि के काव्य का सम्बन्ध समाज से होता है। समाज के व्यक्ति कबि के 
काव्य से प्रभावित होते है। अत कवि को सदैव ऐसे नायक की सृष्टि करनी चाहिए 
जिससे समाज के व्यक्ति उसके गुणों से प्रभावित हो सकें । इसीलिए नाथक के विज- 
गीघु होने पर सभी अलकारिको का विशेष आग्रह है। महाकाव्य के अच्त मे नायक 
की विजय दिखाने का उद्देश्य सम्भवत समाज के व्यक्तियों को उसके सदाचरण का 
अनुकरण करने के प्रति प्रोत्साहित करना है । 

'जयन्तविजय' महाकाञज्य के नायक जयन्त मे हमे आदश्श नायक के सभी 
गुणों का समावेश मिलता है । उन्हे राजनीति का ज्ञान होने के साथ ही साथ अपने 
गोरव का शी पूर्ण ध्यान है। सिहलेश का दूत जब उनके पिता के पास हाथी वापस 
करने की माँग करता है और मिहल भूपति के पराक्रम का भय दिखलाता है तो वे 
गम्भीर भाव से जो उत्तर देते हैं वह उनकी नीतिनिपुणता का परिचायक है-- 

महानिधीनामधिपो5पि चक्रभुन्नयागत वस्तु न जातु मुझवयति । 

मतझ्ुजस्पास्य मिषात्स्वमन्दिरे रमा प्रविष्टा क्रियते कथ बहि ।॥। 

द्विषो न पोष्या प्रणिपातमन्तरा निजै पदार्थरिति भूभूतां नय । 

न जातु तेषा तमपश्यता भवेज्जनाद्विशिष फणिदुग्धपायिन ॥" 


अर्थात महानिधि के स्वामी सुदर्शन चक्रधारी भगवान्‌ विष्णु भी नीति से 
आयी हुई वस्तु को कभी नहीं छोड़ते । अत इस हाथी के बहाने से हमारे घर में 
प्रविष्ट लक्ष्मी को कैसे बाहर किया जा मकता है ! प्रणाम के बिना अपने ही पदार्थों 
से शत्रुओं का पालन-पोषण नहीं करना चाहिए, यह राजनीति है क्योकि बिना वस्तु 
को देखे हुए कोई विशेषता नहीं बतायी जा सकती जिस प्रकार दूध पिलाये हुए सर्पे 
में किसी प्रकार की विशेषता नही होती । 

विश्वनाथ के अनुसार महाकाव्य का नायक कोई देवता, उच्चव्श मे उत्पन्न 
क्षत्रिय, एकवण मे उत्पन्न कई राजा अथवा कई वशो मे उत्पन्न राजा हो सकते हैं ।*९ 
जयन्त जयन्ती जैसी राजधानी के राजकुमार है। वे क्षत्रिय है तथा क्षत्रियोचित गुणों 
से युक्त हैं। धनिक तथा घनअआय ने भी धीरोदात्त नायक को महान वीर, अत्यन्त 
गम्भोर, क्षमाशील, आत्मप्रशसा न करने वाला तथा हृढप्रतिज्ञ बतलाया है ।६ 
जयन्त वास्तव मे एक धीरोदात्त नायक है । वे बडे शूरवोर है । सिंहलनरेश के प्रति- 


१ जयन्तविजय ८ ३१, ३३ । 
२ सर्मबन्धो महाकाव्य तत्ैंको नायक घुर । 
सद्ृश क्षत्नियों वापि धीरोदात्त ग्रणान्वित ॥ 
एकवशंभवाभूषा कुलजा बहवोईय वा ॥--साहित्यदर्पण ६३१९४ 
३े महासत्वोउतिग्रम्भीर क्षमावान विकत्थन । 
स्थिरो नियूढाहकारी धीरोदात्तो हृढत्र॒त ॥--दशरूपक २/४,४ 7 , - , 


घइ२ ] [ जैन संस्कृत महाकाटय/*”“जयन्तविजय 


रोष के लिए पिता को रणक्षेत्र में जाते हुए देखकर वे इन शब्दों द्वारा उन्हे रोककर 
स्वयं युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं-- 


मयि स्थिते हनत निदेशवर्तिनि स्वय प्रयास कतम प्रभोरिति ।' 


सिहल नरेश हरिराज के अतिरिक्त वे भिल्‍ल'*, सुहा रै आदि अनेक राजाओं 
को पराजित कर दिग्विजय करते है । वे जहाँ जाते हैं विजयी होकर ही लौटते है । 
यही उनकी वीरता का ज्वलन्त उदाहरण हैं । विद्याधरेश महेन्द्र चक्रवर्ती जैसे प्रबल 
शत्न॒ का सामना होने पर भी उनके सन मे विकलता का आभास तक नहीं मिलता । 
वे बडी निश्चिन्तता के साथ नित्यक्रिया करके सम्राम भूमि की ओर प्रस्थान 
करते है-- 
पूर्वांचल चुम्बिति चण्डरश्मौ विस्मेरवक्त्राम्बुर्हों जयन्त ! 
प्रत्यूषकृत्य विधिवषह्धिधाय सस्मृत्य चान्त स्मरणीयमिष्टम्‌ ॥। 
प्रदक्षिणीकृत्यपरति. प्रभूणायुदद मुख सगरबद्धलक्ष्य । 
आनन्द दानैस्नुजीविवर्ग सम्रामभुमि समलचकार ॥४ 
युद्ध भूमि मे उनके शौर्य पर देवगण भी मुर्ध हो जाते है और उनके जीतने 
पर भेरी-निनाद तथा पुष्प-वृष्टि करते है 
अथ  सुरपथवल्गद्विव्य भेरी निनाद- 
द्विगुणित कलभुज्भारावगर्भ नमस्त । 
शिरसि सुरकराब्जप्रेरित पुण्यवर्ष 
न्यपतदवनिभर्तम छुलोद्गार सारम्‌ ॥४ 
जयनन्‍्त कामदेव के समान सौन्दर्यशाली भी है, क्योकि कनकबती और रति- 
सुन्दरी उनके अतुल रूप पर प्रथमदर्शन में ही मुग्ध हो जाती है-- 


खेचरेन्द्रदुहितापि कुमार रूपसपदपहस्तितमारम्‌ । 
वीक्ष्य ततक्षणमभूदनुरागक्षीर सागर तरज्भू निमग्ता ॥* 


बिनयशीलता उनके चरित्र की एक अन्य विशेषता है। जिन शासन देवता 
जया द्वारा अपहृत किये जाने पर वे उद्यान भूमि मे श्री धर्मसूरि को देखते ही प्रणाम 
करते है और उनके उपदेशो को ध्यानपूर्वक सुनते है ।* 





१ जयस्तविजय ६/६० । वही, ११|५। 

३ वही, ११ । ४ वही, १४/४४-४५ ! 
५ बही, १४(१०७। ६ बही, १३/३४॥। 

७ बही, १२/४७ । 


'जयस्तविजय' महाकाब्य का महाकाव्यत्व ] (६३ 


खक़वर्ती हो जाते पर भी उनके मन में रचमात्र भी गर्व नहीं है | विधान से 
उतरते ही वे अपने पिता को भक्तिपूर्वक प्रणाम करते हैं-- 
जिनेन्द्रमिव देवेन्द्र समुत्तीण विमानत । 
नमश्जक्रे नमस्याहँ श्रीजयन्तों गुर तत ॥|* 
वे प्रजावत्सल एव कुशल शासक हैं | प्रजा उनके शासन में सुख का अनुभव 


करती है क्योंकि वे कुछ ही दितो में अपने गुणो के कारण लोकप्रिय हो जाते हैं और 
प्रजा वैरिसिह को भूल,जाती है-- 


अत्यन्त विस्मारित वैरिसिह क्षमाधिराज स्वगुण प्रजानाम्‌ ।* 
उनके राज्य की तुलना हम रामराज्य से कर सकते हैं क्योंकि वे एक 
आदर्श राजा हैं। अत उनके राज्य मे मेत्र समय पर वर्षा करते हैं और जनता 
ईति-भीति के डर से मुक्त दिखलाई पढ़ती है - 
तस्मिन्मही पालयति क्रमाप्तां नयाचिते पचम लोकपाले | 
वबर्ष काले जलेद समस्तप्रशस्थ सस्योदगममूल बीजम्‌ ॥' 
जयन्त प्रजा की सुख-समृद्धि के लिए जहाँ एक ओर वाद्य शत्रुओं का नाश 
करते हैं वही वह अपने षट्‌ शत्रुओं के प्रति भो सावधान रहते हैं-- 
अर््धस्ततः सप्तभिरप्यवन्ध्य प्रवद्ध शक्तिबयकीतिरेष । 
राज्य शशासापर बैरि नाशाअबडन्तरज़ान विजित्य शत्ून्‌ ॥९ 
उनके हृदय मे धर्मपरियासा भी है। वे जिन मन्दिरों मे जाकर भक्तिपूर्वक 
जिन विम्बों की अर्चना करते है! जितेश्वर मे उनकी प्रगाढ़ भक्ति को देखकर स्वयं 
इन्द्र उनकी प्रशसा करते हैं--- 
धन्योषसि राजन्‌ सफल तवंब राज्य धन जन्म च जीवित च । 
दु खादितेईपीह मनुष्यभावे यस्यातिभक्तिजिन पुख्ुवेषु ॥९ 
इस भ्रकार जयन्त वीर, पराक़मी, नीतिवान यशस्वी, रमणियो के लिए 
आराध्य एवं जिनेन्द्र भक्त है। श्रद्धा और भक्ति उनके जीवन के आवश्यक अज्भ है । 
नवीन चैत्यालय बनवाना और पुराने चैत्यालयो का पुन निर्माण कराना भी उनके 
जीवनोद्वेश्य मे गर्भित है। अत नायक के समस्त गुण जयन्त मे पाये जाते है । 
प्रतिशायक नायक के साथ ही मडाकाव्य में प्रतिनायक का भी समावेश 
रहता है। यह प्रतिनायक महाकाब्यों में बिल्कुल विपरीत प्रदर्शित किया जाता है। 





१ जयन्तविजय १५/७३ । २ वही, १६/१। 
३ वही, १६/७१। ४ बही, १६४८ । 
५ वही, १४/७७ । 


ध्घ्] [ जैन सस्कृत महाकाथ्य,,, .जयन्तविजय 


अर्थात्‌ भायक जहाँ सर्वंगुणसम्पन्न होता है कही प्रतिनायक को क्र तथा सभी दुर्गुणो 
का आगार प्रदर्शित किया जाता है। वस्तुत इसके मूल मे वही भावना विद्यमान 
रहती है जो कि नायक को सर्वंगुण सम्पन्न प्रदर्शित करने के मूल में है। नायक 
समाज के समक्ष सदगुणों का प्रतिनिधित्व करता है किन्तु प्रतिनायक दुर्गुणो का । 
नायक की प्रतिनायक पर विजय दिखाने का प्रमुख लक्ष्य दुर्मुणो पर सदगुणों की 
घिजय है तथा समाज को अच्छे आद्शों पर चलने के लिए प्रेरित करना है । आल- 
कारिको ने यद्यपि महाकाव्य मे प्रतिनायक का स्पष्ट रूप से उल्लेख तो नहीं किया 
है किन्तु उसके गुणी तथा अभिजात होने पर बल दिया है|" दशरूपककार के 
अनुसार प्रतिनायक लोभी, धीरोदात्त, घमडी, पापी तथा व्यसनी होता है । प्रति- 
नायक का लक्षण देते हुए उन्होने कहा है - नायक की फलप्राप्ति में विध्न करने 
वाला, नायक का शत्रु प्रतिनायक होता है ।* 


जयन्तविजय महाकाव्य मे हरिराज तथा महेन्द्र का वर्णन प्रतिनायक के रूप 
में आया है । हरिराज सिहल देश का भूपति है। जयन्त का सर्वेप्रथम युद्ध इसी के 
साथ होता है । अत यही महाकाव्य का वास्तविक प्रतिनायक है । एक दिन हरिराज 
का हाथी मगध की जयन्ती नगरी में चला आता है। विक्रमसिंह यह भविष्यवाणी 
सुनकर कि इस हाथी के प्रभाव से युवराज जयन्त खचरेश्वर होगे, उस हाथी को 
पकडने का आदेश देते हैं और हाथी पकड लिया जाता है। सिहल भूपति हाथी को 
वापस प्राप्त करने के लिए विक्रमसिंह को सभा में दूत भेजता है, पर विक्रमसिह 
उस दैवप्रदत्त गज को वापस करने से इन्कार कर देते है। सिहलनरेश शूरवीर और 
अभिमानी है । वह इस समाचार को सुनते ही विक्रमसिंह पर आक्रमण कर देता है । 
विक्रमसिह की सभा में उसका दूत उसके वीरत्वपूर्ण व्यक्तित्व का वर्णन इन शब्दो 
में करता है 


परत्न वीरे नरवीर का कथा न शड्भूते जातु पुरन्दरादपि। 
प्रचण्डदोर्देण्डबलाबलेपतस्तृणाय न त्वामपि मन्‍्यते प्रभो ॥* 


अर्थात्‌ है नरवीर अन्य वीरो की बात ही क्या ? वह कभी पुरन्दर से भी 
शंकित नहीं होते और अपने प्रचण्ड भुजदण्ड के अवलेप से आपको तृण के समान 


भी नही मानते । 
१ स्वार्थ मिस्त्ार्थ वा धर्मादे साधमिष्यतस्तस्य । 
कुल्यादिष्वन्यतम प्रतिपक्ष वर्णयेद्‌ गुणिनम्‌ ।--रुद्रट काव्यालकार १६/१० 
२ अथ प्रतिनायर्क -- 
लुन्धो धीरोद्धत क्तब्ध पापक्ृद्यसनीरिषु ॥--दशरूपक २/६ 
३ ज़ग्नन्तविजय ६/४८। 


'जय॑स्तविजय महाकाव्य का महाकाव्यत्व ] [ ६५ 


वह दर्षयुक्त और उद्धत है। इसीलिए मन्तियों की मन्स्रणा की अवहेलना 
कर वह युद्ध के लिए प्रस्थान करता है क्योकि भवितव्यता को मेटा नहीं जा सकता- 
तथाप्यवशाय तदीय मन्त्रित प्रयाणमाधत्त मदोद्धतस्तत । 
अरिष्टससूचितमृत्युरप्यससा विलघ्यते कैमवितव्यताथवा ॥" 
युद्ध मे वह अपने सेनापति सुषेण के मारे जाने पर भी विकल नहीं होता । 
ऐसे अवसर पर जयन्त के प्रति कहे गये उसके ये शब्द उसके चरित्र की निर्भयता, 
शूरता और स्वाधिमान को व्यक्त करने मे सफल हुए हैं - 
अथ  क्लेशावेश प्रसर विरस॒ सिहलपति- 
ज॑गादेव वध्यस्त्वमसि मम नासे शिशुरिति। 
सता निस्त्रिशोषपि प्रभवति न हि भ्रूणहतये 
प्रपद्मयाश्ा तन्‍्मे ब्रज निजगृह रन्तुमधुना ॥ 
अर्थात्‌ इसके बाद सिहलपति ने कहा कि तुम मेरी तलवार से बध्य नहीं हो 
क्योकि तुम बच्चे हो । सज्जनो की तलवार बाल-ह॒त्या के लिए नहीं होती अत मेरी 
आज्ञा को पाकर इस समय आराम करने के लिए अपने घर जाओ । 
इस प्रकार वह उद्धत नायक के रूप में हमारे सामने आता है। धतझ्जय ने 
धीरोद्धत नायक के भुण जो बतलाये हैरै वह हमे सभी उसमे प्राप्त होते हैं। वह अन्स 
पे जयन्त की तलवार के घाट उतरता है किन्तु उसके चरित्न-चित्रण मे प्रतिनायक 
के चरित्र के गौरव की रक्षा हुई है। 
प्रतिनायक महेन्द्र भी वीर और अहकारी है । पवन गति से वह कमकवती 
को याचना करता है किन्तु जब पवनगति उसकी उपेक्षा करके अपनी पुत्री का 
विवाह जयन्त से कर देता है तो उसका क्रोध उद्दीमत हो जाता है और वह पवनगति 
पर ससैन्य आक्रमण कर देता है । कवि ने उसके रौद्र रूप का विश्लेषण करते हुए 
लिखा है -- 
अथेति दूतादवगम्य सम्यग्विद्याधराणामधिप प्रवृत्तिम्‌ 
कराल कोपस्फुरदोष्ठपृष्ट क्षणादभूद्कुटि भीषणास्य ॥ ४ 
अत स्पष्ट है कि वीरता के कारण अधीनस्थ राजा के आदेश न मानने पर 
महेन्द्र का क्रोध प्रज्ज्वलित हुआ है। उसके होठ फडकने लगते हैं ओर भ्र्‌ कुटि तन 
जाती है । 


१ जयन्तविजय, ६/१५२ | 


२ वही, १०/७२। 
३ दर्षमात्सयंभूयिष्ठो मायाछदम परायण । 
धीरोद्धतस्त्वहड्भा री चलश्चण्डो विकत्थन ।। -दशरूपक २/५, ६। 


४ जयन्तविजय, १४/१। 
भू 


६६ ] [ जैन संस्कृत महाकाव्य *“जयन्तविजय 


वह बडा बीर, साहसी और स्वाभिमानी है। युद्ध मे उसके द्वारा छोडे गये 


चक्र के भी निष्फल हो जाने पर वह हताश नहीं होत" और उसी उत्साह से युद्ध 
करता है तथा जयन्त को तृणवत्‌ समझता है - 
श्रुत्वेति कोपान्धितधीनरेन्द्र सोध्प्याह योग्यो$स्मि न तेथ्धुनाइपि । 
गम्यो5स्ति गोमायुशिशों कदाचिद ग्रधोडपि कि रे हरिशाधिराज ॥" 
इस प्रकार प्रतिनायक महेन्द्र भी बीर, साहसी पराक्रमी और प्रतिभाशाली 
तृपति है । 
रस 
महाकाव्य मे सभी रसो की योजना भी आवश्यक मानी गयी है क्योंकि 
इसमे जीवन के विविध पक्षों का चित्रण होता है। इसीलिए सभी आलकारिको ने 


महाकाव्य मे रस की सत्ता को स्वीकार किया है। भामह के अनुसार --महाकाष्य 
में सभी रसो का निर्देश पृथक-पृथक होना चाहिए ।९ दण्डी ने भी भामह के मत को 
स्वीकार किया है ।९ किन्तु महाकाव्य में सभी रसो के होने पर भी प्रधान अथवा 
अजद्भी रस एक ही होता है और इसी रस का परिपाक महाकाव्य मे प्रमुख रूप से 
किया जाता है। विश्वनाथ ने शझुज्भार, वीर अथवा शान्त रस में से ही किसी एक 
को अज्भी रस के रूप में मान्यता दी है तथा शेष रसो का वर्णन अज्भु रूप में 
स्वीकार किया है ।) 

'जयन्तविजय' महाकाव्य का अज्जी रस वीर है क्योकि जयन्त की विजयो 
का ही वर्णन इस काव्य मे हुआ है | इस रस के अतिरिक्त विभिन्न प्रसज्भो मे अन्य 
रसो की भी अवतारणा हुई है यथा नवम्‌ सर्ग मे विक्रम सिंह के हाथी न लौटाने के 
प्रसज़ मे सिहलि भूपति के दूत के क्रोधित होने पर रौद्र रस की योजना, श्मशान के 
वर्णन मे वीभत्स और भयानक रस की योजना, वनक्रीडा एब जलकेलि प्रसज्ञो मे 
सयोग श्ड्भार की योजना, छठे सर्ग में अपने पुत्र शिशु जयन्त को देखकर 
विक्रमसिह के हृदय मे उमटते हुए पुत्र प्रेम में वात्मल्य रस की योजना तथा संसार 
की अनित्यता देखकर विक्रमसिंह के हृदय मे उत्पन्न विरक्ति मे शान्त रस की योजना 


आदि । इस प्रकार जयन्तविजय महाकाव्य में सभी रसो का यथावसर परिपाक 
प्रस्तुत किया गया है । 
छ्न्द 

इस काव्य मे रसो के साथ ही छन्‍्दों की अनिवार्यता पर भी बल दिया गया 


१ जयन्तविजय, १४/१ ५॥। 
२ युक्त लोकस्वभावैश्चरसैश्ब सकले पृथक्‌ | --काव्यालकार १/२१। 
३ अलकुतमसक्षिप्त रसभाव निरन्तरम्‌ | --काव्यादर्श १/१५। 
४ शाद्भारवीर शान्तानामेको5ड्री रस इष्यते । 
अज्भानि सर्वेषपि रसा सर्वे नाटक सन्धय ॥ --साहिंत्यदर्षण ६,३१६ । 


'जयस्तविजय” महाकाज्य का महरकाव्यत्व ] [६७ 


हैं जिसका विशद अध्ययन आगे किया जावेया । काव्यशास्त्रियों ने कथा-प्रवाह को अचि- 
छिछत्त बनाये रखने के लिए एक सर्ग मे एक ही छन्‍्द की योजना का विधात किया 
है और वह घिधान भी वर्णनानुकूल होना चाहिए । तभी कवि का काव्य छन्‍्द शास्त्र 
की कसौटी पर खरा माना जावेगा । साहित्यदर्पणकार आचार्य विश्वताथ के अनुसार 
सर्गे के अन्त मे सामास्यत बुत्त परिवर्तन पाया जाता है किन्तु कही-कहीं एक सर मे 
अनेक छन्‍्दो की योजना भी होती है।" जयन्तविजय महाकाव्य मे सामान्यत. एक 
सर्ग में एक ही छन्द का प्रयोग हुआ है। यथा--प्रथम सर्ग मे उपजाति, द्वितीय सगे 
में बशस्थ, तुंतीय सर्ग में अनुष्टुप आदि। किल्तु कवि ने प्रत्येक सर्ग में छत्द-परिवर्तेन 
भी स्वीकार किया है। यथा प्रथम सर्ग के अन्त में शार्दूक विक्रीडित, द्वितीय से 
के अन्त मे शारदूल विक्रीडित तथा हरिणी तथा तृतीय सर्ग के अन्त में उपजाति, 
मन्दाक़ान्ता, प्रमाणिका, उपेन्द्रवज्मञा तथा वसन्ततिलका आदि । इस प्रकार कवि 
अभयदेव ने जयन्तविजय महाकाव्य की रचना मे आचार्यों द्वारा निर्देश किये गये 
लक्षणों का पालन किया है तथा जिन छन्‍्दो का इस महाकाव्य में प्रयोग हुआ है वे 
है--उपजाति, शार्दूल विक्रीडितम्‌, वशस्थ, हरिणी, अनुष्टुप, मन्दाक़ान्ता, प्रमाणिका, 
उपेन्द्रवक्मा, वसन्ततिलका, द्रुतविलम्बित, शिखरिणी, पृथ्वी, रथोद्धता, ख्ग्धरा, 
पुष्पिताग्रा, मालिनी, स्वागता तथा इन्द्रवद्ा । 


अलझकुूर 
रस यदि काव्य की आत्मा है तो अलड्रार उसके शोभादायक आभूषणों की 


भाँति है। काव्य शोभा के लिए दोनो का ही महत्त्व है। इसीलिए महाकाव्य में 
अलझ्भारों को भी महन्वपूर्ण स्थान दिया गया है। भामह के अनुसार महाकाव्य की 
भाषा अग्राम्य शब्दार्थों वाली तथा अलद्भारो से युक्त होनी चाहिए ।* दण्डी ने भी 
भामह के इसी मत का समर्थन किया है ।९ जयन्तविजय महाकाव्य मे अलकारो 
का विशद तथा चारु प्रयोग है किन्तु कवि के रचना कौशल से अलडुार काव्य मे 
स्वाभाविक तथा सहज निष्पन्न प्रतीत होते है। अलझ्ूारो से न तो काव्य मे कही 
दुरूहता आयी है और न ही कथा-प्रवाह मे किसी प्रकार की बाधा पड़ती है। 
शब्दालकारो क्रा प्रयोग अत्यधिक मात्रा मे हुआ है। किन्तु चित्रालकार का प्रयोग 
काव्य मे कही पर भी नहीं हुआ है। अर्थालझ्कारों मे उपमा कवि को विशेष प्रिय 
है। इसके अतिरिक्त उपमारुपक, अनिशयोक्ति, दृष्ठान्त, असंगति, अपह्ृलुति, 
काज्यालिडू, अर्थान्तरन्यास, विभावना, श्लेष इत्यादि अलकार काब्य को अपूर्ण 
सौन्दर्य प्रदान करते हैं । 
१ एककृत्तमये पद्येरवसानेहल्यदत्तक । 
तानादृत्तमस क्वापि सगे कशचन हृश्यते । --साहित्यदर्पण १६/३२०-२१ । 


२ अग्रास्प शब्दमथ्येडच सालड्रूटर सदाप््ायम्‌ | --काव्यालझूार १/१८ | 
३ अलइझतमसक्षिप्त रसभाव निरन्तरम्‌ । --काथण्यादर्श १/१८॥। 


६८ ] [ भैन संस्कृत महाकाव्य जयल्तविजय 


रोति 

रीति भी रसाभिव्यक्ति का माध्यम है। अत रस से उसका घनिष्ठ सम्बन्ध 
है। आचार्य आनन्दवर्धन के अनुसार रीति गुणो का आश्रय लेकर विभिन्न रसों की 
अभिव्यक्ति मे सहायक होतो है ।" जयन्तबिजय महाकाव्य की रीति बैदर्भी है। 
प्रसाद गुण सर्वेत्न वर्तमान है । ओज तथा माधुय भी यथावसर प्राष्त होते हैं । दीघे 
समासो का प्रयोग कम हुआ है जिससे अर्थ की प्रतीति सरलता से हो जाती है । 

इस प्रकार जयन्तविजय महाकाव्य मे महाकाव्य के समस्त लक्षण विद्यमान 
हैं । कथानक के प्रवाह मे रोचकता है । कवि अभयदेव ने महाकाव्य के उन वर्णनों 
को कोई स्थान नही दिया है जिनके लिए कथानक में कोई अवसर नही है। 
अलड्धारो के प्रयोग मे स्वाभाविकता है। वर्णनात्मक स्थल भी पाठक की इचि 
बनाये रखने मे पूर्ण समर्थ हुए हैं। अत स्पष्ट है, कि जयन्तविजय महाकाव्य 
सस्कृत महाकाव्य की परम्परा मे प्रमुख स्थान पाने का अधिकारी है । 


बस अमन जन 


१ गुणानाश्रित्य तिष्ठन्ती माधुर्यादीन ब्यनक्ति सा । 
रसान ब्ज०0- # 4 ०० के + * | --ध्वन्यालोक ३/६ | 


तृतीय अध्याय 


जयन्तविजय' महाकाव्य की ऐतिहासिकता 


जयन्त विजय' सहाकाज्य के कथानक का स्ोत एवं गठन 


महाकाव्य के कथानक के सम्बन्ध में अनेक आचार्यों ने अपने मत भिन्न-भिन्न 
प्रकार से व्यक्त किये हैं। आचार्य भामह ते कथानक के विषय मे सकेत किया है कि 
यह महान्‌ व्यक्तियों के विषय में होता है ।' दण्डी ने कधानक को इतिहास-प्रसिद्ध 
होना बताया है तथा उनके अनुसार इसका आश्रय कोई सज्जन व्यक्ति ही हो सकता 
है ।* रुद्रट ने कथानक के उत्पाद्य और अनुत्पाद्य दो भेद बुताये है ।९ विश्वनाथ के 
अनुसार महाकाव्य की कथा इतिहासोद्भूत अथवा किसी अन्य सज्जन पुरुष का 
आश्रय लेकर विरचित होती है ।* इस प्रकार विश्वनाथ की परिभाषा आचार्य दण्डी 
के काफी निकट है । ससस्‍्कृत साहित्य मे इतिहास से तात्पर्य महाभारत्र, रामायण व 
पुराण आदि से लिया गया है। राजशेखर ने इतिहास को दो प्रकार का बतलाया 
है - (१) परक्रिया, (२) पुराकलल्‍प । इनसे से परक्रिया मे एक ही नायक 
होता है तथा पुराकल्प मे अनेक नायक होते है। परक्रिया का उदाहरण उन्होंने 
रामायण तथा पुराकलप का उदाहरण महाभारत को माना है।* कौठटिल्य ने 
इतिहास के अन्तर्गत पुराण, इतिवृत्त, आख्यायिका, धर्मशास्त्र तथा अथंशास्त्र का 
अस्तर्भाव माना है ।* 


सस्कृत के जैन कवियों का आदशे भी यही महाकाव्यविषयक विचारधारा 
रही है। अत उनके महाकाव्यो पर इस विचारधारा का प्रभाव होना स्वाभाविक 
है किन्तु फिर भी अनेक स्थलो पर हमे विभिन्‍नताएँ दृष्टिगोचर होती है इसका 
प्रमुख कारण जैनधर्म का प्रचार एवं प्रसार है, क्योकि जैन सस्कृत काव्यों का कथा- 
ज्रोत वैदिक पुराणों के स्थान पर लोकप्रचलित कथाओ एवं श्रमणिक परम्परा के 


सर्गबन्धो महाकाव्य महताच् यत्‌ महच्चयत्‌ | --काव्यालझुर १ १४। 
इतिहास कथोद्भूवमितरद्दा सदाश्रयम्‌ । --काव्यादर्श ११५ | 

सन्ति द्विधा प्रबन्धा काव्यकथास्यायिकादय काव्ये। 

उत्पाद्यानुत्पादा महल्लघुत्वेन भूयो5षि ॥ 

--रुंद्रट काव्यालकार १६ २। 
इतिहासोदभव दृत्तमन्यद्वासज्जनाश्रयंम । --साहित्य दपंण ६ -१७ । 
५ परिक्रियापुराकल्‍प इतिहासगतिद्विधा । 
स्थादेकनायकापूर्ण द्वितीया ब ६ ३४४. | 


न 43 #..9 


ः्८ 


ततल्लन रामायण महाभारत गें। ---काव्यमीमासा पृ० ८। 
६ इतिहास श्रवणे पुराणमिति बृत्तमाव्यायिकोदाहरण । 
धर्मश[स्लमर्थ शास्त्र चेतीतिहास ॥ 


-कौटिल्य, अयंशास्त्व|प्रथम अधिकरण २-४, पृ० १३ ; 


७२ ] [ जैन सस्कृत महाकाव्य 'जयन्तविजय 


पुराणों से सम्रहीत है। महाकवि अभयदेव विरचित “जयन्तविजय” महाकाब्य की 
कथावस्तु का आधार लोकप्रचलित कथाएँ रही हैं किन्तु फिर भी पात्नो की ऐति- 
हासिकता के आधार पर इसे एक मात्र लोकप्रचलिसत कथाओ पर ही आधारित 
महाकाव्य नही कहा जा सकता है, क्योकि इसमे मगध के जिम राजा विक्रमसिह 
और उनके पुत्त जयन्त की विजयों का वर्णन किया गया है, वे मगध के पृथित 
सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त द्वितीय हैं । 

जयन्तविजय महाकाव्य के चतुर्थ सर्ग मे अघोरघण्ट योगी से दीक्षा लेकर 
एक ठृपति का राज्य-प्राप्ति के लिए मान्त्रिक अनुष्ठान करना और उसमे नारी का 
बलिदान करने की तैयारी करना” ईसवी सन्‌ की ११-१२वीं शती की तान्त्रिक 
परम्परा का प्रतिफल है। इसी समय कापालिक और वाममार्गी श्री पर्वत से जालधर 
तक विचरण किया करते थे । इन्हे तनन्‍्त्र, मन्त्र, यक्षिणी, योगिनी, राक्षमी और 
पिशाची आदि देवियाँ सिद्ध थी।ई० सन्‌ १०८२ मे गुणचन्द्र गणि विरचित 
'महावी रचरिय के चतुर्थ उल्लास मे आया है कि घोर शिव तपस्वी वशीकरण 
आदि विद्याओ में निष्णात था । राजा नरसिह ने उसे अपने मन्त्र बल से कोई कौतुक 
दिखाने की प्रार्थना की । घोर शिव ने कृष्ण चतुर्देशी की रात्रि के समय श्मशान मे 
जाकर अग्नितपंण करने के लिए राजा से कहा । श्मशान में पहुँचकर घोर शिव ने 
वेदिका रची, मण्डल बनाया। यह राजा का वध करना चाहता था, पर राजा ने 
किसी तरह इसके जाल से मुक्ति प्राप्त की ।* 

इसी प्रकार जयन्तविजय के चतुर्थ सगे मे जब राजा बिक्रमसिह वेश परि- 
वतित कर नगर में परिभ्रमण करते है तब एक श्मशानवासी सुर उनका मार्ग 
रोकता है । राजा विक्रमसिह उस सुर को नमस्कार-मन्त्र के प्रभाव से परास्त करते हैं 
तथा सुर द्वारा दीन भाव से प्राणो की भिक्षा माँगने पर वे उसे छोड देते है। इस 
पर प्रसन्‍न होकर सुर विक्रमसिह को एक ऐसा मुक्ताहार प्रदान करता है जिसके 
धारण करने से बन्ध्या स्त्री के भी पुत्र उत्पन्न होता है। कवि के शब्दों मे श्मशान- 
वासी सुर कहता है-- 

इयमुदात्तसुताय. मृगीहशा भवति कण्ठतले विनिवेशिता । 
इति निशम्य स ता द्वुतमाददे प्रणयिना हि समाधि विधिस्तथा ॥' 


१ जयन्तविजय, ४/२७ ४७ । 

२ घोर सिवेणावि आलिहिय मडल, निसन्‍्नो तहि, निबद्ध तहिं पड़मासण, 
कय सकलीकरण, निवेशिआ नासावसस्गे दिदठो, कओ पाणायामो, 
नायविन्दुलबोववेय आढत्त मतसुभरण, समाझढों झाणपंगरिसस्मि । 
इओ य चितिय राइणा ज थोभकरणविहिण मरण मह वछईइ काड ““। 
महावीरचरिय के चतुर्थ प्रस्ताव के रूप मे पृथक्‌ मुद्रित नरविक्रमचरित्रम्‌ नेमि 
विज्ञान ग्रन्थमाला, अहमदाबाद, बि० स० २००५, पृ० १६-२० । 

३ जयन्तविजय, ४।३४ । 


'जयन्तविजय' सहाकाब्य की ऐतिहासिकता ] [७३ 


अर्थात्‌ यह हार मृगनयनियों के कण्ठतल में पहनाये जाने पर सुन्दर सन्तान 
के लिए होता है । यह सुनकर उन्होने उस हार को शीघ्र ले लिया, क्योकि प्रेमियों 
में ऐसी ही समाधि विधि होती है अर्थात्‌ ऐसा ही व्यवहार होता है । 

कवि अभयदेव द्वारा प्रस्तुत यह वर्णन पौराणिक मान्यता १र आधारित है! 
प० भगवानदास द्वारा सम्पादित 'समराइच्चकहा' में भी इसी प्रकार की मान्यताएँ 
प्राप्त होती हैं । इसमे यह बताया गया है कि मनोहरदस सनत्कुमार को एक 'नयन 
मोहन!” ताम का चमत्कारपूर्ण वस्त्र देता है। उस वस्त्र की यह विशेषता है कि 
उससे आच्छादित व्यक्ति को कोई बाँखो से देख नहीं सकता है। वस्त्न का प्रयोग 
करते ही व्यक्ति अदृश्य हो जाता है । इस प्रकार औषधि एव मन्त्रों के चमत्कार भी 
इस ग्रन्थ में अकित है। 'जयन्तविजय' मे सुर द्वारा प्रदत्त हार भी उक्त वस्तुओं 
का सस्करण मात्र ही है! आधुनिक मन्त्र या ताबीज उक्त हार का ही सक्षिप्त 
रूप है । 

जयन्तविजय के चतुर्थ सर्म मे राजा विक्रमसह बलि दी जाने वाली कन्या 
की रक्षा करते हैं। पदञश्चम सगे मे एक सुर आकर बताता है कि वह उनकी पत्नी 
प्रीतिमती की ही बहन है-- 

देवोड्वदत्तदनु देव निवेद्यमान 
जिजशासितु निजमिद झख्णु रत्नपुर्यास्‌ । 
जज्ञ जितारिवृपतेदहितेन्दुमत्या 
श्री श्रीमतीयमनुजा तव पढ्टराज्ञा ॥९ 

आगे चलकर राजा विक्र मर्सिह्‌ का विवाह भी इसी कन्या से हो जाता है । 
इस प्रकार प्रीतिमती का नायिका की बहन होना तथा आगे चलकर नायक के साथ 
उसके विवाह हो जाने की घटना रत्नावली नाटिका र तथा कर्पुरमअरी सट्टक की 
घटना से मिलती जुलती है | 

“रत्नावली' नाटिका में उदयन का मसत्री यौगन्धरायण अपने स्वामी का विवाह 
सिहल की राजकुमारी रत्नावली से कराना चाहता है क्योकि रत्तावली को देखकर 
एक सिद्ध ने यह घोषणा की थी कि जो इस कन्या से विवाह करेगा वह चक्रवर्ती 


१ भण्प्यि च तेण, कुमार, सकोध्यति करिऊण गेण्हाहि एय नयणमोहणाभिहाण 
पडर्यणति । मए. भणिय--“'की इस कोठंग ति। तेन भणिय । इसेण पच्छा- 
इयसरीरो न दीसह नयणेहिं पुरिसोत्ति । 

--प० भगवानदास द्वारा सम्पादित समराइच्चकहा, अहमदाबाद, पूृ० ४०० । 

२ जयन्तविजय, ५/१० । 

३ श्री हर्ष, रत्नावली, रामनारायणलाल बेसीमाधव, इलाहाबाद-२, १८६४८ । 

४ राजशेखर कर्पूरमज्जरी । 


७४ ] | जैन सस्क्ृत महाकाव्य 'जयस्तविजय 


सम्राद होगा किन्तु उदयन की प्रथम स्त्री वासवदत्ता के होते हुए रत्नावली के 
पिता ते जब इस विवाह के लिए स्वीकृति महीं दी तो यौगन्धरायण ने वासबदत्ता 
के जल मरने का समाचार सिहल पहुँचवाकर इस अभिनव विवाह के लिए सिहल- 
राज को प्रस्तुत कर लिया । उसने रत्नावली को अपने कज्चुकी और प्रधानमन्त्री 
के साथ कौशाम्मी के लिए प्रस्थान करा दिया । मार्ग मे समुद्र मे जबलयान के भग्न 
होते पर रत्नावली और उसके सरक्षक बच तो गये किस्तु रत्नावली से उनका 
साथ छूट गया । रत्नाबली उदयन की राजधानी कौशाम्बी मे आयी और यौगन्ध- 
रायण के माध्यम से सागरिका नाम से परिचारिका के रूप में राजा के अन्त पुर 
मे वासवदत्ता के साथ रहने लगी । वसन्तोत्सव के समय राजा उदयन तथा सागरिका 
की दृष्टि एक दूसरे पर पड़ती है। दोनो काम-भावना से विह्लल हो जाते हैं किन्तु 
बासवदत्ता के भय से परस्पर मिल नही पाते। वासबदत्ता को भी इस बात की 
जानकारी हो जाती है अत साग्ररिका को एकान्त स्थान मे रख देती है। एक दिन एक 
ऐन्द्रजालिक आकर अपना जाल विखेरता है। इस पर रानी भयभीत होकर उदयन 
से स्तागरिका की रक्षा के लिए कहती है। राजा उदयन सागरिका की रक्षा करते 
है। उधर सिंहलराज का मन्त्री वसुभूति भी वहाँ आ जाता है और रत्नावली 
पहचान ली जातो है । इसी बीच यौगन्धरायण आकर अपनी योजना के लिए क्षमा 
मॉँगता है । रानी वासवदत्ता अपनी बहन रत्नावली को गले लगा लेती है और 
अपने आभूषणों से सुसज्जित करके उसका हाथ राजा को पकड़ाते हुए कहती है 
कि वह रत्नावली के साथ ऐसा स्नेहिल व्यवहार करें जिससे वह दूरस्थ बन्धुओं 
को भूली रहे । 

इसी प्रकार 'कर्पूरमअरी' सट्टक मे कर्प्रमञजरी राजा चन्द्रपाल की रानी 
विभ्रमलेखा की बहन है । एक दिन राजसभा मे भैरवानन्द नामक एक अद्भुत 
योगी आता है। राजा चन्ट्रपाल योगी से कोई आश्चर्य दिखाने का अनुरोध करते 
हैं । विदूषक की सलाह से विदर्भ नगर की राजकुमारी को भैरवानन्द अपनी योग 
शक्ति से सबके सामने ला दिखाता है । राजा चन्द्रपाल उसके अनुपम सौन्दय्य पर 
मुख्ध हो जाते हैं और उससे प्रेम करने लगते है।यह राजकुमारी कर्पूरमण्जरी 
रानी विध्रमलेखा की मोसी शशिप्रभा और मौसा बल्‍लभराज की पुत्री है । विदूषक 
के पूछने पर वह अपना परिचय देती है। 

तायिका--अत्थि एत्थ बिदबभ णाम णअर कुतलेषु, तहि सअलजण बललहो 
बल्‍लहराओ णाम राजा । 


(कुन्तल देश में विदर्भ नाम का नगर है। वहाँ सर्वजनप्रिय बल्‍लभ नाम का 
राजा है) 
शत अब जो मह माउस्सिआए पई होई। (जो मेरी मौसी के 
पति हैं 


'जयन्‍्तविजय' महाकाग्य की ऐतिहासिकता ] [७५६ 


नायिका--तस्स घरिणी ससिप्पहा णाम । (उनकी रानी का नाम शकह्षि- 
प्रभा है ।) 

देवी--(स्वग॒ृतम्‌) सावि में माउस्सिआ । (वह भी मेरी मौसी हैं ।) 

नायिका - तेहिं अह उप्पण्णेत्ति । (उनसे मैं उप्पस्न हुई हैँ ।) 

देवी---(स्वभतम्‌) ण क्खु ससिप्पहागवर्भुप्पत्तियतरेण ईदिसी रुअरेहा होदि । 
ण क्खु बेहुरिअ भूमियब भप्पत्तिमतरेण वेदुरिअमणशिसलाआ णिप्यजई (प्रकाशम्‌) ण 
तुम कप्पूर मज्जरी ? देवी (मन मे) इस तरह की सुन्दर रूपरेखा शशिप्रभा के गर्भ 
के अतिरिक्त और कही से उत्पन्न नही हो सकती । विदृर्यमणि, वैदूर्यमणि की खान 
से ही निकल सकती है (प्रकाश मे) तो तुम क्‍या कर्पुरमरअर्जरी ,हो ? 

नायिका सलज्जमधों मुखी तिष्ठति (नायिका लज्जा के साथ भुख नीचा 
किये रहती है ।) 

देवी---एहि वहिणिए ! आलिंगेसु म (इति परिष्वजते) । 

(देवी, आओ बहिन ' मुझसे मिलो तो) (आलिगन करती है ।) 

रानी विश्रमलेखा बहन को पाकर अत्यधिक प्रसन्न होती है । और भैरवा- 
नन्‍्द से कहकर कर्पूरमञझजरी को कुछ दिन के लिए रोक लेती है। कुछ समय 
पश्चात्‌ कर्प्रमञजरी भी राजा से प्रेम करने लगती है। रानी को जब यह पता 
चलता है तो वह उसे कठोर नियन्त्रण में रखती है किन्तु वह भैरवानन्द से दीक्षा 
ले लेती है और योगीश्वर भैरवानन्द से गुरुदक्षिणा के लिए आग्रह करती है। 
भैरवानन्द लाट देश के राजा चण्डसेत की पुत्री घनसार मञ्जरी का राजा से विवाह 
कराने को कहता है, क्योकि ज्योतिषियो ने उसे चक्रवर्ती राजा की रानी होना 
बताया है | वह कहता है कि इस प्रकार महाराज भी चक्रवर्ती हो जावेंगे और 
धुके भी दक्षिणा मिल जाबेगी । रानी घनसार मज्जरी को कर्पूरमझजरी से भिन्न 
कोई स्त्नी समझती है । राजा का विवाह घनसार मण्जरी से हो जाता है किन्तु 
इह घनसार मज्जरी कर्पुरमञ्जरी ही होती है। अन्त मे यह भेद खुल जाता है । 

इंसी प्रकार सिहलभूपति के हाथी को विक्रमसिंह के द्वारा रोका जाना 
तथा हाथी मे देवी चमत्कारों का समारोप करना भास के ताटको” एब प्राचीन 
प्रचलित अन्धविश्वासपूर्ण चमत्कारों का ही प्रभाव प्रतोत होता है। जयन्त- 
विजय महाकाव्य के नवम सर्ग में वर्णण इस प्रकार आता है कि एक दिन 
सिहलभूपति हरिराज का हाथी भाग जाता है और वह मगध की नगरी जमन्ती में 
भा जाता है। राजा विक्रमसिह को यह भविष्यवाणी सुनायी पड़ती है कि इस 
हाथी के प्रभाव से युवराज जयन्त खचरेश्वर होगे । कवि अभयदेव के शब्दों में -- 


१ $4छ४८ 7874, 2. 8. श्र, 0४070 924, 7 02 


७६ | [ जैन संस्कृत महाकाव्य जयस्तविजय 


तदन्तरे श्रौतसुखैक पारणाभिवादधद्भूमिपतेजनस्थ च॑ । 
बचो वरादित्युदियाय देवत तवैष भावी खचरेश्वर सुत ॥ 
शुभोदयादस्य वशवदात्मना मयापितोथजैब चकास्तु कुझजर । 
उदन्वता श्रीकुचकुम्भलालिते हरेयंथा वक्षसि कौस्तुभो मणि ॥ 
अय गज सिंहलदेशभूपतेरभगुरैस्ते सुकृते समाहृत । 
गृहाज़ुण प्राप मम प्रभावतों गृहाण त भो निगृहाण विद्विष ॥" 


अर्थात्‌ इसके बाद भूमिपति विक्र मर्सिह तथा अन्य लोगो के कानो को सुख 
देने वाली देववाणी इस तरह से सुनायी पडी कि तुम्हारा यह पुत्र भावी स्वर्ग का 
स्वामी होगा । इसके सौभाग्योदय के कारण वशीभूत आत्मा वाले मुझसे समर्पित, 
लक्ष्मी के कुचकुम्भ से सुशोभित हरि के वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि के समान, 
यह कुण्जर यहाँ पर सुशोभित है । यह हाथी सिहलदेश के राजा का है जो उसके 
पृष्यो के क्षीण होने पर मेरे प्रभाव से आपके गृहाडभण मे प्राप्त हुआ है अत इसको 
पकडकर शज्रुता ग्रहण कीजिए । 


राजा विक्रमसिह इस प्रकार भविष्यवाणी सुनते ही उस हाथी को पकड़ कर 
उसकी पूजा करते हैं - 
शशाम यावत्तद मानव वचो महीपतिल्तावदिशभेन्‍्द्रमात्मना । 
सुगन्ध धूपप्रसवैरपूजयज्जयास्पद चक्रमिवाशु चक्रभूत्‌ ॥* 


अर्थात्‌ जब तक वह देववाणी समाप्त हुई तब तक राजा ने अपने आप 
विजयसूचक चक्ररूप उस गजराज की सुगन्धित धूप से विष्णु की भाँति पूजा की। 


सिहलभूपति हरिराज के इस गजराज की भाँति ही ताटककार भास के 
'प्रतिज्ञा यौगन्धरायण'* नाप्रक नाटक में हाथी मे चमत्कारों का वर्णन प्राप्त होता 
है | ताटक के प्रथम अड्छू मे उदयन बिना किसी को सूचित किये हुए प्रात काल 
नागवन को जाकर वहाँ एक नीला हाथी देखते हैं और उसे चक्रवर्ती हाथी 
समझकर पकडने का प्रयास करते है । किन्तु वह एक कृत्रिम हाथी है क्योकि 
हाथी के पास में जाने पर उसमे से अस्त्रधारी योद्धा निकल पडते है। उदयन इसे 
प्रद्योत का कपट समझते हैं और अपने सीमित सैनिकों के साथ वहाँ युद्ध करते है 
किन्तु शत्रु की प्रबल सेना के द्वारा वे बन्दी बना लिए जाते है। इधर यौगन्धरायण 
को जब यह पता चलता है तो बह प्रतिज्ञा करता है कि--- 


१ जयन्तविजय, द/<-११ | 
२ वही, ६/१२। 
है भास ताठटक चक्र, भागे २ । 


'जयन्तविजय' महाकाव्य की ऐतिहासिकता ] [ ७७ 


सुभद्रामिव गाण्डीवी नाग पद्मयलतामिव | 
यदि तां न हरेद्‌ राजा नास्मि यौगन्धराग्रण ॥" 


अर्थात्‌ जिस प्रकार कमलवल्ली को हाथी सहज ही तोड़ डालता है और 
सुभद्रा को अर्जुन लेकर भागे थे उसी प्रकार यदि राजा उस (प्रद्मयोत कौ पुत्री 
वासवदता) को न हर लें तो मैं यौगन्धरायण नही । * 
अपि च--- 

यदि ता चैत्र त॑ चैव ता चैवायतलोचनाम्‌ । 
साहरामि तप चैत्र नास्मि यौगन्धरायण ॥ 

अर्थात्‌ यदि मैं उस (धोषवती वीणा) को, नलागिरि हाथी को, उस विशाल 
नयन वाली (वासवदत्ता का) तथा राजा (वत्सराज) को हर कर (कौशाम्बी) न 
ले जाऊँ तो मेरा यौगन्धरायण नाम नहीं । 

नाटक के चतुर्थ अड्धू मे यौगन्धरायण अपनी युक्तियों द्वारा अपनी प्रतिज्ञा 
पूर्ण कर लेता है. तथा नलागिरि हाथी के प्रभाव से उदयन चक्रवर्ती सम्राट बनता 
है । इस प्रकार जयन्त विजयकार कवि अभयदेव ने अपने महाकाव्य में भास के 
प्रतिज्ञा यौगन्धरायण” नाटक से हाथी मे चमत्कारो की भावना को ग्रहण किया है । 
जयन्तविजय' में भी हाथी वापस ने करने पर हरिराज तथा जयन्त के मध्य 
युद्ध होता है किन्तु हाथी के प्रभाव से जय लक्ष्मी जयन्त को प्राप्त होती है तथा 
आगे चलकर वे चक्रवर्ती सम्राट बनते है ।रै 

जयन्त का सेना से अहृश्य होता और पवनगति की पुत्नी कनकवती से उनका 
विवाह होना वर्धमान कवि द्वारा विरचित वरागचरित* से लिया गया है। वराग- 
चरित में राजा धर्मसेन अपने पुत्र वराग के श्रेष्ठ ग्रुणो की प्रशशा सुनकर अपने 
अन्य पुत्रों के रहते हुये भी उन्हे युवराज बना देते है । किन्तु वराग के इस अभ्युदय 
से उनकी सौतेली माता मृगसेना तथा सौतेले भाई सुषेण को ईर्ष्या होती है और वे 
सुबुद्धि मन्‍्त्री से मिलकर षड्यन्त्र करते है। मन्त्री के द्वारा शिक्षित घोड़ा वराग को 
दिया जाता है। वराग उस पोडे पर जैसे ही बैठते है कि वह घोडा हवा से बाते 
करने लगता है | वह नदी, सरोवर, वन, अटवी को पार करता हुआ आगे बढता 
है तथा एक कुएं में बराग्र को गिरा देता है। वराम कुएँ से किसी प्रकार बाहर 
१ भाष नाटक चक्र, भाग २, प्रतिज्ञा योगन्धरायण, रे|८। 
२ वही, प्रतिज्ञा यौगन्धरायण, रे/द । 
३ जयन्तविजय, सर्ग १०-११ | 
४ यह महाकाव्य मराठी अनुवाद सहित १० जिनदास पाश्वनाथ फडकूले द्वारा 


सम्पादित होकर राव जी सखाराम दोशी, सोलापुर द्वारा सब्‌ १६२७ में 
प्रकाशित है । 


छ्ष ] [ जैस सस्कृत महाकाब्य जयल्तविजय 


निकलते हैं तथा अनेक विष्त-बाधाओ से अपने प्राणों की रक्षा करते हुए सागरवृद्धि 
के वजीर से मिल जाते हैं तथ। बही डाकुओ एवं सार्थवाहो के युद्ध में सागरवृद्धि 
की सहायता कर ललितपुर मे ही रहने लगते है। इधर राजा धर्मसेन वराग के 
गायब हो जाने से अत्यन्त दु खी होते है। एक दिन मथुराधिपति इन्द्रसेन का पुत्र 
उपेन्द्रसेन ललितपुर के नृपति से अप्रतिमल्‍ल नामक हाथी माँगता है किन्तु उनके न 
देने पर वह क्रुद्छ होकर ललितपुर पर आक्रमण कर देता है। दोनो मे घमासान युद्ध 
होने पर बराग की सहायता से ललितपुर का राजा विजयी होता है । ललितपुर का 
नूपति कुमार वराग के बल-पराक्रम से प्रसन्‍न होकर उन्हे अपनी कन्या सुनन्दा और 
आधा राज्य प्रदान करता है। इधर वराय के लुप्त हो जाने पर उनका सौतेला 
भाई सुषेण उत्तमपुर का राज्य सँभालता है किन्तु अपनी अयोग्यता के कारण शासन 
मे असफल रहता है। उसकी इस दुर्बलता तथा धर्मसेन के बुढापे का अनुचित 
लाभ उठा कर वकुलाधिपति उत्तमपुर पर आक्रमण कर देता है। धर्मसेन ललित- 
पुराधिपति से सहायता माँगता है। वराग इस अवसर पर जाकर वकलाधिपति के 


दाँत खट्ट करते है| उत्तमपुर की जनता बराग का स्वागत करती है तथा पिता- 
पुत्र का मिलन होता है । 


कवि अभयदेव विरचित “जयन्तविजय'” महाकाव्य मे भी इसी प्रकार का 
प्रसग आता है कि दिग्विजय के उपरान्त सेता के मध्य से जयन्त अहृश्य हो जाते 
हैं जिससे महाराज विक्रमसिंह बहुत विकल होते है। विद्याधर नरेश महेन्द्र अपने 
पुत्र के लिए गगन विलासपुर के राजा पवनगति से उसकी पुत्री कनकवती की 
याध्षना करता है । पर पवनगति उसकी प्रार्थना अस्वीकार कर देता है। कनकवती 
अनुरूप वर की प्राप्ति के लिए शासन देवता की आराधना करती है | प्रसन्‍न होकर 
शासन देवता उसके लिए जयन्त का अपहरण करके जिन मन्दिर पर ले जाती है। 
यहाँ जयन्त जिनबिम्बि के दर्शन कर धर्मसूरि की देशना सुनते है और श्रावक घमे 
स्वीकार करते है । एक दिन उपवन मे जयन्त और कनकवती एक दूसरे को देखते 
हैं लंथा परस्पर मुर्ध हो जाते है। पवतगति भी कनकवती का विवाह जयन्त के 
सांथ कर देता है, किन्तु जब महेन्द्र चक्रवर्ती को यह ज्ञात होता है कि पवनगति ने 
उसके पुत्र की उपेक्षा कर अपनी पुत्ती का विवाह जयन्त से कर दिया है तो वह 
प्वनगति पर आक्रमण कर देता है। युद्ध में जयन्‍त की तलवार से महेन्द्र की मृत्यु 
होती है। जयन्त महेन्द्र पुत्र को करद बनाकर पवनगति के साथ अपने नगर को 
लौट आते है । 

इस प्रकार स्पष्ट है कि कवि अभयदेव ने यह कथानक वरांगचरित से 
लिया है क्योकि 'वरागचरित' मे मन्त्री सुबुद्धि कुमार वराग का अपहरण एक घोडे 


१ जयन्तविजय, सर्ग १२-१४ | 


“जयन्तविजय' महाकाव्य की ऐतिहासिकता ] [ छह 


को सिखाकर करवाता है तथ्रा 'जयस्तविजय' मे जयन्त का अपहरण शासस देवता 
के द्वारा होता है। 'बरागचरित' मे वराग का विवाह अपहरण काल मे होता है 
क्योकि ललितप्राधीश अपनी कन्या का विवाह कुमार वरांग़ के अलन्पराक्रम से 
सन्तुष्ट होकर करता है तथा जयन्तविजय में भी जयन्त का विवाह अपहरण काल 
में होता है । जयन्त भी अपने श्वसुर पवतगति को महेन्द्र चक्रवर्ती का बध करके 
सन्तुष्ट करते है । 

जयन्त का दिग्विजय के लिए प्रस्थान करना एवं रति सुन्दरी के स्वयवर में 
जबना जिनसेन के महापुराण" और कालिदास के रघुबण* से ग्रहीत है । महापुराण 
में कथानक इस' प्रकार आता! है कि भरत दिग्विजय के लिए प्रैस्थान करते है' और 
सर्वप्रथम पूर्व दिशा की ओर जाते हैं ।१ मार्ग मे अनेक मण्डलेश्वर उन्हें प्रणाम करते 
हैं ।” भरत अपने पास आये हुए राजाओ की भेट स्वीकार कर आगे बढ़ जाते हैं ।६ 
प्रील जंगली हाथियों के दाँत और मोती भेटकर उनके दर्शन करते हैं ।० 
म्लेक्छ राजा उन्हे चमरी गाय के बाल तथा कस्तूरी मृग की नाभि देते हैं।" आगे 
चलकर वे अन्तपालों के लाखो किले अपने वश में करते हैं | इसके बाद वे गज़ा 
नदी के तट पर होते हुए समुद्र पर पहुँचते है ।१९ मागधदेव चक्रवर्ती भी अपना गर्व 
छोडकर हार एवं कुण्डल भेट करता है" तथा उनकी रत्नों से पूजा करता है ।** 
पूर्व दिशा को जीतने के बाद भरत जिनेन्द्र देव की पूजा कर दक्षिण दिशा की ओर 
प्रस्थान करते है ।** मार्ग मे अनेक शत्रु राजा गण अपना सर्वेस्व देकर उन्हे प्रणाम 
करते है तथा अपनी अधीनता स्वीकार करते है । १ इसके बाद उत्तम-उत्तम मणियों 
को भेट कर नमस्कार करते हुए अग देश के राजाओं पर, ऊँचे हाथियों को भेट कर 
नमस्कार करते हुए वग देश के राजाओं पर और मणि तथा हाथी दोनो भेट करते 
हुए कलिंग देश के राजाओं पर भरत बहुत प्रसन्‍न होते है ।** तदनन्तर वे कुछ, 
अवन्ती, पाचाल, काशी, कोशल और विद्भ देश के राजाओ को जीतने है"* तथा 
मद्र, कच्छ, चेदि, वत्स, सुहा, पुण्ड, औण्ड और गौड देशो मे उनकी विजय-घोषणा 








१ महापुराण, ज्ञानपी5० १६५१, प्वे २८-३७ | 

२ रघुवश, रघु दिग्विजय चतुर्थ सर्ग एवं इन्दुमती स्वयवर षण्ठ सर्गे । 
३ महापुराण २८/१। ४ वही, २८/५। 

५ वही, २५/२४। ६ वही, २८(र८ | 

७ वही, ८)३७ | ८ वही, २८/४२। 

है वही, २८/४३ | १० वहीं २८४५ ॥ 
११ वही, २८/१६५ | १२ वही, २५/(१६६। 
१३ वही, २६/१ | १४ वही, २६/१२-२७ । 


१५ वही, र#/३८ | १६ बही, २६/४० । २; 


घ० ] [ जैन सस्क्ृत महाकाव्य''“जयन्तविजय 


सुनायी जाती है ।*१ इसके बाद वे दक्षिण मे त्रिकलिग, औदर, कच्छ, ग्रातर, केरल, 
च्षेट और पन्‍्नग देशो को जीतते हैं* तथा कूट, ओलिक, महिष, पाण्डयथ और अन्तर 
पाण्ड्य देश के राजाओं को दण्ड रस्न के द्वारा अपने वशीभूत करते हैं।* 
फिर महेन्द्र पवंत का उललघन कर विन्ध्याचल के समीपवर्ती प्रदेशों को जीतते हुए 
ताग पर्वत पर चढ़कर मलय पर्वत पर पहुँचते है ।* दक्षिण दिशा 'के राजाओं को 
जीतने के बाद वे पश्चिम दिशा की ओर मुड जाते है* तथा मार्ग मे किन्तरियों के 
द्वारा गाया जाता हुआ अपना यशगान सुनते है ।६ विन्ध्याकल के वनों में निवास 
करने वाले राजा गण उन्हे बडी-बडी औषधियाँ भेटकर दर्शन करते हैं ।* काम्बोज, 
वाह्लीक तथा सैन्धव आदि देशो के राजा भी उन्हे घोडे देते है।" बे मार्ग में 
पहाडी राजाओं को जीतते है ।५ इसके पश्चात्‌ उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करते 
हैं।” तथा विजयार्ध पवेत पर पहुँचते है।"' विजयार्ध देव भी चक्रवर्ती को 
नमस्कार कर उनकी अधीनता स्वीकार करता है तथा रत्न भेट करता है ।*५ आगे 
चलकर उनका सेनापति म्लेच्छ राजाओ को वश मे करता हैं ।' * मार्ग मे देवगण 
उनके पराक्रम से सन्तुष्ट होकर पुष्पो की वर्षा करते है ।१* आगे वे हेमकूट पर्वेत 
पर जाकर किननरो के द्वारा गाये जाते हुए अपने यश को सुनते है।'* इस प्रकार 
अपने पुण्यो से भरत हिमालय से लेकर पूर्व दिशा के समुद्र तक तथा दक्षिण समुद्र से 
लेकर पश्चिम समुद्र तक सम्पूर्ण पृथ्वी को अपने वश में करते है" * और दिग्विजयो- 
परान्त अपनी नगरी अयोध्या को वापस लौटते है | * 

इसी प्रकार कालिदास विरचित “रघुवश' महाकाव्य के चतुर्थ सर्ग में रचु 
की दिग्विजय का वर्णन किया गया है । रघु भी सर्वप्रथम पूर्वे दिशा की ओर प्रस्थान 
करते हैं तथा मार्ग मे राजाओ को पराजित करते हैं ।१८ इसके बाद वे समुद्र तट पर 
पहुँचते हैं ।*< यहाँ पर सुम्ह देश के राजा अपना अभिमान त्याग कर रघु की 
अधीनता स्वीकार करते हैं ।१० बग राजाओ को पराजित करने के पश्चात्‌ वे अपनी 


१ महापुराण, २६/४१। २ वही, २६/७४६ । 

३ वही, २६/८5० । ४ वही, र६[प८। 

५ वही, ३०/१। ६ वही ३०/२६। 

छ बही, ३०/६२ ॥ ८ वही, ३०/१०७-१०८ | 
द वही, ३०/११० । १० वही, २१/१॥ 

११ वही, ३२/३२। १२ वही, ३२/४०-४२, ४८। 
१३ वही,३२/१३४ । १४ वही, ३२/८८ । 

१४५ बही, ३२/१३८ । १६ वही, ३२/१६६८ । 

१७ वही, ३३/१। १८ रघुवश, ४/३३। 


१हे वही, ४२४ । २० वही, ४।३५। 


“जयसतविजय' महाकाब्य की ऐतिहासिकता ] [ «१ 


विजय का झण्डा गाड़ देते हैं |" मार्ग में वे उन राजाओं को पुन / प्रतिष्ठित कर देते 
हैं जो उनकी शरण में आकर धन पेंट करते हैं ।* आगे चलकर वे हाथियों का पुल 
बनाकर कपिशा नदी को पार, करते हैं ।* यहाँ पर उड़ीसा के राजा आकर उनकी 
अधीनता स्वीकार कर कलिज देश का मार्ग बताते हैं। रघु कलिज्भ देश को जीतने 
के लिए आगे बढ़ जाते हैं ।* महेन्द्र पर्वत पर पहुँच कर वे अपना पडाव डालते हैं ।* 
तदनन्तर कलिझुराज से युद्ध कर विजय लक्ष्मी प्राप्त करते हैं ।* महेस्द्र राज के 
अधीनता स्थीकार करने पर वह उन्हें छोड देते हैं ।? पूर्व दिशा को जीतने के बाद 
रधु दक्षिण दिशा की ओर भ्रस्थान करते हैं ।* मलयगिरि पर पहुँच कर वह दक्षिण 
के पाण्डय नरेशों को जीतकर उनकी भेंट स्वीकार करते हैं ।< इसके पश्ात्‌ 
पश्चिम के राजाओं से कर ग्रहण करते हैं किन्तु पश्चिम के घुडसवार राजाओं से 
उनका युद्ध भी होता है| युद्ध में विजय रघु की होती है तथा पराजित राजा रघु 
की शरण में आ जाते हैं ।१९ पश्चिम दिशा के बाद रघु उत्तर दिशा की ओर 
प्रस्थान करते हैं और हण तथा कम्बोज नरेशों को परास्त करते हैं ।१" कम्बोज 
नरेश रघु को बहुत से घोडे तथा धन भेंट स्वरूप देते हैं ।१६ इसके पश्चात्‌ रघु 
हिमालय पर्वत पर जाते हैं तथा पहाडियो को परास्त करते हैं ।११ किन्नरगण रघु 
की वीरता का गान करते हैं ।१९ पहाडो राजा रघु को रत्न भेंट करते हैं ।१४ 
तदनन्तर रघु वहाँ से असम की ओर प्रस्थान करते हैं। असम के राजा हाथी भेंट 
कर रत्नो से उनकी पूजा करते हैं ।१६ इस प्रकार सम्पूर्ण पृथ्वी को जीतने के बाद 
रधु अयोध्या नगरी की ओर लौटते हैं ।१० 


इस प्रकार जिनसेन द्वारा 'महापुराण' मे वणित भरत तथा कालिदास द्वारा 
“रघुवश' मे वर्णित रघु के दिग्विजय के आधार पर ही कवि अभयदेव ने भी अपने 
'जयन्तविजय' महाकाव्य मे जयल्त की दिग्विजय का वर्णन किया है। भरत तथा 
रघु की भाँति जयन्त भी सर्वप्रथम पूर्व दिशा की ओर प्रस्थान करते हैं ।१० मार्ग मे 
अनेक राजा अपना सर्वेस्व दान कर तथा अभिमान छोडकर उनकी शरण लेते हैं ।१< 


१ जयन्तविजय, ४|२३६ | ११ वहीं, ४/(६६ । 

२ वहीं, ४|३७ | १२ वही, ४/६८-६४ | 
हे वही, ४/३८। १३ वहीं, ४/७० । 

४ वही, ४/३५। १४ वही, ४/७५ | 

४ वही, ४/रेदे । १५ वही, ४/७४ 4 

६ वही, ४|४०-४१॥ १६ वहीं, ४/८३-८४ । 
७ वही, ४/४३ | १७ वही, ४/८५। 

८ वही, ४/४४ । १८ वही, ११/२ ! 

ह वही, ४/४६-५० । १६ वही, ११/७। 
१० वही, ४/१८-६४। 


| 


धर |] [ जैन ससकृत महाकाव्य ““जयन्तविजय 


वे सर्वप्रथम पूर्वीय पवेतों की तटी में निवास करने वाले भिल्लों को जीतले हैं।" 
इसके पश्चात्‌ सुह्यातों के तेज को नष्ट करते है ।* उनके पराक्रम से भगभीत होकर 
गौड़ उन्हे हाथी भेंटकर अपनी अधोनता स्वीकार करते है ।* इस प्रकार वे अपने 
शत्रुओ को शान्त करते हुए समुद्र तट पर पहुंचते हैं ।९ यही पर वे बन देश के 
भूपालो को पराजित कर अपने जयस्तम्भो की स्थापना करते हैं।* इसके पश्चात्‌ 
वे अपने प्रताप से कपिशा नदी को सुखाते हुए कलिज्भ राज की ओर प्रस्थान करते 
हैं तथा महेन्द्र पव॑त पर जाकर उन्हे परास्त करते है ।६ रानियो द्वारा भिक्षा माँगने 
पर बे उनके पुत्रों को राज्य पर अभिषिक्त कर दक्षिण दिशा को ओर बढ़ जाते 
है ।* आगे चलने पर वे रेवा नदी पर पहुँचते है तथा वहाँ पर किन्नरियों के द्वारा 
गाये जाते हुए अपने यश को सुनते है।* रेवा नदी भे उनके हाथी स्नान करते 
है ।ई इसके पश्चात्‌ वे केरल की ओर प्रस्थान करते है तथा केरल निवासी अपनी 
पराजय स्वीकार कर उन्हे प्रणाम करते है।"* आगे वे मलयानिल पर्वत की और 
प्रस्थान करते हैं और पराक्रम से पर्बंतीयों को जीत कर उपायत स्वीकार करते हैं ।"* 
इसके बाद बे पाण्डु देश की ओर मुडते है और पाण्डु नरेश को पराजित कर युद्ध 
की चरितार्थता को सिद्ध करते है ।*६ बे ताम्रपर्णी नदी पर पहुँचते है ।* १ काउन्‍्ची 
नरेश अपने को असहाय पाकर उन्हे अपना सर्वस्व भेट कर उनके शासन को स्वीकार 
करता है ।११ तदनन्तर वे कर्णाटक" * तथा लड्भा"' पर विजय प्राप्त करते है और 
पश्चिम दिशा की ओर मुड जाते हैं ।१* यहाँ पर उनका युद्ध पश्चिम देश के वासियों 
से होता है ।१* किन्तु अन्त मे विजय-लक्ष्मी जयन्त को प्राप्त होती है ।१६ इसी समय 
उनके पराक्रम से सन्तुष्ट होकर देवता लोग आकाश से पुष्प वृष्टि करते है ।*९ इस 
प्रकार पश्चिम दिशा को जीत कर*" वे उत्तर दिशा** की ओर प्रस्थान करते है 
तथा हूणो को पराजित करते है ।*९ इसके बाद वे हिमालय पर्वत पर पहुँचते है ।** 
यहाँ पर व बनेचरों को जीतते है तथा वे वनेचर हाथ जोइते हुए उन्हे मणि, सुबर्ण, 


१ जयन्तविजय, ११/८। १३ बही, ११/४६ । 
२ वही, ११/६ । १४ वहीं, ११/५४ । 
रहे वही , ११/१०। १५ वही, ११/५५। 
४ वही ११/११। १६ वही, ११/५१ | 
४ वही, ११/१५। १७ वही, ११/६२ । 
६ वही, ११/(१७, १५, २०-२२ । १८ वही, १८/६८-७४ । 
७ वही, ११/२३। १४ वही, ११/७५ | 
८ वही, ११/२६। २० वही, ११/७६ | 
< वही, ११/३१। २१ वही, ११/७७। 
१० वही, ११/३२, ३६। २२ वही, ११/७८ । 
११ वही ११३७, ४२ । २३ वही, ११/८३ | 


१२ वही, ११२४, ४६, ४७ । २४ वही, ११८४ । 


'जयस्तविजय' महाकाव्य की ऐतिहासिकता |] [८३ , 


तथा रत्न भेंट करते हैं ।। तदनन्तर वे कामराज से सम्मानित होते हुए जयन्ती 
नगरी की ओर लौठते हैं ।९ 

अत स्पष्ट है, कि कवि अभयदेव ने अपने 'जयन्तविजय” महाकाब्य में जो 
जयन्त की दिग्विजय का वर्णन किया है उसका आधार जिनसेन के 'महापुराण' मे 
बणित भरते की दिग्विजय तथा कालिदास के 'रघुवश' मे वरणित रघु की दिग्विजय 
रही है। भरत तथा रघु जिस प्रकार दिग्विजय के लिए प्रस्थान कर पूर्व, दक्षिण, 
पश्चिम्र तथा उत्तर दिशा के राजाओं को जीतकर अपनी नगरी अयोध्या को वापस 
आते है । ठीक उसी प्रकार जयन्त भी दिग्विजय के लिए श्रस्थान कर पूर्व, दक्षिण, 
पश्चिम तथा उत्तर दिशा के उन्ही राजाओं को जीतकर अपनी नगरी जयन्ती को 
वापस अते हैं । 

'जयन्तविजय' महाकाव्य के षोडश सर्ग में वणित रतिसुन्दरी के स्वयेवर 
का आधार भी 'रघुवंश” महाकाव्य के षष्ठ सर्ग मे वणित इन्दुमती का स्वयवर रहा 
है । 'रघुबवश” महाकाव्य मे विदर्भ देश का राजा भोज अपनी बहन इन्दुमती के 
स्वयवर मे अज को बुलाने के लिए अपना दूत रघू के पास भेजते हैं ।* रघु अपने 
पुत्ष अज को विदर्भ देश के लिए विदा करते है।* मार्य मे विदर्भराज अज का 
स्थागत करते है* तथा सम्मान सहित अपनी नगरी मे ले आते है ।* दूसरे दिन 
प्रात काल सूतो के पुत्र अज को स्तुति करके जग्राते है ।* अज प्रात काल की 
क्रियाएँ कर तैयार होकर स्वयवर देखने जाते है ।ट अज को स्वयवर में आया हुआ 
देखकर अन्य राजागण इन्दुमती को पाने की आशा छोड देते हैं ।5 अज राजा भोज 
द्वारा निर्दिष्ट स्वर्ण-निभित उच्च सिंहासन पर बैठते है।१९ इसी बीच इन्दुमती 
पालकी पर चढ़कर स्वयवर भूमि मे आती हैं ।!"१ इन्दुमती को देखकर राजागण 
अपनी शृज्भारिक चेष्टाएँ व्यक्त करते हैं ।१९ इसी बीच प्रतिहारी सुनन्दा इन्दुमती को 
उन राजाओ का क्रमश परिचय देती है |" ९ सुनन्दा राजकुमारी इन्दुमती को एक 
राजा से दूसरे राजा के पास लेकर उसी प्रकार बढ जाती है जिस प्रकार वायु से 
उठी हुई लहर के सहारे मानमरोवर की हसिनी एक कमल से दूसरे कमल तक पहुँच 

जाती है ।११ सुनन्दा अन्य राजाओं का भी परिचय देती है किन्तु इन्दुमती आगे ही 


१ जयन्तविजय, ११|८८-८ह)ै । ८ वही, ५/७६। 

२ वही, ११६२ । ६ वही, ६/२। 

इ्े हक ५(रिद । १० वही, ६/(२-४ । 

४ वही, ५/४० | ११ बही, ६/१० ॥ 

५ वही, ५/६१ | १२ वही, अर । 
६ बही, ५/६२ | १३ वही, ६/२२-२५। 
७ बही, */६५-७५ | १४ वही, ६/२६ | 


पं] [ जैन सस्कृत महाकाव्य” 'जयस्तविजय 


बढ़ती रहती है ।* जिस प्रकार राजमार्ग पर चलने वाला दीपक पीछे के महलों पर 
अंधेरा छोड़ जाता है ठीक उसी प्रकार जिन-जिन राजाओं को छोड कर इन्दुमती 
आगे बढ़ जाती है । उनका मुख उदास हो जाता है ।* इन्दुमती अज को देखकर रुक 
जाती है ।६ सुनन्‍्दा इन्दुमती के मन की बात को जान कर अज के कुल, रूप, यौवन 
की भूरि-भूरिं प्रसशा करती है ।* वह अज से विवाह भी करने को कहतो है।* 
इन्दुमती अज के गले मे जयमाल डाल देती है।* तगरवास़ी इन्दुमती की प्रशस्षा 
करते हैं किन्तु अन्य राजा उनकी बातो को सुनकर मन ही मन कुढते है!” इन्दु- 
मतती का विवाह अज के साथ हो जाता है ।* अज अपनी पत्नी के साथ अग्रोध्या 
लौटते है । 

8 प्रकार 'जयन्तविजय' महाकाव्य के षोडश सर्ग मे एक दिन हस्तिनापुर 
के राजा वैरिसिंह का दृत आकर सूचना देता है कि रतिसुन्दरी का स्वयवर होने 
वाला है । स्वयवर में यद्यपि अनेक राजाओ को आमन्त्रित क्रिया गया है" किन्तु 
रतिसुन्दी जयन्त को चाहती है ।१" विक्रम सिंह जयन्त को भेजते है ।" ५ जयल्त 
अपनी सेनाओ के भार से पृथ्वी को नत करते हुए वैरिसिंह की राजधानी की ओर 
प्रस्थान करते हैं ।५१ जयन्त को आया हुआ जान कर मार्ग में वैरिसिह उनकी अग 
बानी के लिए जाते हैं और सम्मान सहित अपनी पुरी में ले आते है । दूसरे दिन 
प्रत काल बन्दियों की ध्वनि से जग कर जयन्त स्वयवर देखने के लिए तैयार होते 
हैं" * तथा स्वयवर मण्डप मे जाते है ।१९ वहाँ पर वैरिसिह द्वारा निदिष्ट स्वर्ण निर्मित 
उच्च सिहासन पर बैठते हैं ।१5 इसी बीच मागधो के मागलिक गीतो एव वाद्यों के 
साथ रतिसुन्दरी स्वयवर मे प्रवेश करती है ।१* युवराज जयन्त को स्वयवर मण्डप 
में आया हुआ देखकर राजा लोग उसकी प्राप्ति की अभिलाषा अपने मन से निकाल 
देते हैं ।१५ किन्तु फिर भी कुछ राजागण उसे देखकर अपनी श्रवृज्जारिक चेष्टाएँ 
व्यक्त करते हैं ।*९ इसी समय बन्दियों की आवाज को रोककर वेत्नधारी क्रमश 


उन राजाओ का परिचय देती है ।*+* किन्तु पसन्द न आने के कारण वेत्नधारी रति- 


१ जयन्तविजय, ६(/२७-६६ । १२ वही, १६/११। 

२ वही, ६/६७। १३ वही, १६/९२ । 

३ वही, ६/६४ | १४ वही, १६/१५-१७ । 
४ वही, ६/(७०-७८ | १५ वही, १६(२० । 

५ वही, ६/७८ | १६ वही, १६-२१ । 

६ वही, ६/८३। १७ वही, १६२३ । 

७ वही, ६/८५। १८ वही, १६/२७, २८, ३५ । 
८ बही, ७/१। १६४ वही, १६/३६ । 

६ वही, १६/१-७ । २० वही, १६|३८-४६। 
० वही, १६/८। २१ वही, १६/४७-५७ | 
१ वही, १६/४ । 


'जयस्तविजय' महाकाव्य की ऐतिहासिकता] [८५ 


सुन्दरी को शीक्ष ही एक राजा से दूसरे राजा के सामने उसी प्रकार ले जाती है जिस 
प्रकार तरजु पद्धति से हमिनी एक कसल को छोड़कर दूसरे कमल पर चली जाती 
है ।" वेत्रधारी अन्य राजाओं का भी परिचय देती है किन्तु वहू आगे बढ़ती जाती 
है ।* रतिसुन्दरी गुरुतर काम से विद्लेल जिन राजाओं को छोड़कर आगे बढ़ती है 
मे राजा उसक अड्जन से युक्त नेत्नो से वेखे गये श्यामता को प्राप्त होते हैं।" 
जयन्‍्त को देखकर रति सुन्दरी ढक जाती है ।* वेत्नघधारी भी रति सुन्दरी के मन 
की बात को जानकर जयन्त के रूप-सौन्दय एवं पराक्रम की भूरि-भूरि प्रशसा करती 
है* तथा जयन्त का बरण करने को कहती है।* रतिसुन्दरी , जयन्त के गले मे जय- 
माल डाल देती है ।* स्वयवर मे आये हुए अन्य राजा लोग जयन्त से ईर्ष्या करते 
हैं ।* किन्तु पुरवासी लोग अपनी मागलिक कामताये व्यक्त करते हुए रतिसुन्दरी 
की प्रशसा करते है ।: जयन्त तथा रतिसुन्दरी का विवाह हो जाता है ।१" कुछ 
दिनो के बाद जयन्त रतिसुन्दरी के साथ अपनी नगरी जयन्ती को चले बाते हैं । 


अत स्पष्ट है कि कवि अभयदेव ने कालिदास के इन्दुमती के स्वयवर के 
भावों को लेकर अपने शब्दों मे रतिसुन्दरी के स्वयवर के माध्यम से व्यक्त किये हैं । 
किन्तु कवि द्वारा प्रस्तुत इन भावों में यत्न-तत्न परिवर्तन कवि की प्रतिभा को अशुण्ण 
बनाये हुये है । 
इस प्रकार 'जयन्तविजय मं उव्य की कथावस्तु का स्रोत अपने समय की 
प्रचलित लॉककथाओ से पूर्णरूपेण प्रभावित है और कवि ने उसे महाकाश्य का रूप 
देने का प्रयास किया है। महाकाव्य के अध्यमत से ऐसा ज्ञात होता है, कि कवि 
अभयदेव ने अपने पूर्ववर्ती कवियों की कृतियों का भली-भाँति अध्ययन किया था । 
अत उनका प्रभाव इस महाकाव्य मे आ जाना स्वाभाविक ही है । 


भुख्य पात्रों को ऐतिहासिकता एवं चरित्र चित्रण 
कृवि अभयदेव ने अपने महाकाव्य मे ऐसे पात्नो को स्थान दिया है, जिनके 
नाम से ही उनके गुणों का पता चल जाता है। सर्वप्रथम वे अपने प्रभाव से विख्यात 
तिभुवन के हुदग्ग्राही, धर्म, अर्थ, काम की असीम विशेषता वाले, वीरब्रतधारियों 
के लिए अलकरणभूत श्रीयुत जयन्तराज के चरित्न के वर्णन की प्रतिज्ञा करते हैं-- 





१ जग्नत्तबिजय, १६/५८ । ६ बहो, १६/८६ । 
२ बही, १६/४६-७१ | ७ यही, १६/५७। 
३ वही, १६/७२। ८५ वही, १६/८६८ । 
४. वही, १६/७३ । दै. वही, १६/६ै२। 


» वही, १६/७३-८४ । १० वही, १६/८६४ । 


८६ ] [ जैन सस्कृत महाकाव्य'“'जयन्तविजय 


एतत्प्रभावप्रथित त्िलोकीहथ  तिवर्गानुपम प्रकर्षम्‌ । 
बीरब्रतालकरण चरित्र श्रीमज्जयन्तस्य उपस्य वक्ष्ये ॥' 


इसीलिए वे सज्जनो द्वारा विलसित लक्ष्मी वाले, देदीप्यमान सुमेरु पर्वत के 
समान, प्रदीप्त दीपशिख।/ के समान तथा सारे ह्वीपो के समुद्र मे सुधा के समान 
जम्बूद्वीप को मध्य मे स्थित बताते है-- 
मध्येडखिलद्वीप समुद्रसोध चड्चत्सुवर्णादिशिश्वावतस । 
दीपप्रदीपप्रतिमोउस्ति जम्बूद्ीप सदालोक विलास लक्ष्मी ॥९ 
इसी जम्बूद्वीप के क्रोड में भारतवर्ष नामक क्षेत्र मे मगध नामक देश है । 
जहाँ पर सुन्दर अज्भहारो द्वारा कल्याण परम्पराओ से रात-दिन लक्ष्मी नृत्य किया 
करती है-- 
तस्यावतसे भरताभिधाने क्षेत्रेटस्ति देशों मगधाभिधान । 
कल्याणद्न्दे रुचिराज़ुहारैरिवानिश नृत्यति यत्न लक्ष्मी ॥।रै 
इसी मगध में अपने नाम के अनुरूप जयन्ती नाम की नगरी है जिस नगरी 
की चारुता को देखकर शेषनाग ने भोगावती के तथा इन्द्र ने अमरावती के प्रति 
अधिक प्रम को छोड दिया है 


भोगावती भोगपति सुरेन्द्रोटरावती प्रत्यधिकानु रागम्‌ । 
मुमोच्र चारुत्वभवेक्ष्य यस्या सा तत्न नाम्नाध्ति पुरी जयन्ती ॥४ 


इस प्रकार कवि के कथन से ही यह स्वय स्पष्ट हो जाता है कि कवि ने 
मगध की लगरी का नाम जो जयन्ती किया है उसका आधार जयन्त है | इसी प्रकार 
इस महाकाव्य मे कवि अभयदेव अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार जयन्त के चरित्न का 
चित्रण करते है, जिनमे जयन्त की विजय की घटनायें प्रमुख है। अत जयन्त की 
विजयो के आधार पर ही वे इस महाकाव्य का नाम भी “जयन्तविजय' रखते हैं । 
इस प्रकार इस महाकाव्य में गुणो के आधार पर ही नामकरण की योजना करना 
कवि अभयदेव की अपनी मौलिक विशेषता है । 


१-- ऐतिहासिक पात्न-- 


विक्रम सिह--विक्रम सिह मगध देश की जयन्ती नगरी के राजा और काव्य 
के चरितनायक जयन्त के पिता है | वे सिंह के समान पराक्रमी एबं वीर हैं जैसा 
कि उनके नाम से स्वय स्पष्ट है। कवि अभयदेव उनके राजत्व की प्रशसा करते हुए 
लिखते हैं-- 


१ जयन्तविजय, १/२४ ! रे वही, १/२६। 
२ बही, १(२५। ४ वही, १/४१। 


'जयन्तविजय' महाकाव्य की ऐतिहासिकता ] [ घ७ 


तस्या बश्वॉद्भुत विक्रमश्री क्षोणीपतिविक्रम सिंह सजश् । 
विश्वभराभारभर बभार यो विश्वता शेव गरुणोषुषि चित्रम्‌ ॥* 
अर्थात्‌ जयन्ती नगरी में अद्भुत पराक्रम एवं श्रीयुक्त विक्रम सिंह नाम के 
राजा हुए, जिन्होने सम्पूर्ण गुणों से युक्त पृथ्वी के भार का वहन किया । 
यहाँ पर कंयवि अभयदेव द्वारा विक्रमसिंह को दी गयी “अद्भुतविक्रमश्री' 
की उपाधि हमारा ध्यान पृथित सम्राट चन्द्रगुप्त द्वितीय की ओर ले जाती है 
क्योकि उदयगिरि अभिलेख मे उन्हे भी अद्भुत (चन्द्रगुप्तास्यमद्भूतभ्‌)" कहा गया 
है । इसके साथ ही चन्द्रगुप्त द्वितीय को भी 'सिंह विक्रम” (विक्रम सिंह) की उपाधि 
प्राप्त हुई है क्योकि उनके द्वारा चलाये गये सिक्‍को पर 'सिंह विक्रम'* लिखा हुआ 
मिलता है । 
'जयन्तविजय' महाकाव्य मे कवि अभयदेव विक्रम सिंह के शासन की प्रशसा 
करते हुए पुन लिखते है 
राजन्वती येन जगत्यजस्र निजा प्रजा पालयता नयेन ।* 


उदयगिरि अभिलेख मे चद्दरगुप्त द्वितीय के शासन का वर्णन भी इसी प्रकार 
किया गया है-- 
यस्य शासन सरक्ता धर्मेज्नस्य वसुन्धरा ।* 
इसी प्रकार कवि अभूयदेव द्वारा वर्णित विक्रमसिह का सोधम्यें साम्राज्य 
(सौधरं साम्राज्यमलकरिण्णु )* उनके शौर्य पर प्रतिष्ठित शौर्य साम्राज्य ही था-- 
साश्चर्य शौर्य साम्राज्य राजेवोच्चैबिभति य ।* 


उदयगिरि अभिलेख मे चन्द्रगुप्त द्वितीय के लिए भी इसी प्रकार बताया गया 
है कि उन्होने अपने विक्रम (शौये) से खरीदकर राजाओ को अपना दास बनाया 


था--- 
बविक्रमावक्रय क्रीतादास्य-न्यर्भूत-पाथिव ।< 


जयन्तविजय, १/५८। 

२ 9 छा 884 ए87607, पाहणाह्ये राव लिालटिबाए वाइशाए।0च8, 
स्‍86- 

३. 38, र क्‍.0093, एणाएप्द्वो 04 एपप्राब पस्ाक्षणप् ज॑ 00998 २िक्रणाए 
?246 

४. जयन्तविजय, १/५८ । 

३ छ7 रिद्ड। कैदी ९24906४.  चाइ०सत०8] बघ0 पापा 408ट20फ000$ 
7.6- 2 

६ जयस्तविजय, १/७१ | ७ वही, ३१२५ 

दब... विाडाणएएडा ढछ0 ालबाज 98४स७7फएॉ0०ा ा।ए-2 


न्नए 


कै 


८८ ] [ जैन संस्कृत महाकाव्य“*“'जयन्तविजय 


विक्रम सिंह के मगध देश के राजा होने के कारण हमारी धारणा और भी 

पुष्ठ हो जाती है कि जिस प्रकार से जयन्तविजय” महाकावन्य में मग्रध देश के 
देभव का वर्णन किया गया है" वह गुप्तककालीन मगध देश का ही वैभव है । इसी 
समय श्रेष्ठी भी एक स्थान से दूसरे स्थान को (स्वदेश और परदेश मे) आते-जाते 
रहते थे ।१ कवि अभ्यदेव के शब्दों मे भी इन्ही श्रेष्ठिपो के आवागमन का वर्णन 
हुआ है-- 

तत्रैवासीद्न श्रेष्ठी. श्रीदश्चीपरमाहँत । 

श्रीमती श्रीमती कान्‍्ता सुतस्तस्यधनावह ॥ 

महासार्थेन सोष्न्येयु. प्राचलत्कुण्डिनपुरम्‌ । 

मासेन प्राप काराया प्रदोषमिव चन्द्रमा ॥रै 


'जयन्तविजय” महाकाव्य का प्रमुख लक्ष्य जयन्त कथा के सहारे पअ्च- 
परमेष्ठि नमस्कार मन्त्र का माहत्म्य बतलाना रहा है-- 


नमस्कार पर तत्न श्रीपञ्च परमेष्डिनामू । 
प्रयात्यनन्य सामान्य यान पात्ने सम्रोद्नताम्‌ ॥ 
कि चाय विधिवद्ध्यात सर्वेकमंसू करमंठ । 
कल्याण कदली कन्दस्यन्दमान सुधारस ॥४ 


इस नमस्कार मन्त्र का साक्ष्य भी हमे स्कस्धगुप्त के होम लेख मे वणित 
पड्चेन्द्र माहात्म्य के माध्यम से मिल जाता है-- 


पुण्य-स्कन्ध च चक्‍क्र जगदिदमखिल ससरक्विक्ष्यभीतो । 
श्रोयोत्य॑ भूत-घूर्य॑ परथि-नियमवतामहँतामादिकत्तु न ॥ 
पड्चेन्द्रा स्थापयित्वा धरणिधरभयान्सन्निर बातस्ततो (5) यम्‌ । 
शैेलस्तम्भ सुचारुगिवर-शिखराग्रोपप. कीतिकर्ता ॥* 


इस प्रकार 'जयन्तविजय” महाकाव्य में कबि अभयदेव द्वारा वणित विक्रम 
सिंह नामक राजा यही पृथित सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त द्वितीय हैं। विक्रम सिंह का चरिद्न 
भी सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त द्वितीय की भाँति ही सभी दृष्टियों से महत्त्वपुर्ण है। बे अत्यन्त 
रूपयान, प्रजापालक और पराक्रमी राजा हैं । काब्य मे उनके इन गुणों की प्रशसा 
इन शब्दों मे की गयी है-- 


१ जयन्तविजय, १(२५-५७ । 

२ 2>गाएएगं क्षाए एजाणब पराह0ए ० 07 ए/फा0 9. 277 
३ जयन्तविजय, ३/६-६ । ४. वही, ३/२-३ । 

2... साइ४णांएड) ७4 ॥(शब्वात (8८फाणा३, ॥86 9-2 


'अपन्तविजय' महाकाव्य की ऐसिहासिकता ] 


य' कामिनीनां अतिभाति काम पितेव च॒ प्रीतियद प्रजानाम्‌ । 
काल, करालो रिपुभूपतीनां कर्पद्रभश्च प्रभमिव्रजानाम्‌ ॥* 


अर्थात्‌ जो राजा कामिनियों के लिए कामदेव, प्रजा के लिए पिता, वैरी 
राजाओ के लिए कराल काल तथा समीप मे आने वालों के लिए कल्पव॒क्ष के 
समान है | 
विक्रम सिंह को अपनी पत्नी से भी अमाध प्रेम है। वे जब उसे उदास देखते 
हैं तो उसकी उदासी का कारण जानने के लिए अत्यन्त बेचैन हो जाते हैं--- 
स भूभुजड़॒ समपृच्छताहेत कृशोदरीय क्ुशता कुतस्तव 
विशेष शोषा सरसीव मीनक करोति या मां खलुलेदभाजम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ उस राजा विक्रम सिंह ने आदरपूर्वक अपनी पत्नी से पूछा कि हे 
कृशोदारि ! शोषित तालाब द्वारा मीन की भाँति तुम्हारी यह दुर्बलता किस लिए 
मुझे खेद का भाजन बना रही है । 
विक्रम सिंह को जब्र यह पता चलता है कि उनकी पत्नी के दु ख का कारण 
अपत्यहीनता है तो वे अपने प्राणो की बाजी लगाकर भी उसकी इच्छा को पूर्ण करने 
की प्रतिज्ञा करते हैं-- 
निवेश्य सन्देह पदेषपि जीवित प्रिये प्रिय ते त्वरित करोत्यद | 
न चेन्‍्जनोध्य ज्वलने प्रवेशत पतज्भुता याति तदा विनिश्चितम्‌ ॥। रै 
राजा विक्रम सिंह द्वारा की गयी यह प्रतिज्ञा उन्हे प्रेमी और वीर सिद्ध 
करती है । 
विक्रम सिंह को अपने मत्नी सुबुद्धि पर अत्यन्त विश्वास है। मे अपनी 
प्रतिज्ञा का पूरा विवरण उसे सुना देते हैं। सुबुद्धि द्वारा प्रतिज्ञायूति का एक मात्र 
साधन ओऔ्री पच्रप रमेष्ठि नमस्कार को जानकर वे इस ब्रत को स्वीकार कर लेते हैं--- 


[ थ६ 


शुत्वेति तंज्॒ पद्धिष्णुश्रद्धासबन्धबन्धुर । 
तृषार्त इब पीयूष विध्रिना स तमाददे ॥॥*९ 


विक्रम सिंह धर्मात्मा और श्रद्धालु राजा है। अत ये राजसुख और ऐश्वर्य 


का उपभोग करने मे ही अपने कर्तव्य की इतिश्री नहीं समझते हैं। वे प्रजा कौ 
दशा जानने के लिए राति मे वेष बदलकर नगर में भ्रमण करते हैं । वे मिडर और 





१. जयन्तविगय १६० ! २ बही, २/६। 
है, वही, २(३१। ४ वही, ३/२८ । 


० ] [ जैन सस्कृत महाकाव्य"'''जबन्तविजय 


साहसी हैं । रात्ति मे नारी के करुण चीत्कार को सुनकर वे भयकर एमजान में 
पहुँचते हैं और उसकी रक्षा के लिए योगी से युद्ध करते हैं। बे सच्चे बीर हैं जो 
मूब्छित शत्रु पर प्रहार नही करते । वे पहले सेचतादि क्रिया द्वारा उसकी मूर्च्छा दूर 
करते हैं ओर तब उसे युद्ध के लिए ललकारते है-- 


सिचमपल्‍लववीजन वायुना विगतमृछंमुबाच द्पोध्य तम्‌ । 
कुर करेउसिलतां मम पूरय क्षम रणे रणकेलिकुतृहलम्‌ ॥* 
विक्रम सिह के चरित्र का एक प्रमुख गुण उनकी दयालुता भी है । नारी का 
चीत्कार सुनकर जाते हुए उन्हे मार्ग मे एक श्मशानवासी सुर रोकता है। सुर 
उन्हे मम पुरो मनुजा किल कीटका ” कहकर उत्तेजित भी करता है। किन्तु 
नमस्कार मन्त्र के प्रभाव से वे उसे परास्त करते है और सुर-द्वारा दीनभाव से प्राणो 
की भिक्षा माँगने पर उसे छोड देते है। विक्रम सिंह की इस दयालुता का फल भी 
उन्हे प्राप्त होता है। सुर उन्हे वन्ध्या स्क्ली को वीरप्रसू बनाने वाला मुक्ताहार प्रदान 
करता है, जिसके द्वारा वे अपनी पत्नी के दु ख को दूर करने मे क्ृतकार्य होते हैं 
और अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करते हैं । 
विक्रम सिंह के हृदय में पुत्र स्नेह की उत्कट अभिलाषा है । पुत्र के दिग्विजय 
करके लौटते समय अदृश्य हो जाने का समाचार सुन कर वे व्याकुल हो उठते हैं-- 
समजनि पितुराकुल त्वमन्तस्तद शुभ सभवशद्धभूया सृतस्य । 
प्रथयति हि तनुत्वमम्बुराशेरविरवियोगदिशापि शीतरश्मे ॥३९ 
अर्थात्‌ पुत्र के अशुभ की उत्पत्ति की शका से पिता के अन्त करण मे 
व्याकुलता उत्पन्न हुई, क्योकि चन्द्रमा का अप्रकटित वियोग भी समुद्र की तनुता को 
बढाता है । 
इस प्रकार विक्रम सिंह की इस व्याकुलता में उनके स्नेहशील हृदय की 
अभिव्यक्ति हुई है । वे धामिक प्रवृत्ति के व्यक्ति है। उद्यान मे सुस्थिताचार्य के आग- 
मन को सुनकर वे सपरिवार वन्दना के लिए जाते है और उनकी देशना से प्रभावित 
होकर जैन धर्म को स्वीकार कर लेते है । 
इस प्रकार स्पष्ट है कि नायक जयन्त के पिता विक्रम सिंह वीर, पराक्रमी, 
नीतिवान तथा यशस्वी राजा है । 
जयम्त---जयन्त प्रस्तुत महाकाव्य के नायक तथा विक्रम सिंह के पराक्रमी 
पुत्र हैं। महाकवि अभय देव द्वारा वरणित उनकी दिग्विजयों के आधार पर हमारा 
ध्यान 'सिंह विक्रम' (चन्द्रगुप्त द्वितीय) के पुत्र कुमार गुप्त की ओर चला जाता है 


१ जयन्तविजय, ४६२ । २ बही, १२/४ । 


'अयस्तविजय' महाकाव्य की ऐतिहा/सिकता ] [४१ 


क्योकि पुराणी के साक्ष्य के आधार पर यह सिद्ध हीता है कि कुमार गुप्त (महेन्द्र) 
ने कलिजझु और महिषक को जीत कर अपने राज्य का विस्वार किया था ।" 


इसी प्रकार कवि अभयदेव ने भी जयन्त की दिग्विजय के सन्दर्भ में उल्लेख 
किया है कि जयन्त ने कलिदड्भुराज को जीता था । कवि के शब्दों मे-- 


सैन्य कोलाहलैदूर पृूरयत्नोदसीमथ । 
चचाल नरशादूंल कलिद्भाधिपति प्रति ॥ 
अखण्डे खण्डिताराति भुजदर्प प्रयाणके । 
महेन्द्र विक्रम प्राप महेन्द्राद्रेुपत्यकाम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ वे नरशादू ल (जयन्त) सेना के कोलाहलों द्वारा आकाश को दूर से 
पुरित करते हुए कलिड्भराज के प्रति चल पडे तथा अखण्ड प्रयाण से शत्रुओं के 
भु जदण्ड को खण्डित करत हुए उन महेन्द्र विक्रम ने महेन्द्र पर्वत की उपत्यका (तरी) 
को प्राप्त किया । 
यहाँ पर कवि अभयदेव ने जयन्त को महेन्द्र विक्रम' कहा है। अत कवि 
के कथन से थह स्वय स्पष्ट है कि जयन्त चद्ध्रगुप्त द्वितीय के पुत्र महेन्द्र अथवा 
कुमार गुप्त है । 
यह कुमार गुप्त भी जैनधर्मं के सरक्षक थे। अत हमारी धारणा की और 
भी पुष्टि हो जाती है । मध्य प्रदेश मे विदिशा के समीप उदयमिरि की गुफा त० 
१० (जैन गुफा) में प्राप्त कुमार गुप्त के अभिलेख मे यह स्पष्ट उल्लेख है कि 
सिंघल के पद्मावती स जस्मे पुत्र शकर ने गुप्त सवत्‌ १०६ के कार्तिक मास के कृष्ण 
पक्ष की पच्रमी को जैन तीर्थंकर पाश्व॑नाथ की प्रतिभा को गुफा-द्वार पर प्रतिष्ठित 
किया था । 


इसी प्रकार मथुरा स्थित ककाली टीला से कुछ भमूतियों के साथ एक जैन 
प्रतिमा भी मिली है। इस प्रतिमा पर एक अभिलेख उत्कीर्ण है ।* 


१ “कलिया महिषाश्चैव महेन्द्र निलयाश्चये 
एतान जनपदानू्‌ सर्वानू पालयिश्यति वैयुह | --बायु पुराण 
'कौशल ओडू ताम्नलिप्तान समुद्रतट पुरी व॒ देवरक्षितों रक्ष्यति । 
कलिजू माहिबकम्‌ महेन्द्र भुमोगुहमु भोक्ष्यन्ति | --विष्णु पुराण 
२ जयन्तविजय, ११/१५-१६ | 
मैं. #एीबढतांत्हाण्डों 5प7₹67 ण ॥॥0/9-260704-4880, ४०, 40, ?, $3 
हिठादा दैप्राह्िएबकार ए्णे 4 9 309 
४. एजांएदडां बच6 (एप्रा/पाओं लाइउ४079 ण॑ 05908 £एाएं7०, ?, 38. 


करे ] [ जैन संस्कृत महाकावब्य जयन्तविजय 


इस अभिलेख मे यह उल्लेख है कि गुप्त सवत्‌ ११३ (ईसबी सन्‌ ४३३) 
में कुमार गुप्त प्रथम) के राज्य काल मे कट्टियगण और विद्याधरी शाखा के दत्ति- 
खाजायें के कहने से भट्टियव की पुत्री और गृहमित्र पति की पत्नी साम।ध्या ने उस 
मूल को (जिस पर कि लेख उत्कीणे है) प्रतिष्ठित किया । 

अत कुमार गुप्त के शासन काल मे प्राप्त होने वाले अभिलंखो से यह स्पष्ट 
हो जाता है कि कुमार गुप्त जैनधर्म के सरक्षक थे। इसीलिए उनके शासन काल मे 
जैनमूर्तियों की स्थापना हुई । इस प्रकार कुमार गुप्त के जैनधर्म के सरक्षक होने से 
भी यह सिद्ध होता है कि यह कुमार गुप्त अथवा महेन्द्र ही 'जयन्तविजय” महा- 
काव्य के नायक जयन्त हैं जिनका कवि अभयदेव ने विक्रम सिंह के पुत्र के रूप मे 
वर्णन किया है । 

कुमार गुप्त अथवा महेन्द्र की विजयो का वर्णन करना ही कवि अभयदेव को 
अभीष्ट है । अत उन्होने अपने महाकाव्य मे सर्वेत्न ही महेन्द्र (जयन्त) के पराक्रम 
का उल्लेख कर विपक्षी राजाओं पर विजय दिखलायी है तथा कुमार गुप्त के नाम 
का सीधे उल्लेख न करके उनकी विजयों के आधार पर ही उनका नाम जयन्त 
किया है । 

जयन्त ही प्रस्तुत महाकाव्य के धीरोदात्त नायक है जिनका वर्णन द्वितीय 
अध्याय में नायक के रूप मे किया जा चुका है । अत यहाँ पर केवल उनका ऐति- 
हासिक परिचय ही प्रस्तुत किया गया है । 

अम्प पात्र जयन्तविजय” महाकाव्य ऐतिहासिक पाज़्ो के साथ ही अन्य 
पात्तों की भी योजना हुई है जिनका सम्बन्ध कथानक की मुख्य घटना से है । 

हरिराज--हरिराज सिहल देश का भूपति तथा प्रस्तुत महाकाव्य का प्रति- 
नायक है। वह बडा शूरवीर एवं पराक्रमी है। एक दिन उसका हाथी भाग कर 
मगध की जयन्ती नयरो मे चला जाता है। अत वह हाथी ब्रापस करने के लिए 
ब्रिक्रम सिह की सभा में दूत भेजता है । दुत आकर अपने स्वामी के सन्देश को राजा 
विक्रम सिंह से बडी विनम्नतापूर्वक कहता है । कवि अभयदेव के शब्दों मे--.- 

तृप प्रणम्यैष कृतासनो&्वदत्पयोदगम्भीरगिरा बचोहर । 
त्वदन्तिक प्राप मम प्रभो करी सरोवराद्धत इवापर सर ॥" 

अर्थात्‌ राजा को प्रणाम कर आसन पर बैठे हुए इस दूत ने कहा कि मेरे 
राजा का हाथी एक सरोवर से दूसरे सरोवर में हस की भाँति तुम्हारे पास आया है। 

अपि च-- 

गजेन्द्र रत्ने गृहमागते स्वयं महीभुज कस्य मनो न लुच्यति । 

तथापि हेय सबलीय सस्त्वया न सुन्दर. क्वाप्यसमान विद्रह ॥९ 


१. जयन्तविजय, ६|१४। २ बही, ४/१७। 


;४ 4 
25३ 
रे 

हू 


'जयेन्तविजय' महाकाव्य की ऐतिहासिकता] ( &ै१ 


अर्थात्‌ स्वयं घर में आये हुए गजेर्द्र रत्न पर किस राजा का मन लोचित 
नहीं होता है फिर भी आपके द्वारा वह बलवान (हाथी) त्याज्य है क्योंकि असमान 
विग्नंह कभी भी सुन्दर नही होता । 

गहाँ पर दूत के कथन से यह स्पष्ट ज्ञात होता है, कि हरिराज अत्यन्त 
पराक्रमी राजा है क्योकि यदि विक्रम सिंह उसके राजा के हाथी को वापस नहीं 
करेंगे तो उन्हे हरिराज से लोहा लेता पडेगा किन्तु जब विक्रम सिंह उसके समझाने 
पर भी हाथी को वापस करने से इन्कार कर देते हैं तो वह उन्हें पुन एक औआर 
विचार करने का अवसर देता हुआ अपने स्वामी के पराक़म का वर्णन करता है-- 


नरेन्द्र बुध्यस्व धियात्मनोध्यवा महेन्द्र मन्त्रि प्रतिमस्थ मन्त्िण । 

मम प्रभो प्रेषय कुछ्जराधिप ब्रजास्य कोपाचि७णषिमा पतड्भताम ॥" 

अर्थात्‌ हे राजन ! बृहस्पति के समान मन्त्रियों से अथवा अपने आप बुद्धि से 
स्वयं सोचिये ओर कुछड्जराधिप को मेरे स्वामी के पास भेजिये । आप मेरे प्रभु के 
कोप की ज्वाला में पतग भत बनिये ' 


इस प्रकार पहले तो वह दूत विक्रम सिंह को बहुत समझता है किन्तु जब 
जयन्त उसके स्वामी के लिए अपमानसूचक शब्द कहते हैं तो वह अत्यन्त क्रोधित 
होकर पुन कहता है-- 


निशम्यनिन्‍्दामथ भतुरात्मम परिस्फुरत्कोप भरारुणैक्षण । 
जगाद दृत क्षितिनाथनन्दन प्रकम्पसपक्वलितोत्तराधर ॥ 
निपीड्य दोदेंण्डबलेन तत्प्रभुद्विपाधिराज सह राज्य सपदा । 
न यावदादास्यति तावदस्य ते प्रभो प्रतीतिने भविष्यति धुवम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ अपने स्वामी की निन्‍दा को सुनकर क्रोध से लाल नेत्री वाले दूत ने 
अपने फडकते हुए अधरोष्ठो द्वारा राजा के पुत्र (जयन्त) से कहा कि जब तक 
मेरे स्वामी अपनी भुजाओ द्वारा आपके राज्य तथा गज को जीत न लेंगे तब तक 
उन प्रभु की वीरता पर आपको निश्चयपूर्वक विश्वास नही होगा । 


इस प्रकार विक्रम सिह की सभा में दृत ढ्वारा कहा जाना हरिराज की शूर- 
वीरता का द्योतक है। किन्तु हरिराज का सबसे बड़ा दुर्गग है. उसमे अहकार की 
भावना का विदमान होना । उसकी यह अहकार की भावना ही उसके विनाश का 
कारण बनती है क्योकि वह दूत के मुख से समाचार सुनकर तुरन्त ही मन्लिग्ो की 
मन्त्रणा की भी अवहेलना करके विक्रम सिंह पर आक्रमण कर देता है-- 


१. जयन्तविजय, ६/२६। २ यही, 4/(३५-३४६। 


४४] [ जैन सस्कृत महाकाव्य 'जयन्तविजय 


तथाप्यवज्ञाय तदीयमन्त्रित प्रयाणमाधत्त मदोद्धतस्तत | 
अरिष्ट संसूचितमृत्युरप्यला विलछुभते कैभेंवितव्यताथवा ॥" 
अर्थात्‌ इसके पश्चात्‌ मदोद्धत्त राजा ने मन्सत्रियों की भन्त्रणा की अवहेलना 
कर प्रस्थान किया यद्यपि उसे अरिष्टो की सूचना से मृत्यु की सभावना हो रही 
थी । अथवा भवितव्यता को किसके द्वारा मेटा जा सकता है। 
हरिराज के प्रतिरोध के लिए विक्रमसिंह के पुत्र जयन्त सेना के साथ आते 
हैं । जयन्त तथा हरिराज का धमासान युद्ध होता है। युद्ध मे हरिराज का सेनापति 
सुषेण मारा जाता है किन्तु फिर भी उसके मन में घबडाहट नहीं है। वह जयन्त से 
कहता है-- 
अथ  क्लेशावेशप्रसरविरस॒ सिहलपति- 
जँगादेव वध्यस्त्वमसि मम तासे शिशुरिति । 
सता निस्त्रिशोषपि प्रभवति न हि शभ्रूणहतये 
प्रपद्चाज्ञा तन्‍्मे ब्रज निजग्रह रन्तुमधुना ॥* 


अर्थात्‌ इसके बाद सिंहलपति ने कहा कि तुम मेरी तलवार से बध्य नही 
हो क्योकि तुम अभी बच्चे हो । सज्जनों की तलवार बालह॒त्या के लिए नही होती । 
इसलिए मेरी आज्ञा को पाकर इस समय आराम करने के लिए जाओ । 


यहाँ पर हरिराज द्वारा जयन्त के प्रति कहे गये ये शब्द उसके चरित्न की 
निर्भगता, शुरता और स्वाभिमानता को व्यक्त करते है। वह जयन्त के साथ भयकर 
युद्ध करता हुआ यद्यपि वीरगति को प्राप्त होता है, किन्तु फिर भी उसके चरित्न मे 
किसी प्रकार की कायरता नही आने पायी है तथा 'जयन्तविजय” महाकाथ्य मे उसके 
चरित्र की रक्षा प्रतिनायक के रूप मे हुई है। 


महेना--विद्याधर नरेश महेन्द्र चक्रवर्ती भी हरिराज की भाँति ही बडा 
शूरवीर, साहसी तथा स्वाभिमानी राजा है। वह अपने पुत्र के लिए गगन विलास 
पुर के राजा पवनगति से उसकी पुत्ती कनकवंती की याचना करता है पर पवनगति 
उसकी याचना को, यह कह कर कि उसकी कन्या अभी किसी बर को नही चाहती 
है, अस्वीकार कर देता है । किन्तु महेद्र को जब यह ज्ञात होता है कि पवनगति ने 
उसके पुत्र की उपेक्षा करके अपनी पुत्री का विवाह जयन्त से कर दिया है तो वह 
अपने दूत को पवनगति के पास भेज कर यह सदेशा कहलवाता है कि तुमने मेरे 
द्वारा याचना करने पर भी अपनी पुत्री को दूसरे को दे दिया है अत निश्चय ही 
मुझसे शत्रुता बढ़ाई है--- 


१ जयन्तविजय, ६/५२। २ वही, १०/७२। 


'जयन्तविजय' महाकाव्य की ऐंतिहासिकता ] [ ६५ 


उदवाच दूतोज्य नरेन्द्र पूर्व यत्याथितोष्पि प्रभुणा तथेयम्‌। 
ददे परस्मै तनया त्वया तन्‍लून कृतान्त प्रगुणीकृतोध्यम्‌ं ॥* 
यहाँ पर महेन्द्र द्वारा पवनमति को कहलाये गये ये शब्द उसकी अपनी आतस्मे- 
प्रशंसा के द्योतक है, क्योंकि वह अपने को अत्यन्त पराक्रमी राजा समझ रहा है । 
इसी प्रकार उसका दूत भी जाकर पवनगति से उसके पराक्रम का बखान 
करता हुआ कहता है-- 
महापराधेन तव श्रुतेत कुद्धे विभो के शरण जगत्सु । 
उत्कोपिते यष्टि मुखेन सिंहे क्षेमोहि कौतस्कुतम्॒ज्भभाज ॥।* 
अर्थात्‌ इस महापराध को सुनने से स्वामी के क्रोधित होने पर ससार में 
तुम्हे कौन शरण दे सकेगा क्योकि लाठी की नोक से शेर के क्रोधित होने पर शरीर- 
धारी का कल्याण कैसे हो सकता है ? हु 
यहाँ पर दूत के इस कथन से भी स्पष्ट है कि महेन्द्र वस्तुत सिंह के सभाल 
अत्यन्त पराक्रमी राजा है। उसके क्रोधित हो जाने पर पवनगति को कही भी शरण 
नही मिल सकेगी । किन्तु जब जयन्त अपमान करके उस दूत को सभा से निकाल 
देते हैं और दूत जाकर अपने स्वामी मे बताता है तो वह क्रोध से काँपने लगता है-- 
अथेति दूतादवंगसस्‍्य सम्यग्विद्याधराणामधिपष प्रबृत्तिम्‌ । 
कराल कोपस्फुर दोष्ठपृष्ट क्षणादभूदश्रूकुटि भीषणास्य ॥।र 
महेन्द्र का पवनगति पर यह क्रोध होना स्वाभाविक है क्योकि पबनगति तो 
सर्देव ही उसके अधीन रहा है। इसीलिए वह अपना और भी अधिक अपमान 
समझकर तुरन्त पक्‍नगति पर आक्रमण कर देता है । पवनगति के दूत जाकर उसके 
आगमन की सूचना देते हैं-- 
असौ समागच्छति खेचरेन्द्र सान्द्राभिषद्भु) किल सयुगाय । 
प्रचण्डदोर्दण्ड बलाबलेपांदपि बत्रिलोकी कलयस्तृणाय ॥ ४६ 
अर्थात्‌ वह खचरेन्द्र चतुरज्भिणी सेना के साथ युद्ध के लिए आ रहा है जो 
अपने प्रचण्ड भुजदण्डो के बल के दर्प से ससार को तृण के समान समझता है । 
इस प्रकार स्पष्ट है कि महेन्द्र के पराक्मम की प्रशसा महेन्द्र का दूत ही नही 
करता वरन्‌ पवनगति के दूत भी करते हैं । 
महेन्द्र के आममन को सुनकर पवनगति की ओर से जयन्त युद्ध के लिए 





१ जयन्तविजय, १३/१०७८। २ वही, १३(१०६४६। 
३ वही, १४/१। ४ वही, १४(२२ । 


द९] ' [ जैन संस्कृत महाकाव्द'*' जयम्तविजय 


जाते हैं। महेन्द्र जयम्त के साथ भयकर युद्ध करता है तथा अपने द्वारा छोडे गये 
चक्र के निष्फल हो जाने पर भी वह हताश नहीं होता है। बह उसी उत्साह के 
साथ युद्ध करता हुआ जयन्त को तृणबत समझता है--- 
पक सोथ्प्याह बोग्योउइस्मि ने तेह्छुनाअपि । 
गम्योइस्ति बोमाय्‌ शिक्षो कदाचिद्‌ मृद्धोईपि कि रे हरिणाधिराज ॥" 
अर्थात्‌ महेन्द्र ने जयन्त से कहा कि मैं इस समय तुम्हारे योग्य नहीं हूँ 
क्योंकि हे उर्सिह क्या गीध भी कभी श्यूगाल शिशु पर आक्रमण करता है (मर्थात्‌ 
नही) 
किन्तु अन्त मे वह जयन्त के जिपुरान्तकास्त द्वारा मारा जाता है। अत 
स्पष्ट है, कि महेन्द्र चक्रवर्ती भी बडा शूरवीर, पराक्रमी तथा स्वाभिमानी राजा है । 
सुबद्धि--सुबुद्धि विक्रम सिंह का विश्वासपात्र मन्‍्त्री है। इसीलिए राजा 
विक्रम सिंह उससे अपनी घरेलू समस्याओ पर भी विचार-विमर्श करते है। वे रानी 
प्रीतिमती की अपत्य चिन्ता और अपनी प्रतिज्ञा का विवरण उससे स्पष्ट शब्दों मे 
कह देते हैं। वह भी ठप का शुभचिन्तक है । अत राजा से कहता है-- 
तत स राजशादूंल मूलमस्त्री व्यजिशपत्‌ | 
स्वत्ातिज्ञाम्बुधिदेंव दुस्तरेध्योषपि दुस्तर ॥ 
तमस्कार पर तत्न श्रीपड्चपरमेष्ठिनाम्‌ । 
प्रयात्य नन्‍्यसासान्य यान पात्र संगोत्नताम्‌ ॥* 
अर्थात्‌ इसके पश्चात्‌ उस प्रधान मन्त्नी ने राजा से कहा कि हे देव | आपकी 
प्रतिज्ञा का सागर दुस्तरो से भी दुस्तर है किन्तु श्री पचपरमेष्ठी का नमस्कार विशिष्ट 
और अनन्य सामाप्य पात्न की गोवता को प्राप्त कराता है। 
उसे पूर्ण विश्वास है कि यदि पचपरसेष्ठी का ध्यान विधिपूर्वक किया गया 
तो मनोवाछित फल की प्राप्ति होगी । 
कि चाय विधिवदृष्यात सर्वेकर्मंसु कमेंठ । 
कल्याण कदली कन्दस्यन्दमान  सुधारस ॥४ 
अर्थात्‌ यह विधिपूर्वक ध्यान किया हुआ (पच्पपरमेष्ठी मन्त्र) सब कर्मों मे 
कमेंठ, कल्याण कदली के अकुर से टपकाने वाला सुधा रस है। 
इसीलिए वह राजा की इच्छा-पूति का साधन इसी मन्त्र को बताता है तथा 





१ जयन्तविजय, १४/१०५ । २ वही, ३/१-२। 
३ वही, ३/३ | 


'जयस्तजिजय' महाकाव्य की ऐतिहासिकता ] [ ६७ 


उनसे इस मन्त की आराधना करने के लिए कहता है 4 वह इस मन्त्र की महत्ता 
प्रकट करने के लिए धनावह श्रेष्ठी का एक उपाख्यान भी कहता है । राजा विक्रम 
सिंह उसकी बात मान लेते हैं। वह दृहस्पति की तरह राजनीति-कुशल तथा विद्वान 
है। उसका परिचय देते समय कवि ने उसके गुणों की अभिव्यक्ति इत शब्दों में 
की है-- 
मन्त्री हरेजीव इवास्य जश्न सौधर्म साम्राज्यमलखूरिष्णु । 
सुबुद्धनाभा बिचुधप्रमोदक्षीराणवार्ण. क्षणदाभुजड्ध ॥" 
बेरिसिह- बैरिसिंह हस्तिनापुर के राजा हैं। वे अपनी पुत्री रतिसुन्दरी 
के स्वववर मे अनेक द्वीपो के राजाओं को आमन्त्रित करते हैं तथा राजाओं का 
आगमन सुनकर मार्ग मे ही उनकी अगवानी के लिए जाते है और आदर के साथ 
उन्हे अपने पुर मे प्रवेश करवाते है। किन्तु उनकी पुत्री रतिसुन्दरी प्राग्जन्म के 
सम्बन्ध के कारण जयन्त पर अनुरागिणी दीख पडती है । इसी कारण स्वयवर में वह 
अन्य राजाओं को छोडकर जयन्त को वरण कर लेती है। वैरिसिंह भी बडे हे के 
साथ रतिसुन्दरी का विवाह जयन्त से कर देते हैं तथा दृद्धावस्था में वे अपना राज्य- 
भार अपने जामाता जयन्त को ही सौंपकर दीक्षा ग्रहण कर लेते है । 
सुस्यिताचार्य-- श्री सुस्थित जैन आचार्य हैं। उनकी देशना से प्रभावित होकर 
विक्रम सिंह श्राद्धधर्म स्वीकार कर लेते है । वे बडे ताकिक है। अत तर्कों के आधार 
पर ही विरोधी ब्राह्मण को पराजित करते है। 
प्रीत्तिमती -- प्रीतिमती राजा विक्रमसिंह की पत्नी है। वह अत्यन्त सुन्दरी 
है । अत विक्रम सिह उससे अपार स्नेह करते है । कवि अभयदेव के शब्दों मे--- 
शच्तीव शक्रम्य महेश्वरस्य गौरीव लक्ष्मीरिव माधवस्थ । 
श्रीनन्दनस्थेव रतिश्च रत्ये॑ तस्य प्रिया प्रीतिमतो बभूव ॥। 
अर्थात्‌ जिस प्रकार इन्द्र को शची प्रिय है, शकर को गौरी प्रिय है, माधव को 
लक्ष्मी प्रिय है तथा कामदेव को उनकी पत्नी रति प्रिय है उसी प्रकार उनकी पत्नी 
प्रीतिमती रति के निए प्रीतिमती हुई । 
कवि अभयदेव प्रीतिमती के सौन्दर्य का भी वर्णन करते है-- 
सज्जीवनी चौषधिरज़ुजस्य विश्राम धामेव हृद स्वभर्तु । 
या राज्यऋद्धेरधिदेवतेव लावपण्यवल्लेनेव कन्दलीव ॥र 
अर्थात्‌ जो (प्रीविमती) कामदेव की सजीवनों औषधि, अपने पति के हृदय 





१ जयन्तविजय, १/७१ । ३ जयन्तविजय, १/६६। 
२ वही, १/६६ | 


#ैद ] [ जैन सस्कृत महाकाज्य““*जयन्तविजय 


की विश्वाम धाम, राजलक्ष्मी की अधिदेग्ता तथा मुन्दरता की लता का तया 
अकुर है । 
इसीलिए तो उसके द्वारा रूप, शील, बुद्धि, लज्जा, दाक्षिण्य, गुण दाक्ष्य, 
नीति, प्रीति तथा कोमल वाणी से पति के अनुराग सिन्धु मे ज्योत्सना की भाँति रहा 
जाता है--- 
रूपेण शीलेन धिया ह्लिया च दाक्ष्येण दाक्षिण्य गुणेन नीत्या । 
प्रीत्या गिरा कोमलया यया च॒ ज्योत्स्तायित पत्यनुराग सिन्धौ |" 
किन्तु सन्‍्तान के बिता प्रीतिमती को उसे अपने यह समस्त गुण व्यर्थे प्रतीत 
होते हैं । एक दिन क्रीडा ल्वद मे करिणी को अपने अपत्य गज से स्नेह करते देखकर 
उसकी मातृत्व की भूख बढ जाती है। वह पत्र प्राप्ति के लिए बेचैम हो उठती है 
क्योकि उसकी दृष्टि मे -- 


नभस्थलोव द्युतिमद्रिना कृता निशेव शीतद्युतिमण्डलोज्झिता। 
महौषधीवोन्मदवीर्य॑ वर्जिता न सूनूहीना वनिता प्रणास्थते ॥* 


अर्थात्‌ यूर्य के बिना आकाश, चन्द्रमा के बिना रात्ति, विशिष्ट शक्ति के बिना 
ओषधि के समान सन्‍्तानहीन स्त्री की प्रशसा नहीं होती । 
अपि च-- 
परा जनन्या जनयत्यनारत मशाकुलीनस्तनयों नयाच्वित । 
महार्घतामेधयते गुणश्रियो न कि बगोराशिरदम्भ सौरभ ॥रै 
अर्थात्‌ नीतिमात, महाकुनीन अदम्भी यशस्वी पत्र ग्रणयुक्त माता की 
महारधता को क्या नहीं बढ़ाता ? अर्थात्‌ अवष्य बढ़ाता हे । 
वह सोचने लगती है, कि स्त्रियाँ चरित्रवान पृतर के द्वारा ही पति के अति 
गौरव को प्राप्त करती है, क्योकि रत्नों की खान प्रक्ाण्ठ मणियों से ही बहुमुल्यता 
को प्राप्त होती है-- 
किमन्यदाप्नोत्यति गौरव वधू प्रियस्य पृत्र॑खलु वृत्ततालिभि । 
महाध्यता रत्तखनी न कि भजेन्मणिप्रकाण्दैरिति सा व्यचिन्तयत ।।४ 
अत वह भी सन्‍्तान-प्राप्ति के लिए प्रयाम करती है और अपने अन्लस के 
दु ख को पति के समक्ष उडेल देती है। आग चलकर उसकी यह इच्छा पूर्ण होती है 
और उसे जयन्त जैसे पत्च-रत्न की प्राप्त होती है । 


प्रीतिमती पुत्र से भी अधिक महत्त्व पति को देती है, क्योकि विक्रमसिह 


२ बह्दी, ((२। ४ वहीं, २/७।॥ 


'जयस्तविजय' मह/काब्य की ऐतिहासिकता ] [ हद 


जब अग्नि प्रवेश की प्रतिज्ञा करते हैं तो उसका हूंदय दहल जाता है-- 


इति प्रतिजशञावचनादमुष्य सा मुमूच्छे वद्ञाभिहतेव तत्क्षणम्‌ । 
पपात चअच्छिन्नलतेव भूतले किमद्भुत प्रेमवमतामिद हि वा ॥।" 
अर्थात्‌ इस तरह से वह राजा के प्रतिशा वचन से वष्जाघात के समान उसी 
समय मूछित होकर भूतल पर छिन्नलता की भाँति गिर पडी। अथवा प्रेमीजनों के 
लिए इसमे आश्चर्य ही क्‍या है | 


इस प्रकार स्पष्ट है, कि 'जयन्तविजय' महाकाब्य में वर्णित प्रीतिमती का 
चरित्र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है, क्योकि वह पतिब्रता पत्नी होने के साथ ही साथ एक 
श्रेष्ठ माता भी है । 


कनकबती--कनकवती विलासपुर के राजा पवनगति की पुत्री है। वह 
अत्यन्त रूपवती है। इसीलिए सैकडो राजा उसके पिता पवनगति से उसके लिए 
याचना करते है | किन्तु वह उन सबको छोड देती है और अनुरूप वर की प्राप्ति के 
लिए 3पने पिता की आज्ञा से जिन शासन देवता जया देवी की आराधना करती 
है और सात दिन की अनवरत भक्ति से उन्हे प्रसन्न कर लेती है। प्रसन्न होकर 
जया देवी उसके लिए दिग्विजय से लौटते हुए जयन्त का अपहरण करती हैं । जयन्त 
उसे उपवन मे देखते है और प्रथम दर्शन मे पहचान नही पाते हैं, क्योकि वे सोचने 
लगते है कि क्‍या यहाँ इस पर्वत पर पर्वत पुत्नी पर्वत की सुन्दरता को देखने के 
लिए आयी है, अथवा रति है अथवा रमा है । किन्तु बाद में वे पलक लगने के 
कारण जान जाते है, कि यह कोई मृत्यु लोक ही लखना है-- 
पर्वते किमिह पव॑तपुत्नी पर्वेतश्रियमवेक्षितुमागात्‌ । 
कि रति किमु रमा खलु नैव मत्यंलोकललनैव निमेषात्‌ ॥* 
इस प्रकार स्पष्ट है, कि कनकवती के अप्रतिम सौन्दर्य के कारण उसे 
पहचानने मे ही भ्रम हो जाता है और इसी सौन्दर्य के कारण जयन्त उस पर मुग्ध 
हो जाते है । अन्त मे जयन्त और कनकवती का विवाह हो जाता है । 
रतिसुन्वरी रतिसुन्दरी हस्तिनापुर के राजा वैरिसिंह की पुत्री है। वह 
भी कनकवती की भाँति अतीव सुन्दरी है । कवि अभयदेव के शब्दों मे-- 


भाग्यसपदिव पृष्पघन्वन सृष्टिसारमिव पह्मजन्मन ॥। 
तस्य देव कमलेव वारिधेरद्भुतास्ति रतिसुन्दरी सुता ॥र 


अर्थात्‌ हे देव | कामदेव की भाग्य सम्पति की भाँति, ब्रह्मा जी की सृष्टि 


१ जयन्तविजय, २३२ । ॥॒ ३ वही, १६/७ | 
२ वही, १३/१२। 


१०० ] [ जैन संस्कृत महाकाव्य*'''जयन्तविजय 


के सार की भाँति, समुद्र की कमला की भाँति उस (वैरिसिंह) की रतिसुन्दरी नाम 
की कन्या है । 
रतिसुन्दरी अपने स्वववर मे आये हुए समस्त राजाओं को छोड़कर जयन्त 
का वरण करतो है । राजा विक्रमसिंह भी रतिसुन्दरी का विवाह जयन्‍्त से कर 
देते हैं । 
इस प्रकार स्पष्ट है, कि जयन्तविजय महाकाव्य का कथानक अत्यन्त 
सरल है और उसमे जटिलता का सर्वथा अभाव है। कवि ने अपनी काव्य-शक्ति के 
अभिनय में कल्पना का सहारा लिया है और लेना भी चाहिये क्योकि कवि कर्म तो 
वस्तुत यही है-- 
अपारे काव्य ससारे कविरेक प्रजापति । 
यथास्मै रोचते विश्व तथेद परिबतेते ॥" 


नमन -०2०---.7०_+>++अ« 


उतना वध ८ 3 अमल: 
१. अग्निपुराण का काथ्यशास्त्रीय भाग, --श्लोक १०, पृ० ३८ । 


चतुर्थ अध्याय 
जयन्तविजय' महाकाव्य में रीति, गण, 
अलंकार तथा छंद 


जयन्तविजय' महाकाव्य में रोति बिवेखन 


“रीति! शब्द गत्यर्थक 'रीड' धातु से 'क्तिन! प्रत्यय लगाकर बना है। अत 
रीति का वास्तविक अर्थ है मार्ग | काव्य मे अपने अभीष्ट अर्थ की अभिव्यक्ति 
हेतु कवि अपने ढग से नाना पदो' का प्रयोग किया करता है| पदो के इसी प्रयोग 
करने की विधि को ही उसकी रीति कहा जाता है । दूसरे णब्दों मे 'रीति! किसो 
लेखक के विशिष्ट लेखन प्रकार को सूचित करती है। 


रीतियो का काव्य मे विशिष्ट स्थान है। आचायें वॉसन ने तो 'रीति' को 
ही काव्य की आत्मा माना है ।" उनके अनुसार काव्य इसलिए विशिष्ट शब्दार्थ 
साहित्य है क्योकि इसकी जैसी पदानुपूर्वी (रीति) जो कान में अमृत वृष्टि करती है 
तथा हृदय मे आनन्द का सचआार करती है अन्यत्न कही नहीं पायी जाती ।* 
रीति तत्त्व के विषय मे राजशेखर ने स्वय कहा है-- 
सत्ति वकक्‍तरि सत्यर्थ सति शब्दानुशासने । 
अस्ति तन्न विना येन परिश्रवति वाड्मधु ॥र 
अर्थात्‌ रीति ही वह काव्य तत्त्व हे जिसमे रस प्रवाह का सामर्थ्य रहा 
करता है । 
आचार्य वामन ही इस रीति तत्त्व अथवा काव्य मार्ग के प्रथम लक्षण 
निर्माता माने जाते है। उनके अनुसार “विशिष्टा पद रचना रीति । विशेषो 
गरुणात्मा* ।' अर्थात्‌ माधुय)ं ओज एवं प्रासाद आदि गुणों से मण्डित रचना 
'रीति' है । 
आचाये आनन्दवर्धन ने इसी बात को दूसरे शब्दो द्वारा व्यक्त किया है। 
उनके अनुसार-- 
गुणानाश्रित्य तिष्ठन्ती माधुर्यादीन ध्यनक्ति सा। 
रसास्त श्वियमे हेतुरौचित्य वक्‍्तृवाच्ययो ॥* 





१. रीतिरात्मा काग्यस्य - काव्यालड्आार १(२/६। 

२ किन्त्वस्ति काचिदपरैव पदानुपूर्वी यस्या न 

किचिदपि किचिदिवावभाति । 

आनन्द यत्यथ च॒ कर्णपथ प्रयाताचैत 

सतामनृत बृष्टिरिव प्रविष्ठा ॥ ---काव्यालकार सूत्र १(२/२१ । 
काश्यभीमासा, पृ० ५२ (चौ० १०) | 

४ काव्यालद्धार सूत्र, १/२/७-८। ५ ध्वन्यालोक, ३/६। 


ज्फ्छ 


१०४ ] | जैन संस्कृत महाकाव्य/“**जयन्तविजय 


अर्थात्‌ माधुर्यादिक ग्रुणो का आश्रयण करके रहती हुई यह पद सघटना 
रसो को अभिव्यक्त करती है | इस प्रकार आनन्दवर्धन का 'सघटना' शब्द नितान्त 
सारगर्भित है जो बामन की “विशिष्टा पद रचता' का ही दूसरा रूप है। साहित्य 
दर्षणकार विश्वनाथ ने भी आनन्दवर्धन के कथन का समर्थन किया है-- 


पद सघटना रीतिरग सस्था विशेषवत्‌ । 
उपकर्ती रसादीना ॥ 


रीति श्रेद--अ।चार्य वामन के अनुसार रीतियो की सलख्या तीन है--बैदर्भी, 
पाश्वाली तथा गौडी ।९ ध्वन्यालोककार आचाये आनन्दवधेन भी वामन के इसी 
मत का समर्थन करते है। उन्होंने इन रीतियो के लिए क्रमश समास रहित, 
मध्यम समासयुक्त तथा दीर्घ समासयुक्त सघठना शब्दों का प्रयोग किया है।* 
राजशेखर को भी वस्तुत तीन ही रीतियाँ मान्य है* यद्यपि उन्होने कर्पू रमञजरी की 
तान्‍दी में 'मागधी' का भी उल्लेख किया है।* भोजराजक्ृत सरस्वती कण्ठा- 
भरण" से 'आवन्तिका' एवं मागधी' नामक दो अतिरिक्त रीतियो का वर्णन 
प्राप्त होता है । इस प्रकार रीतियो की सख्या पाँच स्वीकार की गयी है। परन्तु 
कविराज विश्वनाथ ने जार प्रकार की ही रीतियो का वर्णन किया है। ये है--- 
वैदर्भी, गौडी, पाञचाली एवं लाटी । इनमे से लाटी के सम्बन्ध मे उनका मत है 
कि वास्तव में यह कोई भिन्न रीति नही है वरन्‌ बैदर्भी तथा पाश्वाली दोनो के कुछ 
गुणों से युक्त है ।* 


इस प्रकार स्पष्ट है, कि वस्तुत रीतियाँ तीन ही है--वैदर्भी, गौडी तथा 
पाओआली । 


१ साहित्यदर्पषण, &/१ | 
२ सा त्रेधा वैदर्भी गौडीया पाआ्वाली चेति । --काव्यालड्ार त्रवृत्ति 
३ असमासा समासेन मध्यमेन च भूषिता । 30७७० 
तथा दीघे समासेति त्विधा सघटनोति ॥। 
“ ध्वन्यालोक ३/ 

काव्य मीमासा १० ३१ (चौ० प्र०)। न 
४५ भद्द भोदु सरस्सई अ कइणों णदतु वासाइणों। 

अण्णाण बि पर पअट्टदु बरा बाणी छइल्लपिआ। 

बच्छोमी तह माअही फुरदु णो सा कि च पचालिआ | 

रोदीओ बिलिहतु कब्बकुसला जोप्हा चओरा बिअ ॥ 
-करपूरमञज्जरी १/१। 


ण् 


सरस्वती कण्ठाभरण, २/३२, ३३ । 
साहित्यदपंण, /२। 
८ लाटी तु रीति वैदर्भी पाश्वाल्योरन्तरे स्थिता । --साहित्यदर्पण ई१। 


6 # 


'जयन्तविजय महाकाव्य मे रीति, गुण, अलंकार तथा छंद ] [ १०४ 


वैदर्भी रीति में माघुय्य गुण, सुकुमार वर्ण, असमास या भ्रध्यम समस्त तथा ' 
कोमल रचना का एकत्र समावेश होता है ।” कविराज विश्वनाथ के शब्दों मे-- 


माधुमव्यअ्षकैव्ण रचना ललितात्मिका । 
अवृत्तिरल्पवृत्तिाँ वैदर्भी रीति रिष्यते ॥२ 


अर्थात्‌ माधुयेगुण के व्यञ्जक वर्णों से युक्त समास रहित अथवा अल्प समास 
युक्त मनोहारी रचना बैदर्भी रीति कहलाती है । 


रुद्ट के अनुसार ऐसी ललित पद रचना, जिसमे असमस्त अथवा स्वल्प 
समस्त पदावली का प्रयोग हुआ है, श्लेषादि प्राचीनाचार्य, सम्मत दसो शब्द गुण 
विद्यमान हो तथा द्वितीय वर्ग के वर्णों का बाहुल्य और स्वल्प प्राणाक्षरों का सन्ति- 
बेश हो, तो वैदर्भी रीति कहलाती है--- 
असमस्तैक समस्ता युक्ता दशाभि गुणैश्च वैदर्भी । 
वर्ग द्वितीय वहुला स्वल्पप्राणाक्षरा च सुविधेया ।।' 


मम्मट ने भी काव्य-प्रकाश मे इसी मत का समर्थन किया है ।४ 
गौडी रीति वैदर्भी रीति के बिल्कुल विपरीत होती है। इसमे ओजगुण, 


कठोर वर्ण, दीर्८ध समास तथा विकट रचना--इन समग्र काव्य साधनों का एकत्र 
समावेश होता है-- न 


समस्तात्युदूभदभ पदामोज कान्ति ग्रुणान्विताम्‌ । 
गोडीयामिति गायन्ति रीति रीतिविवक्षणा ॥* 


कबविराज विश्वनाथ के शब्दों मे--- 


ओज प्रकाशक॑वबणैवेन्ध आडम्बर पुन । 
समास बहुला गीडी *  * ॥५ 


अर्थात्‌ ओजग्रुण के अभिव्यञ्जक वर्णों से पूर्ण समास प्रचुर उद्भट रचना 

को गौड़ी रीति कहते हैं । 
पाध्वाली रीति वैदर्भी तथा गौडी रीति की अन्तराल्वातिनी है। इसमे न 
तो बहुत अधिक समस्त पद होते है और न ही असमस्‍्त अपितु पाँच या छ पदो के 


१ अस्पृष्ठा दोष मात्नाभि समग्र गुणगुम्फिता। 
विपड्ची स्वर सौभाग्या वैदर्भी रीति रिष्यते ॥ --काव्यालडुतर सूत्र पृ० १७। 


२ साहित्यदर्षण, (२-३ । ३ काब्याखकार, २/४|९ । 
४. काव्य प्रकाश, ५/७४ । ४ काव्यालझूर सूत्र, १/२/१२, पृ० २० । 
६ साहित्य दर्पण, ६/३ । 


१०६ | [ जैन ससस्‍्कृत महाकाब्य“**“जयन्ताविजय 


समास इसमे प्राप्त होते है। वामन के अनुसार इसमे माधुय तथा सौकुमार्य गुणों का 
निवास होता है-- 

माधुर्य सौकुमार्यापपन्‍ना पाचाली । 

आश्लिष्ट श्लथभावा ता प्रणच्छाययश्चिताम्‌ । 

मधुरा सुकुमारा चर पाचाली कवयो बिंदु ॥" 


इस प्रकार स्पष्ट है कि रीतियाँ तीन ही है--वबैदर्भी, गौडी तथा पाञ्चाली । 


'जअयन्तविजय में बेदर्सो रीति-- 

'जयन्तविजय” महाकाव्य की प्रमुख रीति वैदर्भी है, क्योकि वैदर्भी रीति की 
श्रेष्ठा को सभी साहित्याचार्यों तथा कवियों ने एक मत से स्वीकार किया है। 
वामन के अनुसार सकल गुणों से विशिष्ट होने के कारण वैदर्भी रीति ग्राह्म है और 
अल्प (केवल दो) गुणों से विशिष्ट होने के कारण गौडीया और पाञज्चाली रीतियाँ 
अग्राह्म है ।* 

राजशेखर के अनुसार साहित्य विद्य। वधू काव्य पुरुष को गौडीय रीति के मूल 
स्थान प्राची प्रदेश मे आक्ृष्ट नही कर सकी, पाञ्चाली रीति के मूल स्थान पाञचाल 
प्रदेश मे वह उसके प्रति थोडा आक्ृष्ट होने लगा और वैदर्भी रीति के मूल स्थान 
दक्षिण प्रदेश मे वह उस पर पूर्णरूप से मुग्ध हो गया तथा बही वत्सग्ुल्म नामक नगर 
में उन दोनों का विवाह भी सम्पन्न हुआ ।* इस प्रकार इस कथा द्वारा राजशेखर ने 
वैदर्भी रीति को प्रकान्तर से सर्वोत्तम रीति घोषित किया है । 

वैदर्भी की सर्वेश्रेष्ठता के सम्बन्ध मे कवि गण भी आलकारिको से पीछे 
नही रहे है | श्रीहृष॑ के शब्दों मे--- 

धन्यासि वैदर्भि गुणैरुदारै्ययासमाकृष्यत  नैषधो5पि । 
इत स्तुति का खलु चन्द्रिकाया यदबव्ध्मप्युत्तरती करोति ॥* 

अर्थात्‌ वंदर्भी रीति (दमयन्ती) तुम वास्तव में धन्य हो जिसने अपने उदार 
गुणों से नैषध (काव्य या नल) को आकृष्ट कर लिया है । चर्द्रिका की इससे अधिक 
स्तुति क्या हो सकती है कि वह समुद्र को भी चच्चल बना देती है। 


महाकवि कलिदास ने इसी मनोहारिणी रीति का आश्रय लेकर विमल यश 
प्राप्त किया | कवि विल्हण ने तो इसको प्रशसा मुक्त-कण्ठ से की है-- 





१ काव्यालद्भार सूत्र, १/२/१३। 
२ तासा पूर्वा ग्राह्मा गुणसाकल्यात्‌ | वही, १/०/१४ । 
न पुनरितरे स्तोकगुणत्वात्‌ ॥ वही, बा ५। 
३ काव्य मीमासा, पृ० १६-२२ । ४ नैषधीय चरित, ३/११६ | 


'जयस्तविजंय' महाकाव्य मे रीति, गुण, अलंकार तथा छद ] [ १०७ 


अनश्नव्गष्टि. श्रवणामृतस्य सरस्वती विश्रमजन्मभूमि । 
वैदभेरीति कृतिनामुदेति सौभाग्य लाभ प्रतिभूषदानामु ॥" 


अर्थात्‌ इससे अधिक वैदर्भी रीति की और क्या प्रशसा की जा सकती है कि 
वह रचिर वैदर्भी काव्य मे जब अपना विलास दिखाने लगती है तो स्वर्ग भी नीरस 
एवं मोक्ष भी निरानन्द प्रतीत होने लगता है। अत ऐसी मनोहारी वैदर्भी रीति को 
ही सस्कृत भाषा के कवियों ने काव्य मे यदि सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया तो इसमे आश्चये 
क्या ? 

महाकवि अभयदेव विरचित “जयप्तविजय” महाकाव्य मे भी इसी वैदर्भी 
रीति की प्रधानता है क्योकि गुण निरूपण के अवसर पर यह भली भाँति स्पष्ट हो 
चुका है कि 'जयन्तविजय' महाकाव्य मे सभी माधुये, ओज तथा प्रसाद गुण विद्यमान 
हैं। रचना प्रायश समास रहित अथवा अल्प समासो से युक्त है तथा पदों की 
सघटना श्रवण सुखद है । बथा-- 


सरोवरैयंत्र भुवों विभान्ति, सरोवराणिस्मितपद्मखण्ड । 
ते पण्मखण्डानि च राजहसे स्‍वे राजहसा सुगतिप्रचारे ॥* 
अर्थात्‌ जहाँ पर पृथ्वी सरोवरों से, सरोवर विकसित घदमखण्डो से, वे 
पद्मखण्ड राजहसों से और वे राजहस अपनी सुगति के प्रचार से सुशोभित होते हैं । 
प्रहाँ माधुये वर्णन के अनुरूप ही मधुर पदो का प्रयोग हुआ है । इसी प्रकार-- 


भोगावती भोगिषति सुरेन्द्रोईमअरावती श्रत्यधिकानुरागम्‌ । 
मुमोच चारुत्वमवेक्ष्य यस्था सा तत्न नाम्नास्ति पुरी जयन्ती ॥।' 


अर्थात्‌ जिस नगरी की चारुता को देखकर शेषनाग ने भोगावती तथा इन्द्र 
अमरावती के प्रति अधिक प्रेम को छोड दिया । ऐसी नाम के अनुरूप जयन्ती 
'गरी है । 
यहाँ पर नगरी के वर्णन मे माधुयय व्यजक वर्णो का प्रयोग हुआ है। श्लोक 
के आरम्भ मे ही 'भोगावती भोगिपति ' में अनुप्रास की मनोहर छटा पाठक को 
बलातू अपनी ओर थआक्ृष्ट कर लेती है तथा द्वितीय पक्ति मे मकार का प्रयोग 
रचना भे लालित्य का सच्चार कर रहा है। अत यह स्वय सिद्ध हो जाता है, कि 
कवि ने वर्णन के अनुरूप ही पदावली का प्रयोग किया है तथा ऐसे अवसरो पर सर्वत्र 
प्रसाद गुण की अभिव्यक्ति हुई है | माधुयें गुण की अभिव्यक्ति श्रुगार के अवसर पर 
दर्शनीय है-- 


१. विक्रमादडु देव चरित, १/६ । ३. बही, १/४१। 
२ जयन्तविजय, १/३० । 


१०८ ] | जैन सस्कृत महाकाव्य'““जयन्तविजय 


कुबलयदलनेत्ना पकक्‍्वना रगनव्य- 
त्वगुदित रसधाराक्षेपतों व्याकुलाक्षीम्‌ । 
बविदधदथ जयन्तोज्न्या चुचुम्बे तदग्रे 
गुरुरिह चतुरत्वे कामदेवो5स्यनूनम्‌ ॥१ 
अर्थात्‌ पकी हुई नारगी के नवीन वल्कल से निकले हुए रस की धारा के 
गिराने से एक नायिका को व्याकुल नेत्न वाली कहते हुए जयन्त ने कमल दल के 
समान नेत्ो वाली दूसरी नायिका का चुम्बन किया । इस प्रकार उसकी इस क्रीडा 
की चातुरी मे कामदेव निश्चय ही गुरु ठहरा । 
बहाँ पर संयोग श्वूगार का वर्णन हुआ है और उसी के अनुरूप ही मधुर 
पदो जैसे 'पक्वनारगनब्य' “चुचुम्बे', 'चतुरत्वे' आदि पदो में वर्ण रचना दर्शनीय है। 
इस प्रकार अपनी मधुरता के प्रयोग से यह रचना ख्युगार को और भी अधिक 
आस्वाद्य बना रही है । 


आनन्दवर्धन ने सघटना के नियामक तीन तत्त्व माने है*"--१ वक्‍ता का 
औचित्य, २ बोद्धा का औचित्य, ३ वाच्य का औचित्य । 


जयन्तविजय महाकाव्य एक वर्णनात्मक काव्य है तथा इसके रचयिता 
महाकवि अभयदेव सूरि जेन धर्मावलम्बी है। उन्होंने यद्यपि इस काव्य में जैनधर्म 
के सिद्धान्तो का प्रतिपादन नही किया है किन्तु फिर भी काव्य की शैली उपदेशात्मक 
हो गयी है । तृतीय सर्ग में राजा विक्रमसिह अपनी प्रतिज्ञा की चर्चा मन्त्री सुबुद्धि 
से करते है। मन्त्री सुबुद्धि राजा की इच्छा पूर्ति का साधन पचनमस्कार मन्त्र की 
आराधना को बतलाता है-- 


नमस्कार पर तत्र श्रीपचपरमेष्ठिनाम्‌ । 
प्रयात्यनन्य सामान्ययान पात्सगोत्नताम्‌ ॥। 
कि चाय विधिवदृध्यात सर्वकर्मसु कर्मठ । 
कल्याणकदली कन्दस्यन्दयान सुधारस ॥रै 


यहाँ पर वक्‍ता मन्‍्त्री सुबुद्धि तथा बोद्धा राजा विक्रमसिह है। इसी प्रकार 
पचदश सर्ग मे स्वश्षता क सम्बन्ध मे ब्राह्मण और जैन सिद्धान्तो का विवरण शास्त्रार्थ 
के रूप मे देकर ब्राह्मण विचारधारा पर जैन विचारधारा की विजय दिखलायी गयी है । 
इस सर्ग मे वर्णन इस प्रकार है कि एक दिन सुस्थिताचार्य जयन्ती नगरी के उद्यान मे 


१ जयन्तविजय, ८/२१। 
२. गुणानाश्षित्य तिष्ठन्ती माधुर्यादीन्‌ व्यनक्ति सा । 


रसानू तमन्नियमे हेतुरोचित्य वक्‍तृव लक 
३ जयन्तविजय, ३/२-३। क्तृवाच्ययो ॥ लोक ३,६ । 





'जयम्तविजय' महाकाव्य मे रोति, शुण, अलंकार तथा छद ] [१०४६ 


पधारते हैं। राजा विक्रमसिह उनका स्वागत करते हैं। आचार्य राजा को उपदेश 
सुनाते हैं जिसके सुनने से राजा का मिथ्यात्व नष्ट हो जाता है और उन्हे सस्यकत्व 
की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ पर वक्ता सुस्थिताचार्य तथा बोद्धा राजा विक्रमसिह 
हैं । इस प्रकार कवि ने सभी स्थलों पर वक्‍ता तथा बोद़धा के ओचित्यानुसार ही 
सघटना का प्रयोग किया है। वक्‍ता तथा बोद्धा सभी शिष्टजन हैं। अत भाषा में 
कही भी अग्रास्यत्व नही है। वाच्य के औचित्य का उन्होंने सर्वत्र पालन किया है। 
वीर एव रौद्र रस के अवसर पर ओजपूर्ण तथा श्यूद्भार एवं करुण के अवसर 
पर माधुर्यपू्णं सघटना है । वैदर्भी तो समग्र गुणसम्पन्न रीति है। अतएवं उसमे 
सभी प्रकार के भावों को व्यक्त करने की क्षमता है। महाकाव्य में वीर रस के 
अवसर पर दीर्घ समासों का प्रयोग भी प्राप्त होता है परन्तु रसानुकुल होने के 
कारण वह सघटना का गुण ही है, दोष नहीं | दीघे समासो के प्रयोग के अवसर 
पर भी कवि ने सर्वत्र प्रसाद गुण का ध्यान रखा है। यही कारण है कि यदि प्रकृति 
वर्णन इत्यादि स्थलों पर भी कही दीघे समासो का प्रयोग हुआ है तो वह सहृदय 
की सौन्दर्यानुभूति मे बाधक नहीं हुआ है। यथा-- 


काञधी कच्चनन किकिणीरणरणत्कारापनिद्रस्मर । 
दोलान्दोलन कौतुक मृगहशामालोक्य लोकोत्तरम्‌ ॥। 


तत्नासक्त मना प्रयाति नलिनीकान्त प्रशान्तैहैये- 
मेन्दमन्दमतीव वृद्धिमधिका पुष्णन्त्यमी वांसरा ॥" 


अर्थात्‌ काश्वी प्रदेश की स्त्रियों की करधनी की किकिणियो की आवाज से 
समाप्त निद्रा वाला, मृगनयनियों के लोकोत्तर दोलान्दोलन कौतुक को देखकर वहाँ 
पर आसकत मन वाला, नलिनीकान्त (सूये) थके हुए घोडो से अत्यन्त मन्द-मन्द 
जाता है । इसीलिए दिन अत्यन्त वृद्धि को प्राप्त हो रहे है । 
यहाँ पर कवि अभयदेव की कल्पना चरम सीमा पर पहुँच गयी है क्योकि 
दिन वृद्धि का कारण दोलानदोलन है | इसके साथ ही कवि ने उसी क़ीडा के अनुरूप 
ही मधुर पदो जैसे कवर्ग का बाहुल्‍थ तथा 'काञखी', 'काचन', मन्द', 'मन्द' इत्यादि 
पदों में अपने-अपने वर्ग के पड्न्चम वर्णों से युक्त स्पशे वर्णों का प्रयोग किया है जो 
अपनी मधुरता से प्राकृतिक चित्रण को और भी आस्वाद्य बना रहा है। 
हसी प्रकार वीर रस में ओज गुण के अनु कूल दीर्घ समासयृक्त सघटना का 
उदाहरण प्रस्तुत है-- 
आसस्नसग्रामसमुत्सहिष्णोवीर ब्रजस्यान शिरें मनांखि | 
हर्षप्रकर्ष.. समुदअदुच्चरोभाचच चक्रैश्व चिर वपूसि ॥ है 


१ जयन्तविजय ७/७४ । २ बही, १०/२७। 


११० ] [ जैन सस्कृत महाकाव्य''''जयन्तविजय 


यहाँ पर सकार के प्रयोग से युक्त रचना वीर रस की ब्यज्ञना मे सहायक 
सिद्ध हो रही है-- 


अपि च-- 
खड्भाखद्भि शराशर प्रभृति धिर्युद्ध प्रकारैयुध 
कारकारमपार कौतुकरस विस्तारयन्ती दहशाम्‌ । 
प्रत्येक. विजयश्रिया रणगुणोत्कर्षापकर्षक्षणे 
क यामीति विमुग्धया प्रतिकल तो खिन्नया ॥ 
अर्थात्‌ तलवार का तलवार से, बाण का बाण से जवाब देने वाले युद्ध को 
करते हुए एवं अपार कुतूहल रस को दृष्टि के सामने फैलाते हुए उन दोनो के युद्ध के 
गुण के उत्कर्ष और अपकर्ष के क्षण मे विमुग्ध विजयश्री से किसके पास जाऊं ? इस 
तरह से परेशान होकर विचारा गया । 


प्रस्तुत उदाहरण मे भी बीर रस की अभिव्यञ्ञना हुई है तथा खज्जा-खड्ि 
पदों में अपने-अपने वर्ग के पदञ्चम वर्णों से युक्त वर्णों का प्रयोग हुआ है । इसी प्रकार 
सकार तथा रेफ का प्रयोग भी ओज गुण को उत्कर्ष प्रदान कर रहा है । 


कवि ने सदेव बाच्य के अनुकूल ही पदावली का प्रयोग किया है । महाकाव्य 
में आये हुए उपदेशात्मक स्थलों की भाषा गम्भीर एवं प्रभावपूर्ण है। पनद्रहवें सर्गे 
मे सुस्थिताचार्य जी जैनधर्म की सर्वेश्रेष्ठता को सिद्ध करते हुए कहते है-- 
सुगति प्रेयसी पुसा बोभवीति वशवदा | 
जृम्भभाणे. जिनेन्द्रोक्तधर्मकार्मणम कर्मणि ॥' 
अर्थात्‌ जिनेन्द्र द्वारा कहे हुए धर्म कम॑ का पालन करने पर प्रुषों के लिए 
सुगति प्रियतम और स्वाधीन होती है । 


यहाँ पर कवि ने सरल तथा समास रहित अथवा अल्प समासयुक्त शैली का 
आश्रय लिया है । शैली की सरलता तथा प्रसाद गुण के कारण ये उपदेश पाठक के 
हृदय में अपना गहरा प्रभाव छोड़ते है । 


इसी प्रकार सप्तम तथा अष्टम सर्ग मे बसन्‍्त ऋतु के आगमन पर दोलानदो- 
लन, पुष्पावचय तथा जलकेलि के अवसर पर अलड्डारयुक्त मधुर भावो को व्यक्त 
करने में समर्थ कोमल रीति का प्रयोग है। कवि ने यहाँ पर भी वक्ता, बोद्धा तथा 
आाच्य के औचित्य का पूरा ध्यान रखा है । कवि अभयदेव स्वभ्ावत कोमल हैं अत 
उनकी भाषा में कोमल पदों का श्रयोग उचित है। इसके साथ ही वे एक उत्कृष्ट 


१ जयन्तविजय, १०/७१। २ वही, १५/१२। 





'जयन्तविजय' महाकाव्य मे रीति, गुण, अलकार तथा छद | [१११ 


कोटि के कवि है । अत, उनकी भाषा में आलकारिता भी स्वाभाविक है । इसीलिए 
जयन्तविजय' मे प्रयृक्त शैली की प्रशसा करते हुए डॉ० राम जी उपाध्याय" कहते 
हैं -- अभयदेव की शैली अनेक स्थली पर सगीतमयी है । ऐसा लगता है कि उनकी 
कविता के नृत्य मे पद-विन्यास थिरकते से हैं। यथा-- 


कुरज रुतुड़ रणदनणु घण्टे... करठिश्नि 
सृवर्ण. सदर्णबसन  निकरे सुन्दरतरै । 
त्वयि स्‍्वैर वर्षत्यधिष न शिर केन दुधुवे 
विमुच्यक क्षोणीभर  परवश पन्नगपतिम्‌ ॥ ६-ढैई 


इस प्रकार कवि अभयदेव ने अपने 'जयन्तविजय' महाकाव्य मे वैदर्भी रीति 
का आश्रय लिया है। कवि परिमल ने तो इस बैदर्भी मार्ग पर चलना तलवार 
की धार पर चलने के राहश बताया है-- 


निस्त्रिशधारासह्शेन ये षा वैदभंमार्गेण गिर प्रदृत्ता 
किन्तु कवि अभयदेव ने इस निस्त्रिशधारा पर सफलतापूर्वक चलकर यह 
सिद्ध कर दिया है कि वे वस्तुत एक महान कबि है । 


'जयन्तविजय' महाकाव्य में गुण निरूपण 


काव्य मे गुणो की स्थिति वाञऊछनीय ही नहीं अपितु आवश्यक है । भरत- 

मुनि ने दोषों के विपर्यास को ही गुण माना है ।* उनके अनुसार गुणो की सख्या 
दश है--श्लेष प्रसाद, समता, समाधि, माधुयें, ओज, सुकुमारता, अर्थ व्यक्ति, 
उदारता तथा कान्ति (९ आचार्य दण्डी ने भी भरत मुन्ति के इन्ही दश गुणों का अनु- 
मोदन किया है ।* आचाये वामन की दृष्टि मे भी गुणो का सर्वाधिक महत्त्व है। 
उन्होने रीति निरूपण के प्रसज्भ मे गुणों का सर्वप्रथम उल्लेख किया है। रीति को 
उन्होने विशिष्ट पद-रचना माना है और विशिष्ट पद की व्याख्या करते हुए उन्होंने 
विशेषता का आधार गुणों के द्वारा माना है ।* उनके अनुसार काव्य शोभा के 
१ ससस्‍्कृत साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास । 
२ एते दोषास्तु विज्ञेया सूरिभि्नाटका श्रया । 

एतएबव विपयेस्ता गुण। काव्येषु कीतिता ॥ --नादय शास्त्र, १७/६५। 
३ श्लेष प्रसाद समता समाधि माधुर्ययोज पद सौकुमायंम्‌ । 

अध्धेस्थ तर व्यक्तिस्दारता च कान्तिश्व काव्यस्यग्रुणाद शैते ॥ वही, १७/६० । 
४ एलेष प्रसाद समता माघुये सुकुमारता । 

अर्थ व्यक्ति रुदारत्वमोज कान्ति समाधय ॥ --काव्यादश, १-४१ । 
५ विशिष्ट पद रचना रीत्ति । विशेषों गृणात्मा | --का० सू० बु०, १/२/७, ८ । 





4१२ | [ अैन सस्कृत महाकाव्य ““जयन्तविजय 


उत्पादक धर्म गुण कहलाते हैं' और उन्होत गुणों को काव्य का नित्य धर्म माना 
है ।९ इनके अनुसार भी गुणो की सख्या १० है। आचार्य बामन गुणों की स्थिति 
शब्द और अर्थ दोनो मे समान रूप से स्वीकार करते है अर्थात्‌ उनके अनुसार दश 
शब्द गुण तथा दश अर्थ ग्रुण हैं । 
आचाये वामन के अनुसार रीति काव्य की आत्मा है और गुण रीति के 
धर्म है । ध्वनिवादी आचार्य रस ध्वनि को काव्य की आत्मा मानते है और उनके 
अनुसार उसी रस का आश्रय लेने वाले धर्म गुण कहलाते है-- 
तमथंमवलम्बन्ते येडड्भिन ते गुणा स्मृता ।*ै 
मम्मट के अनुसार आत्मा के शौर्यादि धर्मों के समान काव्य के आत्मभूत 
प्रधान रस के जो नित्य एवं उत्कर्षाधायक तत्त्व है वे गुण कहलाते हैं ।* उनके 
अनुसार गुणों की सख्या तीम है दश नहीं ।* उन्होंने इन्ही तीन ग्रणो में ही दश 
गुणों को निहित माना है। उनके अनुसार दश गुणों में से कुछ तो इन्हीं तीनो गुणों 
मे ही अन्तर्भूत हो जाते हैं, कुछ केवल दोषाभावरूप होते हैं तथा कंतिपय कही पर 
गुण न रहकर दोष हो जाते है। अत गुणों की सख्या केवल तीन ही है ।' 
कवि अभमदेव ने भी इन्ही गुणो का समावेश अपने जयन्तविजय महाकाव्य 
में किया है ! उन्होंने भरत मुनि हारा निदिष्ट लक्षण का पूर्ण समर्थन किया है । 
उनके अनुसार - - 
महाकवीनामपि नव्यकाब्ये दोष कदाचित्किल सभुविष्णु । 
प्रमादनिद्रोदय मुद्रथा हि क्रोडीक़ियन्ते सुधिया धियो5पि ॥* 


भर्थात्‌ महाकवियों के भी नवीन काव्य मे कदाचित्‌ दोष होता निश्चय ही 
सम्भव है, क्योंकि बुद्धिमानो की बुद्धि भी प्रमाद निद्रा के उदय के कारण कुण्ठित हो 
जाती है । 


किन्तु अच्छा कवि यशोविलास की प्राप्ति के लिए इच्छुक होकर काव्य के 





१ काव्यशोभाया करतारोधर्मा गुणा । --का० सृ० बु०, ३/१/१। 
२ पूर्व नित्या । वही, ३(१/३ 
३ ध्वन्यालोक २/६ | 
४ ये रसस्याज़िनोधर्मा शौर्यादय इवात्मन ! 
उत्क्ष हेतवस्ते स्युरचलस्थितयों गुणा ॥ --काव्य प्रकाश, ५/६६। 
५ माधुयोंज प्रसादाख्यस्त्यस्ते न पुनर्देश | वही, ८/६५ । 


६ केचिदन्तभंवन्त्येषु दोषत्यागात्परेश्निता । 
अन्ये भजन्ति दोषत्व कुत्नचिनत्न ततोदश ॥ वही ८5/७२ । 
७ जयन्तविजय, १/६। 


'जयन्तविजय” महाकाव्य में रीति, गुण, अलकार तथा छद ] [११३१ 


दोषों का निराकरण कर द्वेता, क्योकि सफल वैद्य शरीर के सुख के लिए काँटे 
(वेदना) को निकाल ही देता है-- 
अभ््यथित सो5पि यशोविलास लास्माय काव्यस्य धुनोति दोषम्‌ । 
समुद्धरत्येवः हि वैद्यराज शल्यं तनो सौख्यकृते कृता्थ. ॥* 
कवि अभ्रयदेव उन कवियों की घोर निन्‍दा करते हैं, जो दुर्जन कवि अपने 
बिगडे हुए शब्दों से काव्य गृह मे प्रवेश करके काव्य को विक्रृत कर देते हैं। उनकी 
दृष्टि मे उसे तो एक मात्र दोषद्रष्टा उलूक पक्षी की भाँति बुद्धिमानों को दूर ही 


रखता चाहिए-- 2 
उद्बासयत्यात्मविरूपशब्देयों दुर्जेश काव्यगृह निविश्य । 
उलूक पक्षीव स दूर एवं दोषैक हि धैरविधेय ॥।' 


इस प्रकार स्पष्ट है, कि कवि अभयदेव ने काव्य में दोष राहित्य पर विशेष 
बल दिया है । अत यह स्वय सिद्ध हो जाता है कि कवि ने दोष राहित्य पर आग्रह 
किया है उसने निश्चय ही अपने काव्य मे अपनी मान्यताओ के परिपालन का पूर्ण 
प्रयास किया होगा । परिणामस्वरूप 'जयन्तविजय महाकाव्य में सभी ग्रुणो का 
सदभाव प्राप्त होता है । प्रसाद गुण तो महाकाव्य में सर्वत्न व्याप्त है ही, साथ ही वीर 
तथा श्ूगार रसो के अवसर पर क्रमश ओज एव माधुयें गुणो की छटा भी 
दर्शनीय है । कवि अभयदेव के काव्य मे वैसे तो पूर्वाचार्यों द्वारा निदिष्ट दश गुणों मे से 
अधिकाश के उदाहरण मिल जाते है किन्तु ध्वनिवादियों द्वारा निदिष्ट ओज, प्रसाद 
तथा माधुये गुणो मे ही उनका अन्तर्भाव हो जाने के कारण यहाँ उन्हीं का विवेचन 
किया जा रहा है । 

प्रसाद गुण-- काव्य में प्रसाद गुण का प्रमुख स्थान है, क्योकि माधुर्य तथा 
ओज गुणो का उत्कर्ष जहाँ काव्य मे केवल कुछ विशेष रसो मे ही प्राप्त होता है 
वही प्रसाद गुण का उन्‍्कर्ष सभी रसो में समान रूप से देखा जाता है। आचार्य 
आनन्दवधेन के अनुसार काव्य का सभी रसो के प्रति जो सम्पर्क है वह सभी रसो 
में समान स्थितिवाला प्रसाद गुण कहलाता है ।रै मम्मट के अनुसार सूखे ईंधन मे 
अग्नि के समान तथा वस्त्र मे स्वच्छ जल के समान जो ग्रुण हृदय मे अनायास व्याप्त 
हो जाता है वह सर्वत्न (सभी रसो मे) रहने वाला प्रसाद गुण कहलाता है ।* उनके 
अनुसार-- 


१ जयन्तविजय, १/१२ | २ वही, १/१३। 
३ समर्पकत्व काव्यस्य यत्तु पर्वान रसान्‌ प्रति। 
स प्रसादों गुणो जेय सर्वेवाधारण क्रिय ॥ --थ्वन्यालोक, २/१ । 


४ शुष्केन्धनारिनिवत्‌ू_ स्वच्छजलवत्सहसैबव य । 
व्याप्नोत्यन्यत प्रसादोष्सों सर्वत्न विहित स्थिति ॥--काव्य प्रकाश, ८७० । 
प्र 


११४ |] [जैन संस्कृत महाकाव्य*“*जयन्तविजम 


श्रुतिमात्रेण शब्दात्त, येनाथेप्रत्ययो भवेत्‌ । 
साधारण समग्राणा सप्रसादो गुणोमत ॥"* 
अर्थात्‌ जिस शब्द अथवा रचना के द्वारा श्रवण मात्र से ही अर्थ की प्रतीति 
हो जाय वह सभी भे रहने वाला गुण प्रसाद गुण कहलाता है ! | 


ध्वन्यालोककार आचार्य आनन्दवर्धत ने शब्द और अर्थ की स्वच्छन्दता को 
प्रसाद गुण का लक्षण माना है। उनके अनुसार सभी रचनाओ में रहने पर भी 
प्रसाद गुण व्यंग्यार्थ (रस) की अपेक्षा से ही मुख्य रूप से व्यवस्थित होता है ।* 
इस प्रकार काव्यार्थ की झटिति प्रतीति का कारण प्रसाद गुण है। अर्थ की 
शीघ्र प्रतीति न होने के कारण रसास्वाद मे बाधा पडती है, किन्तु प्रसाद गुण के 
कारण यह बाधा दूर हो जाती है। अत रसाभिव्यक्ति के कारण भी प्रसाद गुण का 
महत्त्वपूर्ण स्थान है । 
जयन्तविजय महाकाव्य मे प्रसाद गुण का बाहुलव है, क्योकि श्लोकों के 
पठन मात्र से ही अर्थ की शीघ्र प्रतीति हो जाती है। अत रसास्वाद में किसी प्रकार 
की बाधा नहीं आने पाती । दीघे समासो का प्रयोग प्राय काज्य में बहुत ही कम 
हुआ है । रचना समास-रहित अथवा अन्‍्प समासयुक्त है। यही कारण है कि उनकी 
कविता के नृत्य मे पद-विन्यास थिरकते से है। यथा-- 
कुरज्ध रुत्तुद्ध रणदनणुघण्टे करटिभि 
सुवर्ण सद्र्णवेसननिकर सुन्दरतरे । 
त्वयि स्वर वर्षत्यधिपष न शिर केन दुधुवे 
विमुच्यैक क्षोणीभरपरवश पश्चगपतिम्‌ ॥। 


अर्थात्‌ हे राजन्‌ तुम्हारे स्वतन्त्नतापूर्वक उत्तद्भ कुरड्री, बडे-बडे घण्टो से 
यूक्त हाथियो, अच्छे सुवर्णों तथा सुन्दर वसनों द्वारा दान देने से एक क्षोणी के 
भार से दबे हुए शेषनाग को छोडकर किसका सिर न चकराया अर्थात्‌ सबका 
चकरा गया । 

यहाँ पर स्वल्प समासयुक्त रचना के कारण वाक्यार्थ की प्रतीति सरलता 
से हो जाती है और उसके साथ ही व्यग्यार्थ रूप विक्रमसिंह की दानवीरता की 
प्रतीति उसी क्षण हो जाती है। अत यहाँ पर प्रमाद गुणयुक्त रचना वीर रस की 
चर्बंणा मे सहायक हो रही है । 


१ काव्य प्रकाश, 5/७६। 
२ प्रसादस्तु स्वच्छता शब्दार्थथो । स चर सर्वसाधारणोगुण सर्वश्चता साधारणश्च 
व्यग्याथपिक्षयैव मुख्यतया व्यवस्थितों मन्तव्य । 


-“थवन्यालोक, २/१० कारिका की वत्ति । 
३े जयस्तविजय, ६/८८ । हि 


'जयस्तविजय' महाकाव्य में रीति, गुण, अलकार तथा छंद ] [ ११५ 


अपि च--- 
गजेन्द्रात्क्षेपितैवी रे स्वैरमाधोरणा बभु । 
प्रीतये प्रेतवाथस्य प्रस्तुतोपापता इव ॥* 


अर्थात्‌ हाथियों से स्वतस्त्रतापूर्वक फेंके गये वीरों से महावत मानो यमराज 
को प्रसन्न करने के लिए भेंट चढ़ा रहे हैं । 


यहाँ पर भी स्वल्प समासयुक्त रचना के कारण वाक्यार्थ की प्रतीति में 
कठिनाई का अनुभव नही होता है तथा इसके साथ ही ध्यग्यार्थे रूप जयन्त के सैनिको 
की वीरता एवं युद्ध की भीषणता तथा इसके द्वारा वीर रक्त की प्रतीति उसी क्षण हो 
जाती है । अत यहाँ पर भी प्रसाद गुण वीर रस की चर्वणा मे सहायक हो रहा है । 

इसी प्रकार महाकाव्य मे सर्वत्न अर्थ की निर्वाध प्रतीति प्रसाद गुण के माध्यम 
से हो रही है । 

माधुयं गुण-- 'ड़ार रस की अभिव्यक्ति का माध्यम माधुयें गुण माना गया 
है, क्योकि रसो में सर्वाधिक मघुर एव आह्वादकारी रस श्ूगार रस ही है। इस 
गुण का विप्रलम्भ श्टूगार तथा करुण रस में अत्यधिक प्रकर्ष देखा जाता है, क्योकि 
इन रसो में चित्त की आर््रता तथा विह्ललता अधिक होती है। ध्वनिकार के 
शब्दों मे -- 


श्रुद्भार एवमधुर पर प्रहलादनों रस । 
तन्मय काव्यमश्रित्य माधुर्वप्रतितिष्ठति ॥ 
अजारे विप्रलस्भाख्ये करुणे च प्रकर्षवत्‌ । 
माधुय मारता याति यतस्तत्वाधिक मन ॥४ 


आचार्य मम्मठ ने भी माधुय का लक्षण करते हुए लिखा है कि मृध्नि स्थित 
अपने-अपने वर्ग के अन्तिम वर्णों से युक्त, 'ट' वर्ग को छोडकर शेष स्पर्श वर्ण हृश्व 
रकार तथा णकार और समास-रहित अथवा स्वल्प समास वाली रचना माधुये गुण 
में व्यजक होती है ।* उन्होने भी माधुयं को श्गार रस मे चित्त के द्रवीभूत का 
का कारण और आह्लाद-स्वरूप माना है तथा करुण, विप्रलम्भ एवं शान्त रस में 
उत्तरोत्तर चमत्कारजनक कहा है-- 


आह्वादकत्व माधुय॑ श्वुगारे द्रति कारणम्‌ । 
करुणे विप्रलम्भे तच्छान्ते चातिशयान्वितम्‌ ॥* 


१. जयन्तविजय, ११/६४ । २. ध्वस्यालोक, २/७,८। 
३ मूधिनि वर्गान्त्यय। स्पर्णा अट्वर्गारणौ लघू । 
अवृत्तिमं ध्यवुत्तिा माधुरय॑ घटना तथा ॥ ---काव्य प्रकाश, ८/७४ । 
४ काव्य प्रकाश, ८िए,च्दे । 


११६ ] [ जैन सस्क्ृत महाकाष्य““*जयन्तविजय 


जयन्तविजय” महाकाव्य में माधुर्य गुण के अनेक उदाहरण मिलते हैं । 
यथा-- 
चरणकमलमेक पादमूले सहेल 
मृदु भुजयुगल च स्कन्धदेशे निवेश्य । 
सरससुरत केलिप्रोक्तमार्गंण काचि 
त्वियमित्र तरुमुच्चेरासुरोहायताक्षी ॥ 
अर्थात्‌ कोई स्त्री एक पर लीलापूर्वक वृक्ष के पादमूल मे रखकर तथा दोनो 
कोमल भुजाओ को स्कन्ध प्रदेश मे डालकर सरस सुरति केलि के बताये मार्ग से 
प्रियतम के ऊपर की भाँति ऊँचे वृक्ष पर चढ़ गयी । 
यहाँ पर मकार, लकार एव सकार का अधिक प्रयोग एवं स्वल्प समासों 
की सघटना माधुय एवं लालित्य का विस्तार करते हुए श्ूगार रस के उत्कषं मे 
सहायक हो रही है। 
अपि च-- 
रम्यावधित्वेत यदोय साल विद्याधरीषु स्थितिमीयुषीभि । 
विद्याधरीभिनिशि धर्तमीहा चक्रें करे कन्दुकलीलयेन्द्र ॥' 
अर्थात्‌ जहाँ पर अधिक समय तक निवास करने की इच्छा वाली विद्याधर 
की स्त्रियों के समान स्त्रियों द्वारा रात्रि मे कन्दुक लील। से इन्दु को पकड़ने की 
इच्छा की जाती है । 
यहाँ पर स्वल्प समास से युक्त रचना माधुय का सच्चार करते हुए हमारे 
नेत्नो के सामने जयन्तीपुरी क) भव्य चित्र उपस्थित कर देती है । 


इसी प्रकार-- 
कुच कलश निपात प्रोच्छलत्तारहार- 
प्रचुर रुचि वितानैव्योम्नि दोलाधिरूढा । 
प्रबलपवनतरज्द॒व्योम गड्जातर ज्ञ- 
श्षियमिव विदधाना भाति काचिब्ननश्रू ॥* 
अर्थात्‌ दोलारूढ कोई सुनेत्री कुच कलश के ऊपर गिरने के कारण उछलने 
वाले सुन्दर हार से मानों प्रबल पवन की तरज्भ से चच्चल आकाशगज्जा की तरज्भ 
की शोभा को धारण करती हुई सी सुशोभित हुई । 


| 


यहाँ पर 'क', 'र', 'व', 'प' तथा डकार युक्त गकार का प्रयोग अपने 
माधुयं से नायिका की मड्जुल मूरति को हमारे सामने प्रस्तुत कर देता है । 


१ जयन्तविजय, ५/१६ | २ वहो, १/४५ | 
३ वही, ८५/३। के 


'जयन्तविजय' भहांकाध्य मे रोति, गुण, अलंकार तथा छद] [११७ 


ओऔज गुण---आनन्दवर्धन के अनुसार काव्य में स्थित रौद्र (वीर, वीभत्स) , 
आदि रस दीप्ति के कारण ही लक्षित होते हैं। ओज ग्रुण का आश्रय इसी दीप्ति को 
अभिव्यकत करने वाले शब्द और अर्थ मे होता है। अत आओज गुण का प्रकाशन दीघें 
समासो की रचना से अलक्कत वाक्य के द्वारा होता है-- 


रौदादयों रसादीप्त्या लक्षयन्ते. काव्यवतिन । 
तद्व्यक्ति हेतु शब्दार्थावाश्रित्यौजो व्यवस्थितम्‌ ॥ 
तत्प्रकाशन पर शब्दों दीघंसमास रचनालकृत वाक्यम्‌ ॥" 


ध्वनिकार के इस मंत का आचार्य मम्मट ने भी समर्थन किया है। उनके 
अनुसार वर्ग के प्रथम तथा तृतीय वर्ण के साथ उसके बादे के अर्थात द्वितीय एवं 
चतुर्थ वर्ण का ऊपर नीचे अथवा दोनो ओर विद्यमान रेफ के साथ किसी वर्ण का, 
दो तुल्यवर्णो का एक साथ योग, णकार को छोडकर शेष टवर्ग का प्रयोग शकार तथा 
घकार का प्रयोग दीर्घ समास तथा विकट रचना ओज के व्यञ्जक होते है ।* 


कवि अभयदेव विरचित 'जयन्तविजय' मे ओज गुण के भी अनेक उदाहरण 
प्राप्त होते है-- 
योधे प्रसिद्धैयुयु छेरिसो (रो) घै॑ सहाश्ववारै सममण्ववारे । 
रथिप्रवीरे रथिकेश्व सार्ध॑ समान कर्क्ष जंयबद्ध लक्ष ॥* 


अर्थात्‌ युद्धस्थल में प्रसिद्ध शत्रओ के सांथ शत्रु, असवारों के साथ असवार 
और रथी के साथ रथी जय के लक्ष्य को बाँधते हुए डट गये । 


यहाँ पर जयन्त तथा हरिराज की सेनाओ का समराज्भण मे वर्णन हुआ है 
तथा रकार और सकार का सफल प्रयोग ओज ग्रुण को दीस करता हुआ वीर रस 
को पुष्ट कर रहा है। प्रस्तुत उदाहरण मे ओज गुण के साथ ही प्रसाद गुण का 
समावेश होने के कारण रस चर्वेणा में भी किसी प्रकार को बाधा नहीं आने 
पायी है--- 


इसीलिए आचायें वामन ने ओज के साथ प्रसाद का मिश्रण आवश्यक माना 


है--- 


१ ध्नन्यालोक -|४ की कारिका तथा वृत्ति। 
२ दीप्त्यात्म विस्तृतेहेंतुरोजी वीर रसस्थिति । 
बीभत्स रौद्ररसयोस्तस्थाधिक्य क्रमेण व॥ --काव्य प्रकाश, ८/६८६-७ * । 
३ योग आइचस्तृतीयाभ्यामन्तवों रेणु तुल्ययों । 
रादि शर्बो दृत्तिदर्श्य॑ गुम्फ उद्धआ ओजसि ॥ --वही, ८/७५। 
४ जयन्तविजय, १०/४० | 


११८ ] [ जैन सस्कृल महाकाव्य'***जयन्तविजय 


श्लथत्वमीज सा मिश्र प्रसाद च प्रचक्षते । 
अनेन न विना सत्य॑ स्‍्वदते काव्यपद्धति ॥" 
वीर रस के अतिरिक्त रौद्र रस के प्रसद्ध मे भी ओज ग्रुण का चमत्कार 
प्रस्तुत काव्य मे दृष्टिगोचर होता है-- 
रराज गरुज्लारुणनेत्रकान्ति करम्बिता तस्यथ कृपाणलेखा । 
समस्त वैरक्षितिपालशोर्य॑ सूर्यास्त सध्येव परिस्फुरन्ती ॥* 
यहाँ पर युद्धस्थल का वर्णन है तथा रकार और सकार का प्रयोग कोध 
को उद्दीम करता हुआ रौद्र रस की अभिव्यक्ति करा रहा है । 
इसी प्रकार वीभत्स रस मे भी ओज गुण द्रष्टव्य है-- 
मृतककोटि. कराल  कलेवर प्रचुरदु सहगन्वभरावहे । 
अभिमुखाग़त गन्धवहैर्मुहु्यंदति दूर विवरत्य॑पि सूच्यते ॥ 
मिलिद सख्य शिवाक्ृत फेल्क्ृतैयंद सुकम्पक्ृदृद्वितमूजम्‌ । 
अधिक घूक धनातिदघृत्कृते स्खलित कातरजन्तु गतागति ॥।* 
यहाँ पर श्मशान के वर्णन म॑ वीभत्स रस की अभिव्यक्ति हुई है। अर्थात्‌ 
मरे हुए करोडो भयकर कलेवरो से अत्यन्त दु खदायी गन्ध के भार से परिपूर्ण स्थल 
अत्यन्त दूर होता हुआ भी सामने आते हुए वायु से बार-बार सूचित किया गया। 
वहाँ पर असख्य श्यगालियाँ हुकार कर रही थी तथा रात्रि मे उल्लू बोल रहे थे 
जिससे साधारण आदमियो को भय उत्पन्न हो रहा था । 
प्रस्तुत उदाहरणो मे भी कवर्ग तथा रेफयुक्त वर्णो का प्रयोग इस जुगप्सा 
को ओर उद्दीप्त करता हुआ वीभत्स रस की अभिव्यक्ति करा रहा है। यहाँ पर 
दीघे समासयुक्त रचना ओज गुण की प्रतीति हो रही है । 
इस प्रकार कवि अभयदेव विरचित “जयन्तविजय' महाकाव्य मे प्रसाद, 
माधुय॑ तथा ओज गुण के अनेक उदाहरण प्राप्त होते है। प्रसाद गुण तो महाकाव्य 
मे सर्वत्ग ही व्याप्त है । 


जयन्तविजय' महाक.व्य मे अलड्भार योजना 
साहित्य मे अलदू।र यो 4ना 
काव्य में अलझ्भारों के स्थान के सम्बन्ध में काव्यशास्त्रियों के दृष्टिकोण 
समय-समय पर परिवर्तित होते रहे है। अलड्डारों के महत्त्व के प्रबल समर्थक 
_आलड्डारिक भामह हैं । दण्डी, उद्भट, रुद्रट एवं प्रतिहारेन्दुराज भी इसी मत के 


१ काव्यालड्भार सूत्र बृत्ति, ३/१, पृष्ठ ८१ । 
३ जयन्तविजय, ४/६-१० । ४ २ जयन्तविजय, १४/५। 





'जयन्तविजय' सहाकाव्य मे रीति, भुण, अलंकार तथा छंद ] [ ११६ 


अनुयायी हैं । दण्डी के मत मे काव्य को सुन्दर बनाने वाले धर्म अलद्भार हैं । रुद्रट 
तथा प्रतिहारेन्दरराज ने भी अलझ्भारो को ही प्रधानता दी है। इस सम्प्रदाय के 
अनुसार अलझूार ही काव्य का जीवातु है। अग्नि की उच्णता के सहश अलदूर 
काव्य का प्राशधायक तत्व है। जयदेव ने इस सम्प्रदाय के सम्बन्ध मे कहा है कि 
जो बिद्वात्‌ अलझ्टार से हीन शब्द और अर्थ को काव्य मानता है, वह अग्नि को भी 
अनुष्ण क्यों नहीं मानता ? अलझ्भारहीन काव्य और अनुष्ण अग्नि एक ही कोटि 
की वस्तुएँ हैं जिसे केवल प्रभादी ही सच्चा मान सकता है-- 


अज्जीकरोति य. काव्य शब्दार्थवनलक्ृती । 
असो न मन्‍्यते कस्मादनुष्णमनलकृती ॥* 
आचार्य भामह के अनुसार अलड्भार एवं उसका प्रार्णभूत वक्रोक्ति ही काव्य 
सौन्दर्य का स्वस्व है । काव्य कितना ही उत्कृष्ट क्यो न हो, स्त्री मुख की भाँति 
भूषण सज्जा के अभाव मे उसमे कमतीयता का आधार नही हो सकता है ।* 
भामह की भांति दण्डी ने भी काव्य में अलझ्ुूरो का प्राधान्य स्वीकार 

किया है । उनकी दृष्टि मे अलड्भार काव्य का शोभाधायक धर्म है।१ भामह की 
अपेक्षा दण्डी का दृष्टिकोण कुछ व्यापक प्रतीत होता है क्योकि उन्होंने अलकारो के 
प्रधान्य के साथ ही ग्रण एव रस को भी महत्त्व दिया है। उनकी हृष्टि में वाक्य 
तथा वस्तु (शब्द और अर्थ) में रस की स्थिति होती है4 तथा माधुय गुण रसयुक्त 
काव्य को कहते है । किन्तु युग की सीमाओ मे दृढबद्ध दण्डी ने भी रसभावादि का 
अन्तर्भाव रसवतु प्रेय आदि अलद्थारों मे ही किया है ।४ भामह वक्रोक्ति के अभाव 
में हेतु, सूक्ष्म एव लेश जैसे अलड्डारो को अलद्धार सज्ञा से अभिहित करने के पक्ष 
में नही है ।* किन्तु दण्डी ने उन्हे 'बाञ्ममुत्तमभूषणम्‌” कहकर उनकी अलक्कारिता 
स्वीकार की है ।* उन्होने बक्रोक्ति को काव्य का आत्मभूत न मानकर वाडइमय का 
चन्द्रालोक, १(५। 

न कान्तमपि निर्भूष विभाति वनितामुखम्‌ । --भामह, काव्यालकार, १/१३ । 

काज्य शोभाकरान्‌ धर्मानलड्भूरान्‌ प्रचक्षते । --काव्यादर्श, ./१। 

मधुर रसवत्‌ वाचि वस्तुन्यपि रस स्थिति । वही, १/५१। 

प्रेथ प्रियतरास्यान रसवत्रसपेशलम्‌ । 

ऊर्जास्विख्डालद्भार युक्तोत्करष च॒ यत्र यम ॥ --वही, २/२७४ । 

सैषा सर्वे वक्रोक्तिरनयार्थो. विभाज्यते । 

यत्नोउस्या कविन। कार्य कोघ्लड्भारोप्लया बिना ॥। 


हेतुश्ब सूक्ष्मों लेशोइथ नालद्भारतया मत । 
समुदायाउशिधानस्थ वक्रोक््थन भिधानत, ॥ 


-भामहू, काव्यालकार, २/८५-८६ । 


श्द नए ०0.9 


ली 


७ दण्डी, काध्यादर्श, २/२३५ | 


१२०] [ जैन सस्कृत महाकाव्य"“**जयन्तविजय 


एक प्रकार स्वीकार कर 'स्वभावोक्ति' अथवा जाति' को काव्य को आशद्यालकृति' 
के रूप मे प्रतिष्ठित किया है|" वक्रोक्ति, स्वभावोक्ति, गुण एवं रस के सम्बन्ध में 
भामह और दण्डी का पूर्वोक्त विचार वैभिन्न काव्यालोचना के विकास का सूचक 
है। किन्तु यह विकास काव्यालोचना को बहिमुंखी चेतना की परिधि मे है क्योंकि 
भामह की ही भाँति दण्डी ने भी शब्दार्थ को ही अलडूुगर्य एवं काव्यालझ्छारों को 
काव्य सौन्दर्य का कारण स्वीकार किया है। निष्कर्ष रूप मे दण्डी के मत में भी 
काव्य की अमरता या कल्पान्तर स्थायिता सदलद्जछारता मे ही पर्यवसित होतो है-- 


'काव्य कल्पान्तरस्थायिजायते सदलक्ृति । * 


अलड्ूर के सम्बन्ध मे वामन के विचार, दण्डी की अपेक्षा अधिक विकसित 
है । उन्होने सर्वप्रथम काव्य की आत्मा की चर्चा करते हुए काव्य मे अलड्भारो एव 
गुणों के परस्पर आपेक्षिक महत्त्व पर विचार किया है। अलड्भार शब्द वामन की 
परिभाष। मे--'सौन्दर्य मलदछ्ुार ' अर्थात्‌ अलड्भार सौन्दर्य का पर्याय है ।९ स्वभावत 
उसमे ग्रुण और अलदड्भार दोतों का समावेश हो जाता है। वामन के मत 
में यद्यपि गुण तथा अलड्भार दोनो ही सौन्दर्य-सृष्टि के माध्यम है तथापि गुण 
यौवन की भाँति अन्तरग नित्य" तथा शोभा धर्म है अर्थात उनकी स्थिति से 
सीन्दर्योत्पादन सम्भव है ।* अलद्धार अनित्य, वाह्य तथा अतिशायी धर्म है. उनकी 
स्थिति से सौन्दर्योत्पादन सम्भव नहीं है।' वामन के उत्तरवर्ती उदभट, रुद्रट, 
कु्तक आदि आलड्डारियों ने रसादि को भामह की भाँति रसबदादि की श्ूद्बला 
मे उपनिबद्ध कर अलड्डार सम्प्रदाय की मान्यता को पुन स्थापित किया है। 
आचार्य रु्यक के शब्दों मे निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि - 


तदेवमलद्भारा एव काव्ये प्रधानमिति प्राच्याना मतम्‌ ।* 


अर्थात्‌ प्राचीन अलद्भारिको की दृष्टि म काव्य म॑ अलड्डार तत्त्व ही 
प्रधान है । 


किन्तु आगे चलकर यह धारणा शन्ने -शनै विगलित होने लगी। साहित्य 
क्षेत्र मे रसवाद व ध्वनिवाद का नवोस्मेष होते ही आलड्भारिको का अलकार के 
प्रति दृष्टिकोण भी परिवर्तित हो गया, साथ ही काव्य मे उनका एक निश्चित स्थान 
भी नियत हो गया । ध्वनिवादी आचार्यों ने अलकार को काव्य का अस्थिर एवं 
 स्वभावोक्तिश्च जातिष्चेत्याद्या सालकृतियंथा । --दण्डी, काव्यादर्श, २/८। 
२ काव्यादर्श ११६ । 
हे काव्यालकार सूत्र वृत्ति, १(१/२। ४ वही, ३/१/३ । 


२ वही, ३(१/१। ६ वही, ३/१/३। 
७ अलद्ूार सवस्व, पृ० है| । 





जयस्तविजय' महाकाव्य मे रीति, ग्रुण, अलकार तथा छट्ट ] [१५१ 


गुणों को उस काव्य का स्थिर धर्म माना हैं। काव्य मे गुणो की स्थिति अपरिहायं है. 
परन्तु अलकार अपरिहार्य धर्म नही हैं । वे केवल अलकार्य (रस) के उत्कर्षाधायक 
तत्व है, जीवन धायक तत्त्व नहीं। प्रमुख रस ध्वनिवादी आचार्य मम्मट ने 
'अनलकृती पुन क्वापि' लिखकर अलकार रहित को भी काव्य स्वीकार किया है। 
ध्वनिवादी आचारयों ने अलकारो का लक्षण पूर्वोक्त दृष्टिकोण से किया है ।* 


अलझूुर बाहुल्‍य से कही काव्य का आत्मतत््व रस उपेक्षित न हो जाय, 
इस सम्बन्ध में भी ध्वनिवादी आचार्य सच्चेष्ट है। काव्य मे किस प्रकार की अलदुर 
योजना रसोत्कर्ष मे सहायक हो सकती है इस सम्बन्ध मे आनन्दवर्धन ने मौलिक 
विच्ञार प्रस्तुत किये है। उनके मतानुसार रसानुभावक वस्तु को भाषा में प्रकट करते 
समय बहुधा परिश्रमसाध्य शब्दालद्भारो का प्रयोग व्यग्यार्थ को ध्वनित करने में 
सहायक नही होता है | विशेषत श्वृज्भार रस के अज्भी होने पर एकरूपानुबन्ध 
वाला अनुप्रास तथा विप्रलम्भ मे यमकादि का निबन्धन रस का प्रकाशक नही होता 
है ।९ क्योकि ये अलजूधर यत्नसाध्य हैं। अतएवं सहृदय और कवि दोनो का अब- 
धान खण्डित हो जाता है । 


आनन्दवर्धन केवल उन्ही अलझड्भारो को ग्राह्म स्वीकार करते है जिनका 
प्रयोग रसाक्षिप्ततया बिना किसी पृथक्‌ प्रयत्न के किया जाये !९ इस प्रकार के 
अलडूर रूपकादि अर्थालकार है ।* विभाव इत्यादि की सघटना के अवसर पर ये 
अलद्धार बिना पृथक्‌ प्रयत्न के कवि के अन्त करण मे स्फुटित हो जाते है। इस 
प्रकार वे रसाभिव्यञजना के लिए अनिवार्य सिद्ध हो जाते है क्योकि रसानुभावक 
वस्तु मे प्रधानतम तत्त्व केवल ध्वनि ही है तथा ध्वन्यर्थ विशेष प्रकार के उन 








१ (क) तमर्थ मवलम्बतेयेडज्िन ते गुणा स्थृता । 
अड्ज श्रितास्त्वलद्भारा मन्तव्या कटकादिवत्‌ ॥--ध्वन्यालोक, २/२१६। 
(ख | उपकुर्वन्ति त सन्‍्त ये5द्भधुद्वारेणजातुचित्‌ । 
हारादिवलकारास्ते्नुप्रासोपमादय ॥ ---काव्य प्रकाश, ८/६७। 
(ग) शब्दार्थयो रस्थिरा ये धर्मा शोभातिशायिन । 
रसादीनुपकुर्वेन्तोःलड्भारास्ते$ड्भदादिवत्‌ ॥ -- साहित्यदर्पण, १०/१। 
२ श्वद्भारस्यड्िनों यत्नादेकस्मानु बन्धवान्‌ । 
सर्वेष्वेव प्रभेदेषु नानुशास प्रकाशक ॥ 
ध्वन्यात्मभूते श्वुद्भारे यमकादि निबन्धनम्‌ । 
शक्तावपि प्रमादिवत्त्व विश्नलम्भे विशेषत ॥| --ध्वन्यालोक, २/१४-१५ । 
३ रसाक्षिप्ततयायस्य वन्‍्ध शक्यक्रियों भवेत्‌ । 
अपृथ ग्यत्ननिर्बत्य॑ सोध्लझछारो ध्वनों मत ॥ --वही, २/१६ । 
४ ध्वन्यात्मचूते श्द्धारे समीक्ष्य विनिवेशित । 
रूपकादिलद्भारवर्ग एति बधार्थताम्‌ ॥ ---वही, २/१७ । 


१२२ ) [ जैन सस्कृत महाकाव्य ' 'जयन्तविजय 


वाच््याथों से ध्यनित होता है जिनको तदर्थ शब्दों से प्रकट किया जाता है। इस 
प्रकार के बाच्या्थ हो अर्थालद्भार है। अतएव इत अर्थालड्भारों का प्रयोग आवश्यक 
है किन्तु इन अर्थालद्भारों का प्रयोग भी काव्य के अग रूप में अपेक्षित हैं अज्भी रूप 
में नहीं । अर्थात्‌ रूपकादि की विवक्षा रस परत्वेन है, समय पर उनका ग्रहण, अनव- 
सर पर त्याग तथा कही भी उनका निर्वाह दूर तक नहीं किया जाना चाहिए |" 
इस प्रकार स्पष्ट है, आनन्दवर्धन की अलड्भ)र-योजना मे केवल वही अलड्जार प्राह्म 
है जो रसाभिव्यक्षक हो । अतएव उनका कहना है कि कवियों का कतेब्य है कि वे 
शक्ति होने पर भी रसानुगुणता के अनुरूप ही अलद्भारो की योजना करें ।* 


जयन्तविश्वय से अलदुार योजना 


जयन्तविजय महाकाव्य मे कवि अभयदेव ने काव्य में चारुत्व के आधान के 
लिए विभिन्न शब्दालकारो और अर्थालछ्ारो का प्रयोग किया है। उन्होने यद्यपि 
अलड्धार विषयक किसी स्वतन्त्न ग्रन्थ की रचना नही की, किन्तु फिर भी वे अपने 
'जयन्तविजय' महाकाव्य के आधार पर सैद्धान्तिक रूप से ध्वनिवादी विचारधारा के 
समर्थक प्रतीत होते है। उन्होंने अलड्भार, गुण, रीति एवं रस का वही महत्त्व 
स्वीकार किया है जो ध्वनिवादी आचार्यों को अभीष्ट है अर्थात्‌ उन्होंने रस को काव्य 
को आत्मा एवं अलड्भार का उसके अलडूरण के रूप में स्वीकार किया है । किन्तु 
व्यावहारिक पक्ष मे उनका काव्य विदग्ध मण्डना नारी की भाँति अलझ्भारों से विभू- 
षित है। उन्होने यद्यपि अपने काव्य मे शब्दालड्रारो का प्रयोग बहुत कम किया है 
किन्तु फिर भी अनुप्रास की छटा पाठक को बलातू अपनी ओर आऊक्ृृष्ट कर लेती है। 
इसके साथ हीं उन्होने अर्थालड्डारों मे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, भ्रान्ति- 
मान तथा काव्यालिज्भु का प्रयोग अत्यधिक मात्रा में किया है तथा व्यतिरेक 
समासोक्ति, अपक्व,ति, परिसख्या, अर्थान्तरन्यास, अन्योन्य, अनुज्ञा आदि अलद्भारो 
को भी काव्य में यथध।वसर स्थान प्रदान किया गया है । 


(क) रसानुकूल अलदुरो का प्रयोग 


महाकवि अभयदेव ने अपने 'जयन्तविजय' महाकाव्य में रसानुकूल अलद्धूरो 

का प्रयोग किया है, क्योकि वे ध्वनिवादी विचारधारा के पूर्ण समर्थक है और ध्वनि- 
१ विवक्षा तत्यरत्वेन नाज़ित्वेत कदाचन 

कालेग्रहणत्यागा॑ नातिनिवंहणैषिता । 

निर्व्यूढावपि चाद्रत्वे यत्नेन प्रत्यवेक्षणात्‌ 

रूपकादिलकार वर्गस्थाजूत्वसाधनम्‌ ॥। --ध्वन्यालोक, २/१६। 
२ अलक्लतीता शक्तावष्यानुरूप्येण योजनम्‌ । 

प्रबन्धस्य रसादीना व्यञ्जकत्वे निबन्धनम्‌ ॥ -- वही, ३/१४ । 





'जयन्तविजय' महाकावध्य से रीति, गुण, अलकार तथा छद ] [ १२३ 


बरादी आधार्य आानेन्दवर्धत मे महाकाव्य में अलझ्छारो के प्रयोग के रस के अनुकूल , 
होने पर बल दिया है | उनके अनुसार अलद्भार योजना की शक्ति होने पर भी कवि 
को उनका प्रयोग रस के अनुकूल ही करना चाहिए ।* अत स्पष्ट है कि कवि के 
अपने काव्य मे प्रयुक्त अलझ्ूगर चारत्वोत्कर्ष मे सहायक अवश्य सिद्ध हुए हैं किन्तु 
सर्वत्न प्रधातता रस की ही विवक्षित है । 


यथा--- 


यामिनीचरमयामचिरागे चक्रवाक इव सभृतराग । 
स प्रिया तृपतिवशपताका ता तदेक्षितुमभूदनिमेष ॥* 


अर्थात्‌ राति के अन्तिम भ्रहर के सुन्दर समय म चूक्रवाक के समान बढ़े हुए 
अनुराग बाले वे (राजा जयन्त) उस त्ृपति वश की ध्वजा रूप उस प्रिया (कतकवती) 
को देखने के लिए निनिमेष हुए । 
यहाँ पर जयन्त की श्वृद्भारिक चेष्टा का वर्णन है। अत शृद्धभार रस ही 
प्रधान है किन्तु उसके साथ ही चक्रवाक को उपमान बनाकर कवि ने उपमा अलकार 
की भी अभिव्यक्ति की है जो चारुत्वोत्कषं मे सहायक सिद्ध हुई है क्योंकि जिस 
प्रकार रात्रि के अन्तिम प्रहर म चक्रवाक यह सोचकर कि अब रात्रि का अवसान हो 
रहा है अत प्रियतमा से समागम हागा, अनुरागरयुक्त हो जाता है ठीक उसी प्रकार 
से अनुरागयुक्त वह राजा भी नायिका को देखने की इच्छा से निरनिमेष हुए । अत 
यहाँ पर कवि द्वारा प्रयुक्त उपमा अलकार श्यूद्धार रस की अभिव्यक्ति में सहायक 
सिद्ध हुआ है । 
इसी प्रकार--- 
पर्वेते किमिह पर्वेतपुत्नी परववेतश्रियमवेक्षितुमागात्‌ । 
कि रति किमु रमा खलु नैव मत्यंलोकललनैव निमेषात्‌ ॥ र 


अर्थात्‌ (राजा जयन्त सोचने लगे कि) क्या इस पवेत पर पदवेतपुत्नी पर्वत की 
सुन्दरता को देखने के लिए आयी है? या रति है अथवा रमा है ? नही, निमेष लगने 
के कारण यह मृत्यूलोक की ललन! है । 

यहाँ पर भी श्वुज्भार रस की योजना हुई है । किन्तु नायिका के प्रति नायक 
के पार्वती, रति तथा रमा के रूप मे वर्णन श'जद्भार रस के साथ ही सन्देह को भी 
प्रकट कर रहा है। अत स्पष्ट है, कि सन्देह अलकार यहाँ पर स्वत श्रस्फुटित हो 





१. अलक्कतीनां शक्तावष्यानुर्षेण योजनम्‌ । 
प्रबन्धस्य रसादीना व्यअ्कत्वे निबन्धनम्‌ ॥ -ध्वन्यालोक, ३/१४ । 
२ जयन्तविजय, १३/६ | ३ बही, १३/१२ । 


१२४] [ जैन सस्कृत महाकाव्य जयन्तबिजय 


गया है | उसके लिए कवि को अलग से प्रयत्न नही करना पड़ा है । क्योकि लायिका 
को देखकर वे (स्थायी भाव रति के जागरूक होने पर) उसकी कल्पना पार्वती, रति 
तथा रमा के रूप मे करते है । इस प्रकार यह अलद्भार की रसानुकूलता का जबा- 
हरण है । 
अपि च-- 
रामणीयकमनड्कुशमस्या जड्डयोरनधयोरवलोक्य । 
नुनमुद्गतपराभवदु खा सख्रेणललना बनवासम्‌ ॥" 


अर्थात्‌ इसकी सुन्दर रोम रहित निरकुश जघाओ की रमणीयता को देखकर 
ऐण ललना ने पराभव के दु ख के कारण ही वनवास का आश्रय लिया। 


यहाँ पर भी कवि के वर्णन मे श्यृज्भार रस ही प्रधान है क्योकि नायक 
(जयन्त) नायिका (कनकव॒ती) की रोम रहित जद्भाओ के लिए ऐण ललना को 
उपमान के रूप में प्रस्तुत करता है जिसका प्रधान कारण उस्के हृदय में उद्दीप्त 
स्थायी भाव रति है । किन्तु नायिका की रोम रहित जद्डभाओ के समक्ष ऐण ललना 
का तिरस्कृत हो जाना व्यतिरेक अलड्धार की भी अभिव्यक्ति करा रहा है। अत 
कवि की दृष्टि मे यहाँ पर भी श्वृड्भार रस ही विवक्षित है किन्तु व्यतिरेक अलकार 
स्वत प्रस्फुटित हो गया है उसके लिए उसे अलग से प्रयत्न नहीं करना पडा है । 


इसी प्रकार-- 


स्विक्रमक्षो णिधवान्वयाम्बर प्रभाकर प्रीणितबन्धुपद्धुज । 
असीमतेज शमितारिकौशिकस्तत प्रतस्थे चतुरज्भेसेनया ॥९ 


अर्थात्‌ विक्रम से पृथ्वीपाल के वशाकाश मे प्रभाकर के समान बान्धव कमलो 
को विकसित करते हुए असीम तेज से अरिकौशिक को शान्त करते हुए उन्होंने 
चतुरज्िणी सेना के साथ प्रस्थान किया । 


यहाँ पर प्रकृत रस वीर है क्योकि पिता विक्रम सिंह की आज्ञा से युद्ध के 

लिए जाते हुए युवराज जयन्त का वर्णन किया गया है किन्तु रूपक तथा उपमा 

अलकार की छटा उसे और भी अधिक पुष्ट कर रही है। युवराज जयन्त की 

उत्पत्ति राजा विक्रम सिंह के वशरूपी आकाश मे प्रभाकर (सूर्य) के समान है जो 

बन्धुरूपी कमलो को विकसित करने के लिए हुई है। इसीलिए युवराज जयन्त 

अरि रूपी कौशिको को शान्त करते हुए चतुरगिणी सेना के साथ प्रस्थान करते हैं । 
अत यहाँ पर अलकार का प्रयोग रसोपकारक है । 


१ जयन्तविजय, १३/१६ | २ वही, ६/६८ । 


जयन्तविजम' महाकाव्य मे रीति, गुण, अलकार तथा छंद ] [पर 


अपि च--- 
कआषासन्न सग्राम समुत्सहिष्णोर्वीरक़्जस्थानशिरे मनांसि । 
हर्षप्रकर्ष॑.. समुदज्न्बदुब्चरोमाञन्चचक्रैश्व चिर वपूंसि ॥ 
रणोत्सवोत्साह समुद्भविष्णुरोमाञन्वचड्चत्कवच्ान्तरस्थ । 
एकस्य कस्यापि महाभटस्थ भातिस्मकृच्छे णतनौ तमुत्रस ॥' 
अर्थात्‌ समीप मे सग्राम के उत्साही वीर समृहो के मन में दर्ष व्याप्त हो 
गया और हर्ष की प्रक्ृष्टता वाले रोमाच् चक्र शरीर मे उदित हो गये। फलत 
रणोत्सव उत्साह से उत्पन्न होने वाले रोमाचख् से चमकते हुए कवचो के अन्दर एक 
किसी महाभट के शरीर मे तनुत्नाण कष्ट मे सुशोभित हुआ । 
यहाँ पर भी युद्ध के लिए प्रस्थान करते समय सैनिकों के इस वर्णन मे वीर 
रस का सुन्दर निर्वाह हुआ है किन्तु अनुप्रास अलकार की छठा भी दर्शनीय है। जो 
प्रकृत वीर रस को और भी अधिक उद्दीप्त कर रही है। 
इसी प्रकार-- 


योधे प्रसिद्धैर्युयुधेरिसोधे सहाश्ववारै सममश्ववारै । 
रथिप्रवीरे॑रथिकैश्चसाध॑समानकर्क्ष जंयबद्ध लक्ष ॥॥ऐ 
अर्थात्‌ युद्धस्थल मे प्रसिद्ध शत्रुओं के साथ शत्रु, असवारों के साथ असवार 
और रथी के साथ रथी जय का लक्ष्य बाँधते हुए डट गये । 
यहाँ पर भी युद्ध वर्णन मे प्रकृत रस वीर है । शत्रुओं के साथ शत्रु, घुडसवारों 
के साथ घुडसवारों तथा रथियों के साथ रथियों का युद्ध जयन्त को सेना की कुशलता 
का परिचायक है। इसके साँथ ही सहोक्ति अलकार द्वारा यहाँ पर वर्णन मे विशेष 
चारुता आ गयी है जिसके लिए कवि को अलग से प्रयास नहीं करना पड़ा है। 
कवि की दृष्टि मे रस ही विवक्षित है अलकार नही । 
अपि च-- 
एतावुभावष्यनिवारं वीर्योंकृतश्रमी द्वावषि चास्त्रशस्त्रौ । 
युद्धे सहक्षावथवीक्ष्य वीर जेतानयो के समशेरतेत्यम्‌ ॥'ै 
अर्थात्‌ ये दोनो अत्यन्त बलशाली, परिश्रमी और दोनो ही अस्त्-शस्त्र 
चलाने मे समान है । इनकी इस वीरता को देखकर कि 'हत दोनो में से कौन 
विजयी होगा' इस तरह से विधाता को सन्देह हुआ । 
यहाँ पर भी वीर रस की अभिव्यक्ति हुई है क्योकि दोनों -ही अत्यन्त बल- 


१ जयन्तविजय, १०२७-२६ । २ वही, १०/|४० । 
३ बही, १०/५८। 


१२६ ] [ जैन सस्कृत महाकाव्य'''“जयन्तविजय 


शाली, परिश्रमी तथा अस्त्र-शस्त् चलाने मे निपुण हैं । किन्तु वीर रस के साथ ही 
सम्देह अलकार की योजना उसे और भी अधिक प्रकष्ट बना रही है। अत यहाँ पर 
सन्देह अलकार वीर रस के परिपोष मे सहायक सिद्ध हुआ है । 


इसी प्रकार-- 


रराज तत्न क्षत कुम्भिकुम्भस्थलीगलन्मौक्तिक चक्रवालम्‌ । 
कुमार शौर्याद्भुतरझ्जिताया रणक्षमाया इव हास्यलास्थम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ उस युद्धस्थल में कटे हुए हाथियों के कुम्भस्थली से गिरे हुए मोती 
के दाने कुमार शौर्य की अद्भुत क्रिया से रण पृथ्वी (रणस्थली) के हास्थ की लास्य 
की तरह सुशोभित हुए । 


यहाँ पर कुमार जयन्त के युद्धस्थल मे शौयें का वर्णन किया गया है। अत 
वीर रस की अभिव्यक्ति हुई है किन्तु वीर रस के साथ ही उत्प्रेक्षा अलकार की 
गोजना उसे और भी अधिक पुृष्ट कर रही है । अत यहाँ पर अलकार प्रधान न 
होकर रस का अगर बन गया है जो कि तदनुकूल है । 


इसी प्रकार रस का एक अन्य उदाहरण भी दृष्टव्य है--- 


गजेन्द्रात्क्षेपितै वी रै॑स्वैरमाधो रणा बभु । 
प्रीतये प्रेतनाथस्य प्रस्तुतोपायना इब ।। 
परस्परास्त्नसधट्टादेक्षु रग्निस्फुलिगका । 

वीरैविलोकनायेव कूृता दीपा जयश्रिय ॥* 


अर्थात्‌ हाथियों से स्वतन्त्नता(ूरवंक फेके गये वीरो से महावत मानो यमराज 
को प्रसन्‍त करने के लिए भेंट चढा रहे है तथा आपस मे शस्त्नो के सघर्षण से उत्पन्न 
होने वाली स्फुलिंग को विजय लक्ष्मी ने मानो वीरो को देखने के लिए दोपक की 
भाँति जलाया है! 


यहाँ पर उत्प्रेक्ष तथा उपमा अलकार का सकर बीर रस की अभिव्यक्ति 
मे सहायक सिद्ध हो रहा है क्योकि प्रस्तुत प्रसग मे कवि ने युद्ध की भीषणता का 
वर्णन किया है । युद्धस्थल में युद्ध करते हुए वीर हाथियो से गिरकर वीर-गति को 
प्राप्त हो रहे है किन्तु कवि अभयदेव कल्पना करते है कि मानो महावत यमराज को 
प्रसन्‍्त करने के लिए उन वीरो की बलि दे रहे है । इसी प्रकार युद्धस्थल मे परस्पर 
शस्त्रों के टकराने से चिनगारी उत्पन्न हो जाती है किन्तु कवि की कल्पना मे विजय 
लक्ष्मी ने मानो वीरो को देखने के लिए उन चिनगारियो की दीपक की भाँति 


१ जयन्तविजय, १०/६४ । २ वही, ११/६६-७० । 


जयन्तविजय' महाकाब्य मे रीति, गुण, अलकार तथा छंद ] [१२७ , 


जलाया है । अत यहाँ पर भी प्रयुक्त अलंकार रस के अंगश्ूत हैं और रस के परिपोष 
मे सहायक है । 

इसी प्रकार रूपक अलकार द्वारा रस के परिपोष का उदाहरण प्रस्तुत है-- 

तेन कीतिलतिका तथाधिक भूरिदानसंलिलैरसिच्यते । 
तारकाकुसुमशालिनी यथा विश्वमण्डपतलेडपि नो ममौ ॥* 

अर्थात्‌ उन (राजा विक्रम सिंह) के द्वारा भूरिदान से कीतिरूपी लता को 
इतना अधिक सीचा गया कि जिससे वह विश्वरूपी मण्डप के नीचे तारारूपी 
कुसुम के समान पृथ्वी मे न समा सकी । 

यहाँ पर राजा विक्रम सिह की दानवीरता का वर्णन किया गया है। अत 
यह वीर रस का उदाहरण है जिसकी अभिव्यक्ति रूपक तथा अतिशयोक्ति अलकार 
के माध्यम से की गयी है | यहाँ पर कीति पर लता का आरोप होने से ताराओं पर 
पुष्प का आरोप किया गया है अत रूपक अलकार है जो वीर रस के परिपोष मे 
सहायक है। इसके साथ ही राजा विक्रम सिंह की कीति का भूमण्डल में न समाकर 
आकाश मण्डल तक फैल जाना अतिशयोक्ति अलकार की भी अभिव्यक्ति करा रहा 
है। अत यहाँ पर भी प्रयुक्त रूपक तथा अतिशयोक्ति अलकार वीर रस के परिपोष 
में सहायक है । 

अपि च-- 


रराजगुअजारुणनेत्रकान्तिकरस्बिता तस्य कपाणलेखा । 
समस्त वैरक्षिति पालशौरय सूर्यास्तसध्येव परिस्फुरन्ती ॥* 
अर्थात्‌ उस (महेन्द्र) के तलवार की लेखा समस्त बैरी क्षत्नियो के शौय्य-सूर्य 
के अस्तकालीन सब्ध्या से समान तथा चमकती हुई गुझजा के समान लाल आँखों 
की कान्ति से व्याप्त होकर सुशोभित हुई । 
यहाँ पर पवनगति द्वारा शर्त न स्वीकार करने पर भूपति महेन्द्र के क्रोध 
का वर्णन होने से रौद्र रस की अभिव्यक्ति हो रही है, जो कि कवि को अभीष्ट है। 
किन्तु महेन्द्र की तलवार का वर्णन उपमा अलकार के माध्यम से प्रस्तुत किया 
गया है, क्योकि महेन्द्र के तलवार की लेखा समस्त शत्रुओं के शौर्यरूपी सूर्य के 
अस्तकालीत सन्ध्या की भाँति एवं चमकती हुई गरुझूजा के सदश है | उपमा अलझूर 
के साथ ही शत्रुओ के शौये पर सूर्य का आरोप होने से रूपक अलझ्भार का पुट भी 
यहाँ दृष्टिगोचर होता है। किन्तु उपमा तथा रूपक अलझ्छार का यह प्रयोग सैद्र 
रस के परिपोष मे ही सहायक सिद्ध हुआ है। 


१ जयल्तविजय, ७/१६। २, वही, १४/५। 


१२४ | [ जैन सस्कृत महाकाव्य“*'जयन्तविजय 


इसी प्रकार एक और उदाहरण प्रस्तुत है-- 


लोचनैरिव विकस्वर पुष्पे पल्‍लवे करतलैरिव शोणै । 
उत्कुचैरिव फलैवँनलक्ष्म्यास्तत्न विस्मयमतीव सा भजे ॥ 


अर्थात्‌ उस वन में वन लक्ष्मी के नेज्न के समान खिले हुए पृष्पों से करतल के 
समान रक्तिम पल्‍लवों से और उन्नत कुचों के समान फलो से (युवराज जयन्त को) 
विस्मय उत्पन्न हुआ । 
यहाँ पर बन की शोभा को देखकर युवराज जयन्त को विस्मय होता है । 
अत “विस्मय' स्थायी भाव परिपुष्ट होकर अद्भुत रस की अभिव्यक्ति करा रहा है। 
किन्तु उपमा अलदडूार का प्रयोग रस के परिपोष मे और भो अधिक सहायक है, 
क्योकि वहाँ पर खिले हुए पुष्प बन लक्ष्मी के नेत्न के सहण रक्तिम पल्‍लब हथेली के 
सहृश तथा फल उन्नत कुचो के सहृश प्रतीत हुए । अत यहाँ पर भी प्रयुक्त उपमा 
अलझ्ुार रस की अभिव्यक्ति मे सहायक होकर अग रूप मे वणित है। 
अपि च-- 
ससभ्रमाथ प्रतिपत्तिपूर्वमुर्बीपते रासनमा श्ितस्य । 
ततानुजन्मानसिव स्मरस्य सादर्शयन्नन्दनसिन्दुकान्तम्‌ ॥४ै 
अर्थात्‌ सम्भ्रम से उस रानी ने आसन पर बैठे हुए राजा को कामदेव के 
अनुज के समान इस्दुकास्त नन्‍्दन को दिखाया । 
यहाँ पर राजा का पुत्र के प्रति वात्मत्य ही मुख्यतया विवक्षित है। किन्तु 
पुत्र को कामदेव के अनुज के समान बताना उसके सौन्दर्य की अभिव्यक्ति के साथ 
ही उपमा अलझूुपर की अभिव्यक्ति करा रहा है परन्तु यह उपमा अलबड्ुगर स्वत 
प्रस्फृदित हो गया है। उसके लिए कबि को अलग से प्रयत्न नही करना पड़ा है । 
इस प्रकार स्पष्ट है कि जयन्तविजय महाकाव्य मे अलझ्लारों का प्रयोग 


रसानुकूल हुआ है। अलझ्भारो की रसानुकूलता के अनेक उदाहरण रस विवेचन के 
अवसर पर भी प्रस्तृत किये गये है । 


(थ) बर्णतानुरूप अलडूपरो का प्रयोग 
जयन्तविजय” महाकाव्य मे कवि अभयदेव ने वर्णन के अनुरूप अलड्भारो 
का प्रयोग किया है, क्योकि योग्य कवि अलड्जभाारों का प्रयोग इस प्रकार करता है कि 


वे केवल उक्ति चमत्कार मात्र न रहकर वणनीय विषय में प्रभावोत्पादकता उत्पन्त 
करें। तथा--- 








१ जयन्तविजय, १३/५। २ वही, ६/६६ । 


'जयन्तविजय” महाकाव्य मे रीति, गुण, अलकार तथा छद ] [१२६ 


सरोवरैयंत्र भुवो विभान्ति सरोवराणि स्मितपद्मलण्ड । 
ते पद्मखण्डानि च राजहते स्‍्वै राजहसा सुगतिप्रचारै ॥" 


अर्थात्‌ जहाँ की भूमि सरोबरो से, सरोवर विकसित प्मखण्डो से, पद्मखण्ड 
राजहसो से और वे राजहंस अपनी सुगति के प्रचार से सृशोभित होते हैं । 


यहाँ पर एकावली अलकार की योजना हुई है क्योंकि मगध देश मे अनेक 
सरोवर है और उन सरोवरों मे कमल खिले हुए है, कमलो पर हसराज बैठे हुए हैं 
तथा वे राजहस अपनी सुन्दर चाल से सुशोभित हो रहे हैं। इस प्रकार एकावली 
अलकार के माध्यम से यहाँ पर वर्ण्य विषय में विशेष चारुत्व भा गया है। 
इसी प्रकार कवि जयन्ती नगरी के शाल-परकोटा का वर्णन करते हुए 
लिखते है-- 
पौरा महेशा प्रचुरा कुमारा गौर्य॑स्त्रियोड्प्यत्त विनायकाश्च । 
इतीव कैलाशनगो5नुरागादावृत्य॒या शालमिषेण तस्थौ ॥४* 


अर्थात्‌ जहाँ पर कैलाश पर्वत अनुरागवश आकर परकोटे के रूप में 
स्थित है। अत यहाँ के पुरवासी शिव है, नारियाँ पार्वती हैं और बच्चे कुमार 
कारतिकेय है । 

यहाँ पर उत्प्रेज्ञा अलकार है क्योंकि परकोटा के रूप मे कैलाश पव॑त की 
सम्भावना की गयी है जो सर्वथा सार्थक है क्योकि वहाँ के पुरवासी शिव हैं अर्थात्‌ 
शिव के समान पराक्रमी एवं दानी है। नारियाँ पार्वती हैं अर्थात्‌ पार्वती के समान 
सुन्दर एवं पवित्र है तथा बच्चे कुमार कार्तिकेय है अर्थात्‌ स्वामी कातिकेय सहश 
वीर हैं। यहाँ पर परकोटे की कैलाश पर्वत के रूप मे सम्भावना होने के कारण 
पुरवासियों की शिव, नारियो की पार्वती तथा बच्चो की कुमार कार्तिकेय के रूप में 
सम्भावना की गयी है । 

इसी प्रकार जयन्ती नगरी के चारो परिखा सुशोभित है । परिखा मे अमृत 
तुल्य निर्मल जल भरा हुआ है। कवि अभयदेव उत्प्रेक्षा करते है कि यह परिखा 
नही है अपितु क्षीरसागर है, क्योकि इस नगरी मे लक्ष्मीपुत्त निवास करते है। वे 
लक्ष्मीपुत्र इस क्षीरसागर के दौहित़ है । अत स्नेहबश उन दोहिती का अवलोकन 
करने के लिए ही क्षीरसागर उपस्थित हुआ है--- 


लक्ष्म्या स्वपुत्या सतत वसन्त्या क्षीराणवों यत्न दिहक्षयेव । 
स्नेहातिरेकात्समुपेत्य तस्थी सुधानिभाम्भ परिखामिषेण ॥ै 


१ जयन्तविजय, १/३० । ३ वही, १/४७ । 
२ वही, १/४३ | 
रद 


१३० | [ जैन संस्कृत भमहाकाव्य जयस्तविजय 


यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलझ्भार वर्णन को प्राह्मय बनाने मे सहायक सिद्ध 
हुआ है । 
अपि च-- 


उद्यानवापीषु जूलाशयत्व द्विजाश्रयेषु प्रियत्रिप्रयोग । 
विलोक्यते राजकरोपभर्द पद्माकरेष्वेव न यत्र लोके ॥" 


अर्थात्‌ जहाँ पर उद्यानवापी मे जडाशयता, पक्षियो के घोसलों मे प्रिय का 
वियोग, पद्माकरों में ही सूर्य की किरणो का उपमर्दन दिखलायी पडता था, लोक मे 
नही था | भाव यह है, कि जिस नगरी की उद्यानवापियों मे ही जडाशयता थी, वहाँ 
के मनुष्यों की बुद्धि मे जडता नही थी । पक्षियों के धोसलो में ही प्रिय का वियोग 
होता था, रुसार के प्राणियों मे वियोग के कारण किसी को कोई कष्ट न था तथा 
सूर्य की किरणों का उपमर्दन कमलो मे ही था, प्रजा को किसी प्रकार का राजकर 
चुकाना नही पडता था । 


यहाँ पर कवि ने परिसख्या अलझ्छुर के द्वारा वण्य वस्तु को साकार कर 
दिया है और उससे यह ज्ञात होता है कि विक्रमसिह के राज्य मे प्रजा को किसी 
प्रकार का कष्ट नहीं था।अत अलड्)ार का प्रयोग यहाँ पर वर्णन के अनुरूप 
हुआ है । 

इसी प्रकार कवि राजा विक्रमसिंह का वर्णन करते हुए लिखते है-- 


य कामिनीना प्रतिभाति काम पितेव चक्ष प्रीतिपद प्रजानाम्‌ । 
काल करालो रिपुभूपतीना कल्पदुमश्च प्रणयिव्नजानाम्‌ ॥ 


अर्थात जो राजा कामिनियों के लिए काम, प्रजाओं के लिए पिता, वैरी 
राजाओ के लिए कराल काल तथा प्रेमपूर्वक समीप मे आने वालो के लिए कल्पद्ुम 
के समान सुशोभित हुआ । 


यहाँ पर राजा विक्रमसिह का वर्णन निमित्त भेद से अनेक प्रकार का करके 
कवि ने उल्लेख अलड्भधार का नियोजन किया है। राजा विक्रमसिह कामिनियों के 
लिए कामदेव के सहश है। अपनी प्रजा के लिए पिता के समान है अर्थात्‌ जिस 
प्रकार पिता पुत्न का पालन-पोषण करता है ठीक उसी प्रकार राजा विक्रमर्सिह प्रजा 
का पालन-पोषण करते हैं | किन्तु बैरी राजाओं के लिए वे साक्षात्‌ यमराज के सहश 
हैं तथा प्रेमपूर्वंक समीप मे आने वाले के लिए कल्पदुम के समान है। अर्थात जिस 
प्रकार कल्पव॒क्ष पास मे आने वाले की मनोकामना पूर्ण कर देता है। ठीक उसी 


१ जयन्तविजय, १/५० । २ वही, १/६० । 


'जयन्तविजय' महाकाव्य मे रीति, मुण, अलकार तथा छंद ] [१३१ 


प्रकार राजा विक्रमसिंह भी पास में आने वाले व्यक्तियों की कामना पूर्ण कर देते 
हैं। इस प्रकार यहाँ पर कवि द्वारा प्रयुक्त उल्लेंख अलद्भार वर्णन को और भी 
प्रभावशाली बना रहा है । 


इसी प्रकार युद्धस्थल में राजा विक्रमसिंह के हाथ में स्थित कृपाल के वर्णन 
में उपमा अलद्धार का सुन्दर प्रयोग भी दर्शनीय है-- 


यस्थाहवे उैरिकरीन्द्र कुम्भस्थलीगलत्तार करम्बिताड़ । 
रेजे कृपाणोःरिकुल जिगीषोयमस्थ जिह्न वसदन्तपक्ति ॥" 


अर्थात्‌ जिसके युद्ध मे अरिकुल को जीतने के लिए वैरियों के गजो के मस्तक 
पर गिरने से रक्तरज्जित हाथ वाला कृपाण यम की दन्तपक्ति से युक्त जिद्ना की 
भाँति सुशोभित हुआ । 
यहाँ पर कृपाण की यम की दन्तपक्ति से युक्त जिल्ना के साथ उपमा सर्वेधा 
सार्थक है तथा वर्णन के सौन्दर्य मे वृद्धि कर रही है । युद्धस्थल मे राजा विक्रमर्सिह 
की तलवार जब वैरी राजाओं के हाथियों के मस्तक पर पडती है तो हाथियों के 
मस्तक में विद्यमान गजमुक्ता उस तलवार में छिद जाता है और तलवार का वर्ण 
लाल हो जाता है | अत कवि ने उस तलवार को यमराज की जिह्ला और उसमे 
छिदे हुए गजमुक्ताओ को यमराज की दन्तपक्ति के सहश बताया है। इसके साथ 
ही इस वर्णन के द्वारा राजा विक्रम मिह का अतुलित पराक्रम भी व्यक्त 
होता है । 
इसी प्रकार प्रीतिमती के वर्णन मे मालोपमा अलकार का प्रयोग भी 
दर्शतीय है-- 
शचीव शक्रस्य महेश्वरस्थ गौरीव लक्ष्मीरिव माधवस्थ । 
श्रीनन्दनस्येव रनिश्च रत्ये तस्य प्रिया प्रीतिमती बभूव ॥' 


अर्थात्‌ शक्र को शची की भाँति, महेश्वर को गौरी की भाँति, माधव को 
लक्ष्मी की भाँति उन (विक्रमसिंह) की प्रिया रति के लिए प्रीतिमती हुई । 

यहाँ पर प्रीतिमती की शच्री, गौरी तथा लक्ष्मी के साथ उपमा सर्वथा 
सार्थक है क्योकि राजा विक्रमसिह की उपमा शक्र, महेश्वर तथा माधव से दी 
गयी है | राजा विक्रमसिह को प्रीतिमती रति के लिए उसी प्रकार प्रिय हैं जिस 
प्रकार शक्ल को शची प्रिय हैं, महेश्वर को गौरी प्रिय हैं तथा माध्रव को लक्ष्मी 
प्रिय है । इस प्रकार मालोपमा अलकार यहाँ वर्णन को ग्राह्म बना रहा है । 


१ जयन्तविजय, १| १। २ वही, १/६६। 


हि 


१३२ ] [ जैन सस्कृत महाकाव्य““*जयन्तविजय 


अपि च--- 
सजीविनी चौषधिरगजस्य विश्वामधामेव हृद स्वभतुं । 
या राज्यक्रद्धेरधिदेवतेव लावण्यवल्लेनंवकन्दलीव ॥ १ 


अर्थात्‌ जो कामदेव की सजीवनी औषधि, अपने पति के हृदय की विश्राम- 
धाम, राजलक्ष्मी की अधिदेवता तथा सुन्दरता की लता का नया अकुर है | 


यहाँ पर प्रीतिमती का वर्णन निमित्त भेद से अनेक रूपो मे हुआ है क्योकि 
बह कामदेव की सजीवनी औषधि है, अपने पति के हृदय की विश्वाम-स्थली है, 
राज्यलक्ष्मी की अधिदेवता है और सुन्दरता का नया अकुर है, अत उल्लेख 
अलकार है और इस उल्लेख अलकार द्वारा वर्ष्य वस्तु मे विशेष चमत्कार आ 
गया है। 

इसी प्रकार गर्भावस्‍था मे स्थित प्रीतिमती के वर्णन में उपम। अलकार का 
प्रयोग दर्शनीय है-- 


गर्भानुभावप्रभवद्विशिष्ट सौभाग्यसभारतरज्ञिताड़ी । 
उदेष्यदुष्णशुतिमण्डलाया प्राच्यास्तुला सा बिभराबभूव ॥* 


अर्थात गर्भ के प्रभाव को धारण करने वे विशिष्ट सौभाग्य से तरगित 
अग वाली उस रानी ने निकलते हुए सूर्य की द्यति मण्डल मे प्राची दिशा के समान 
अपने गर्भ को पुष्ट किया । 

यहाँ पर प्रीतिमती की प्राची दिशा के साथ उपमा स्वथा सार्थक है तथा 
वर्णन के सौन्दर्य मे वृद्धि कर रही है। प्राची दिशा जिस प्रकार गर्भ मे स्थित 
उदीयमान सूर्य से सुशोभित होती है उसी प्रकार प्रीतिमती गभ मे स्थित जयन्त से 
सुशोभित हो रही है। इस प्रकार उपमा अलकार यहाँ वर्णन को ग्राह्मय बनाने में 
सहायक है । 

अपि च-- 


नह्यावयोरुद्धतमिषजात सहिष्यते हन्त विनीतवृत्ति । 
इतिस्फुरत्सेद भरादिवोच्चेस्तस्था स्तनौ श्याममुखावभूताम्‌ ॥।६ 


अर्थात्‌ खेद है, कि विनीत वृत्ति वाला यह बालक हम लोगो की उदण्डता 
को नहीं सह सकेगा इसीलिए मानो अत्यधिक दु ख के भार से उसके स्तन काले मुख 
वाले हुए । 
१ जयन्तविजय, १६६ । ३ बही, ६/६७ । 
२ वही, ६/६५। कट 





'जयन्तविजय' महाकाथ्य मे रीति, गुण, अलंकार था छंद ] [१३३ 


यहाँ पर कवि ने उत्प्रेक्षा अलकार की योजना की है, क्योंकि जिस प्रकार 
से किसी व्यक्ति के कार्य को करने मे असमर्थ व्यक्ति के दुख की कान्ति मलिन हो 
जाती है उसी प्रकार यह होने वाला पुत्र ,जयन्त हम लोगो की उदण्डता को सहन 
नहीं कर सकेगा । इसकी सूचना मानो भ्रीतिमती के स्तनों की कालिमा से मिल 
रही है। अत यहाँ पर प्रयुक्त यह उत्प्रेज्ञा अलकार वर्णन मे विशिष्ट चारूत्व उत्पन्न 
कर रहा है । 

इसी प्रकार-- 


तव॒ स्फूर्जज्छौर्यप्रभयशसा चन्द्रम्सा « 
भूश शुश्रीभू्त खकचनिचय वीक्षितवती । 
पलिक्नीत्व भ्रान्या कुलितह॒ृदयात्रौषधविधे 
शची पृच्छाक्लेशे निपतति मुहु स्वगिभिषजों ॥" 


अर्थात्‌ तुम्हारे बढे हुए शौय के प्रभाव के यश वाले चन्द्र से अत्यन्त शुप्न 
होते हुए अपने कच निचय को देखती हुई, बाल के पकने की भ्रान्ति से व्याकुल हृदय 
बाली शची स्वर्गीय वैद्य अश्वनीकुमारों से बार-बार पूछने के क्लेश मे पड गयी । 


यहाँ पर जयन्त के शौर्य की छिटकी हुई चन्द्रिका से शी के बालो के श्वेत 
होने के वणन में अतिशयोक्ति अलकार है | इसी अलकार के प्रयोग से जयन्त के शौर्य 
की पराकाष्ठा प्रदर्शित की गयी हे जो कि उनके व्यक्तित्व के विकास में सहायक 
सिद्ध हुई है । अत यहाँ अतिशयोक्ति अलकार का वर्णन वर्ष्य विषय के चित्रण में 
सहायक है। 

इसी प्रकार जयन्त के सौन्दर्य वर्णन के अवसर पर भी अलकार प्रस्तुत की 
व्यथ्जना भे सहायक हुए हैं-- 


चन्द्रमा शशमलीनसच्छविस्ताप कृत्तरणिझुग्रतेजसा । 
तन्न किचिदसृजद्विधिश्चिरादस्य येन मुखमेति तुल्यताम्‌ ॥* 


अर्थात्‌ चन्द्रमा कलक की मलिनता से सुन्दर छवि वाला नही है और सूर्य 
उम्र तेज से तापकारी है । इस प्रकार विधाता ने कुछ भी बहुत दिनो से ऐसा नहीं 
बनाया जिससे इनके मुख की तुलना की जा सके । 


यहाँ पर जयन्त के मुख की तुलना चन्द्रमा तथा सूर्य दोनों मे से किसी से 
नहीं की जा सकती । अत अतिशयोक्ति अलकार है। किन्तु जयन्त के चन्द्रमा तथा 
सूर्य दोनो से भी अधिक सुन्दर होने के कारण व्यतिरेक अलकार की भी अभिव्यक्ति 


१ जयन्तविजय, ६/७२ । २ वही, १६/८४ । 


१३५४ | [ जैन सस्कृत महाकाब्य जयम्तविजय 


हुई है, क्योकि चन्द्रमा मे कलक है तथा जयन्त का मुख नि कलक है। सूर्य उग्र तेज 
से तांपकारी है तथा जयन्त का मुख ताप से रहित है। किन्तु यदि चन्द्रविम्ब 
निष्कलक हो जाय और सूर्य त्ताप से रहित हो जाय तो शायद जयन्त के मुख की 
समता पा सके । अत यहाँ पर अतिशयोकति और व्यतिरेक अलकार का प्रयोग 
वर्णन के अनुरूप हुआ है । 
अपि च--- 
आत्मैव यस्योपमसिति समृद्ध्या जगत्यसाधारणता गतस्थ । 
तस्य स्वसोधस्थ समीपमाप श्रीविक्रमक्षोणिपतेस्तनूज ॥" 
अर्थात्‌ श्री विक्रम भूपति के पुत्र जिनकी उपमा ससार मे असाधारण होती 
हुई समृद्धि से अपने ही तुल्य है, अपने भवन के समीप पहुँचे । 
यहाँ पर उपमान के अभाव में जयन्त की उपमा जयन्त से ही दी गयी है 
अत अनन्वय अलकार है। इस अलकार के प्रयोग के द्वारा जग्मन्त की प्रत्येक क्षेत्र 
मे अपराजेयता व्यक्त होती हे, जो कि कवि को अभीष्ट है। अत अलकार का 
प्रयोग वर्णन के अनुरूप है । 
इसी प्रकार कवि अभयदेव उपमा अलकार द्वारा युद्धस्थल का सजीव चित्र 
प्रस्तुत करते है 
भटस्य कस्यापि बभों शितासिभिन्नेभकुम्भोच्छलिता पतन्‍्ती। 
मुक्तावली मुद्धेति पुष्पवृष्टिमुंक्तेव देबेरवदानतोषात्‌ ॥* 
अर्थात्‌ किसी बीर के शिर पर, तीक्ष्ण तलवार से काटे गये गज-मस्तक से 
उछलकर गिरी हुई मुक्तावली दान से सल्तुष्ट देवताओं के द्वारा छोडी गयी पृष्प 
बुष्टि के समान सुशोभित हुई । 
यहाँ पर किसी वीर के म-तक पर गिरी हुई गजमुक्तावली देवताओ द्वारा 
छोडी गयी पुष्प वृष्टि के समान चुशोभित हो रही है । अत उपमा अलकार है और 
इस अलकार के द्वारा घमासान युद्ध की सूचना भी प्राप्त हो रही है। जिस प्रकार 
दान से सतुष्ट होकर देवगण आकाश से पुष्प-बृष्टि करते है उसी प्रकार तलवार 
से काटे गये हाथियों के मस्तक से गजमुक्ता उछलकर वीरो के मस्तक पर गिर रही 
है । अत यहाँ पर उपमा अलकार युद्धस्थल का सजीव चित्र उपस्थित करने मे 
सहायक सिद्ध हुआ है । 
इस प्रकार स्पष्ट है, कि कवि अभयदेव ने अपने 'जयन्तविजय' महाकाव्य 
में अलकारो का प्रयोग वर्णन मे चमत्कार उत्पन्न करने के लिए किया है । 


१ जयन्तविजय, १४/३० । २ वही, १०/४२। 


'जयन्तविजय' महाकाव्य में रीति, गुण, अलंकार तथा छंद ] [१३५ 


(ग) कलापक्ष प्रधान अलजु।र 


'जयन्तविजय” महाकाव्य में कतिपय्र स्थल ऐसे भी प्राप्त होते हैं जहाँ पर 
अलकारो का प्रयोजन भावपक्ष की अपेक्षा वाच्यार्थ के सौन्दये मे वृद्धि करता रहा 
है । अत ऐसे अलकारो को हम कलापक्ष प्रधान अलकारो की कोटि मे रख सकते 
है । यथा--- 

यस्मिल्नमुग्रामपुर वधूना विशुद्धशी लाभरणाप्रिमाणाम्‌ । 
सर्वाज़लावण्यमलकरोति सुवर्णरत्नोत्तमभूषणानि ॥" 


अर्थात्‌ जिस (मगध के) प्रत्येक ग्राम और नगर मे विशुद्ध शील और 
आभूषणो मे आगे स्त्रियों का सर्वाज्भ लावण्य सब प्रकार से सोने और रत्नों «के 
आभूषणो को अलकृत करता है । 

यहाँ पर मगध देश के ग्रामो एवं तगरो मे निवास करने वाली स्त्रियों के 
सौदर्य के वर्णन का प्रसग वाच्यार्थ है । किन्तु यह वाच्यार्थ व्यतिरिक अलकार के 
प्रयोग से अत्यन्त चमत्कारी हो गया है । अत यहाँ पर अलकार प्रधान हो गया है 
और स्त्रियों के पौदर्य का हेतु तोने और र-नो के आभूषण उसकी तुलना मे अप्रधान 
हो गये है । इसी प्रकार-- 


जिनेन्द्रहम्योपरिशातकुम्भकुम्भावतीषु प्रतिबिम्बितात्मा । 
अनेकमूर्ति प्रतिभाति भानुयस्‍्था श्रिय द्रष्टुमिवावतीर्ण ॥* 
अर्थात्‌ जिनेन्द्र के हम्ये के ऊपर सात सोने के बने हुए कलशो मे प्रति- 
विम्बत सूर्य की अनेक मूतियाँ मानो जिसको सुन्दरता को देखने क लिए अवतीर्ण 
हुई सी प्रतीत होती है । 
यहाँ पर जिनेन्द्र के हम्ये के ऊपर स्थित स्वणिम कुम्भो के सौन्दर्य वर्णन का 
प्रसग है । दिन मे सूर्य का प्रतिबिम्ब अनेक रूपो में उन्हीं बने हुए सोने के कलशों 
पर पडता है, यह वाच्याथ है ।जो कि उत्प्रेज्ञा अलकार के प्रयोग से अधिक 
चमत्कारी हो गया है । 
अपि च-- 
सुरेशवेषाभरणाडूरागवरेण लावण्यतरच्विताड़ु । 
निर्मेषमात्रेण पर सुरभ्यो विभिद्यते यत्र जन समस्त ॥४ 


अर्थात्‌ देवताओं के वेष को धारण किये हुए अद्भराग आदि लगाने से अत्यन्त 


१ जयन्तविजय, १/३५। ३ वही, १/५४। 
२ वहीं, १११ । 


१३६ ] [ जैन सस्कृत महाकाव्य'' जयन्तविजय 


सुन्दर शरीर वाले जहाँ के लोग देवताओं से पलक बन्द करने के व्याज से ही भिन्न 
माने जाते हैं । 


यहाँ पर मग्रध के निवासियों का वर्णन वाच्य है किन्तु यह वाच्याथे विशेषक 
अलद्ार के प्रयोग से चमत्कृत हो गया है क्योकि प्रस्तुत और अप्रस्तुत मे गुण-सामान्य 
होने पर भी किसी प्रकार भेद लक्षित करा देना विशेषक अलड्डार होता है। यहाँ 
बताया गया है कि मग्ध के निवासी तथा देवता एक ही आकार के है। इनमे अन्तर 
यो जाना जाता है कि वहाँ के निवासी सनिमेष है और देवता अनिभेष है । 


इसी प्रकार-- 


वराश्वक्केषा गजराजगर्जित सतूर्यनाद शुभशखनिस्वनम्‌ । 
अदक्षिणाक्षिस्फुरण प्रियोदित तदाश्यृणोच्छाकुनिकाग्रणीरसौ ॥"* 


अर्थात्‌ उसी समय शकुन को जानने मे प्रधान राजा ने अच्छे घोडो की 


हिनहिनाहट, हाथियों की गर्जन, शुभ शख के साथ अन्य बाजो की आवाज तथा 
वाम नेत्न का सफुरण सुना । 


यहाँ पर शुभ शकुनों का वर्णन वानक्ष्य हे | किन्तु इस वाच्य में चमत्कार 
अर्थावृत्ति (आवृत्तिदीपषक) अलड्ूर के माध्यम से हुआ है, क्योंकि एक ही अथ॑ मे 
ह्ैेषा, गरजित, नाद एवं निस्वन शब्दों का प्रयोग कर अर्थावृत्ति की योजना की 
गयी है । 
अपि च--- 
तिमिर रिपुजयाय प्रस्थितस्याथ  राक्ञो 
रुचिरकिरणवीर प्रोल्लसदिभ समन्तात्‌ । 
जगदखिलमकारि क्षिप्रमेवाविपक्ष 
किमिव वसुमता न क्ष्मातले साध्यमस्ति ॥३ 
अर्थात्‌ तिमिर शत्रु को जीतने के लिए प्रस्थान किये हुए राजा के चारो ओर 


सुशोभित सून्दर किरण रूपी भटो से सारा ससार शीघ्र ही बिना शत्रु के कर दिया 
गया, क्योकि पृथ्वी पर धनवानों के लिए क्‍या साध्य नही है । 


यहाँ पर चन्द्रोदय का वर्णन करता कवि का लक्ष्य है किन्तु चन्द्र पर उृपति 
का आरोप करना अधिक चमत्कारी है। अत यहाँ रूपक अलड्डूार के प्रयोग से 
कलापक्ष प्रधान है । 


१ जयन्तविजय, २/४१ । २ वही, ८शि८ । 


जयन्लविजय' महाकाव्य मे रीति, गुण, अलकार तथा छद ] [ १३७ 
इसी प्रकार-- 


रमाकुचस्पर्शसुलेन शायिन मुकुन्दमधप्यम्युनिधों विविप्रयन्‌ । 
निदेशतो विक्रमसिंह भूपते प्रयाणमभेरीध्वनितं ततोहभवत्‌ ॥" 


अर्थात्‌ इसके पश्चात्‌ विक्रमसिह के आदेश से रमा के कुच के स्पश से सुख- 
पूर्वक शयन करने वाले समुद्र मे मुकुन्द को भो विकृत करते हुए प्रयाण की भेरी 
ध्वनित हुई । 


यहाँ पर विक्रमसिह के आदेश से ध्वनित प्रयाणकालीन भेरी वाच्यार्थ है और 
इस वाच्यार्थ मे अतिशयोक्ति अलद्धार के प्रयोग से विशिष्ट चमत्कार आ गया है 
क्योकि प्रयाणकालीन भेरी की आवाज समुद्र मे सुखपूर्वक शयन करने वाले भगवान्‌ 
विष्णु को भी कष्ट पहुँचा रही है ! 


इसी प्रकार--- 


विस्फुरत्तरलमीननेत्रया. चक्रयुग्मकुचकुम्भगोभया । 
राजहमसग्रतयाब्जहस्तया सख्यमस्तु तब देवि सिप्रया ॥* 


अर्थात्‌ चल मीन रूपी तेत्नों वालो, चकोर थुग्मरूपी कुचो वाली, राजहस 
रूपी गति वाली तथा कमलरूपी हाथो वाली शिप्रा नदी के साथ हे देवि तुम्हारी 
मित्रता हो । 


यहाँ पर शिप्रा नदी का वर्णन करना कवि का ध्येय है किन्तु इस व्यग्य की 
तुलना मे शिप्रा नदी को नारी के रूप में चित्रित करना वाच्यार्थ अधिक चमत्कारी 
है। अत यहाँ पर रूपक अलद्भार के प्रयोग मे कलापक्ष प्रधान है क्योकि शिप्रा नदो 
को नारी का रूपक देकर बहुत ही सुन्दर दृश्य उपस्थित किया गया है। नदी मे 
रहने वाली मछलियाँ उसके नेत्न है, चक्रवाक युग्म स्तन हैं, राजहुस उसकी गति हैं 
और कमल उसके हाथ है । 


(घ) स्व॒त्तः प्रस्फुटित अलडूगर 


काव्य मे सौन्दर्य प्रदशित करने के लिए सभी कवि अलबडूगरों की योजना 
करते हैं । परन्तु अलड्ूुआर सौन्दर्य वृद्धि मे तभी सहायक होते है जब उनकी योजना 
सहजता के साथ की गयी हो अर्थात्‌ उनका निष्पादन काव्य मे स्वत हो गया हो, 
उसके लिए कवि को अपनी ओर से विशेष प्रयत्न न करना पडा हो, क्योंकि प्रयत्न- 
पूर्वक निष्पन्त होने पर उनका स्वाभाविक सोन्‍्दर्य नष्ट हो जाता है और वे उक्ति 


१ जयन्तविजय, ६/५४ । २ वही, १६/६१ | 


१३८ | | जैन सस्कृत महाकाव्य'" 'जयन्तविजय 


वैचित्र्य मात्र रह जाते है। आचाय॑ आनन्दवधधन के अनुसार प्रतिभावान कवि के 
काव्य मे अलझुार सहज ही निष्पन्न हो जाते है ।" 
जयन्तविजय” महाकाव्य कवि अभयदेव की प्रतिभा का ज्वलन्त उदाहरण 
है । अत इस महाकाव्य मे अनेक स्थलो पर अलदूतरो की योजना स्वत हो गयी है 
उसके लिए कवि को अलग से प्रयत्न नहीं करना पडा है। यथा -- 
सरक्षणाय रिपुतो5हमभूवमस्या 
सग्राम केलिभिरिय स्मरतापतो मे । 
स्वैदेशेनामृत रसैस्तु समोपकार- 
कन्येति तामथ मुहुद्ध पति्ददर्श ॥ * 


अर्थात्‌ मैं सग्राम केलि के द्वारा शत्रुओं से इसे बचाने के लिए समर्थ हुआ 
और इसने अपने दर्शनाभृत द्वारा समर ताप से मेरी रक्षा की । इस प्रकार कहते हुए 
राजा ने उस कन्या (कनकवती) को बारम्बार देखा । 


यहाँ पर स्वाभाविक चित्रण है, कि यदि कोई व्यक्ति किसी का उपकार करता 
है तो वह उपक्ृत व्यक्ति भी अवसर मिलने पर उस उपकार का बदला चुका देता 
है । ठीक उसी प्रकार विक्रमसिंह यहाँ कनकवती की रक्षा नारी का बलिदान करने 
वाले योगी से करता है और कनकवती राजा की रक्षा समर तथ्नू से करती है। किन्तु 
यहाँ दोनो के परस्पर एक दूसरे के उपकारी होने से अन्योन्य अलझ्ार की योजना 
हुई है और इस योजना के लिए कवि को अलग से प्रयास नही करना पडा है । 
इसी प्रकार--- 
कि वागुरेयमपरा युवहन्मृगाणा 
नि स्पन्दता दधति येवर विलोकितापि । 
एक स्मरस्थ व जगत्यजैत्नमस्त्न 
स्त्रेणोचितादूभुत गुणोल्वणभूषण श्री ॥' 
अर्थात्‌ राजा विक्रमसिह उस (कनकवती) कन्या को देखकर सोचता है कि--- 
क्या युवकों के हृदयरूपी मृग की यह दूसरी जाल है जिसे देखते ही युवक निशचलता 
को प्राप्त हो जाता है अथवा सारे ससार को जीतने वाले कामदेव का यह अद्वितीय 
अस्त्न है अथवा स्त्रियो के उचित अद्भुत गुण के वृद्धि की आभूषण लक्ष्मी है । 
यहाँ पर राजा विक्रमसिह कन्या को देखकर अपने मन मे उसके प्रति अनेक 
प्रकार का सन्देह व्यक्त करता है ओर यह सन्देह होना स्वाभाविक भी है क्योकि 


१ ध्वन्यालोक, पृ० २३३ । २ जयन्तविजय, ५/१। 
३ वही, ५|३। / 


'जैयन्तविजय' महाकाव्य मे रीति, गुण, अलकार तथा छद ] [१३४ 


उसने उस कन्या को एकाएक श्मशान भूमि में देखा है। अत. यहाँ पर स्वत 
प्रस्फुटित सन्देह अलद्भूग र वर्णन को ग्राह्म बना रहा है । 
अपि च-- 
यत्र यत् सुकुमार पुगव सचचार सूुभगाग्रणी पथि। 
तत्न नत्न॒ तमनडूविश्रमात्यूजयन्ति नयनोत्पले स्त्रिय ॥) 
अर्थात्‌ शुभगों मे अग्रगण्य (वह) सुकुमार पुगव जहाँ-जहाँ जाता था। वहाँ- 
वहाँ पर काम के भ्रम से स्त्रियाँ नयन कमलो से उसकी पूजा करती थीं । 
यहाँ पर जयन्त के रूप सौन्दर्य को देखकर स्त्रियों को उनमे कामदेव का 
भ्रम हो जाता है और इसीलिए वे अपने नेत्र रूपी कमली से उनकी पूजा करतो हैं 
अर्थात्‌ उन्हे बारम्बार देखती हैं । अत यहाँ पर अ्रन्तिमान अलड्ूूर सहज ही निष्पन्न 
हो गया है । 
इसी प्रंकार--- 
गभी रभेरी रणितैरमत्येमर्त्येीघु.. दूर. बधिरीकतेषु । 
तदात्मन स्पकुल श्रुतीनामभावमुच्चैबं हु मन्‍्यते सम ॥ 
अर्थात्‌ गम्भीर भेरी की आवाज से देवताओं और मानवों के बधिर हो जाने 
पर सर्पकुलो ने अपने कानों के अभाव को ही बहुत श्रेष्ठ समझा । 
यहाँ सैन्य-प्रयाण की भेरी बजने से दूर-दूर तक के प्राणी बधिर हो गये है । 
अत सर्प अपनी कर्णहीनता पर बडे आनन्दित हो रहे है । यह स्वाभाविक चित्नण है, 
कि विकारयुक्त व्यक्ति दूसरे को भी विकारयुक्त देखकर अपने विकार की श्रेष्ठ 
समझता है । किन्तु इस उदाहरण मे दोष मे ही गुण देखकर उस दोष के ही सराहने 
के कारण अनुज्ञा अलकार की स्वत अभिव्यक्ति हुई है । 
इसी प्रकार--- 
नृपात्मजालोकन कौतुकाय समुत्सुका काचन कैरवाक्षी । 
नितम्बबिम्ब स्तनमण्डल च निनिन्द मन्दा गतिमादधानम्‌ ॥ * 
अर्थात्‌ राजकुमारी को देखने के लिए कुतूहल से उत्कष्ठित होती हुई किसी 
कमलनयनी ने अपने नितम्ब बिम्बथ और स्तन मण्डल को मन्दगति धारण करने के 
लिए अत्यन्त निन्दित किया । 
यहाँ पर कोई स्त्री राजकुमारी के सौन्दर्य को देखने के लिए दोडी, पर अपने 
सस्‍्थूल स्तन और स्थूल नितम्बों के भार के कारण वह तेजी से दौड न सकी । अतएव 


१ जयन्तविजय, ७/२१ | ३ वही, १६/२४ । 
२ वही, १४/३* | 


१४० ] [ जैन सस्कृत सहाकाथ्य **जयन्तविजय 


उस सकी द्वारा अपने स्तन और नितम्ब की निन्‍दा की गयी, यह सहज चित्रण है । 
किन्तु स्तन और नितम्ब की निन्‍दा होने से यहाँ तिरस्कार अलझ्भार स्वत प्रस्फुटित 
हो गया है| इसी प्रकार स्वत प्रस्फुटित अलकारों के अनेक उदाहरण रसानुकूल 
अलकारो के वर्णन के अवमर पर प्रस्तुत किये जा चुके है । 
(छू) रूढ़िगत उपमानों का प्रयोग 

उपमा प्राचीनतम एवं अन्य साहश्यमूलक अलकारों का उपजीव्य अलकार 
है । इसमे कुछ प्रसिद्ध उपमान रहते है जैसे चन्द्र, कमल इत्यादि । इन प्रसिद्ध उप- 
मानों में कुछ उपमान ऐसे है जो कि कुछ विशिष्ट उपमेयो के साथ इतनी अधिकता 
से प्रयुक्त किये जाले है कि उनका उन विशिष्ट उपमेयो के साथ प्रयोग रूढ हो गया 
है । यथा--मुख के लिए चन्द्र का प्रयोग । इसी प्रकार कमल का प्रयोग जहाँ मुख 
के लिए होता है वही वह हस्त, पाद, नेत्र के सौन्दर्य-वर्णन के प्रयोग मे भी रूढ़ हो 
चुका है। प्राय सभी कवियों के काव्यों मे इस प्रकार के रूढिगत उपमानों का प्रयोग 
प्राप्त होता है । 

कवि अभयदेव उपभा अलकार के उद्भट विद्वान है। अत उन्होने अपने 
काव्य मे इन उपमानो का प्रयोग अनेक रूपो मे प्रस्तुत किया है। यहाँ उनके द्वारा 
प्रयुकत कुछ उपमानो को मूलस्रोतो की दृष्टि से निम्नलिखित वर्गों मे विभकत किया 
जा सकता है-- 

(१) अग्नि - तेज चमत्कार, प्रभाव एवं सर्वेस्व विध्वस करने की शक्ति का 
निरूपण करने के लिए अग्नि, दीप या प्रकाश उपभान को प्रस्तुत किया ग्रया है। 
इस श्रेणी के उपमान जयन्तविजय मे निम्नलिखित है-- 


१ दाव इव २(२०--दावार्नि के समान राजा को कष्टदायक | 

२ वहद्वेष्ठ ताहुतिक्षे प इव ६/२--सुन्दर रूप, दिव्य वस्त्राभूषण और धन प्राप्ति 
के साथ असाधु सगति को कवि ने अग्नि में घृताहुति देने के समान अहकार 
की वृद्धि करने वाला उपादान कहा है । 


३ वह्लिरिव क्रुधा ६/४५--क्रोध की भयकरता प्रदर्शित करने के लिए अग्नि 
उपमान का प्रयोग किया है । 

(२) आभूषण ओर 'ध्यूग्रार प्रसाधन सामभ्रौ--'जयन्तविजय' मह।काव्य 
में उपमानों का चयन आभूषण और श्वृज्भजार प्रसाधन सम्बन्धी सामग्री से भी किया 
गया है। इस क्षत्न से ग्रहीत उपमान सौन्दर्य की अभिव्यजना को चमत्कारपूर्ण बनाने 
में पूर्ण समर्थ है । 

४ अम्भोरुहमालिकेव १४/४--कमल की माला के समान । 
४ गुञ्जारुणनेन्रकान्ति १४/१--घुँघची के समान नेत्नो की कान्ति । 


जयन्तविजय' महाकाव्य मे रीति, गुण, अलकार तथा छद ] [ १४१ 


६ 


मौलिरत्नमिव ७/२--मुकुट-जटित रत्न के समान उन्‍नतत और प्रकाशमान 
प्राणेश्वर को प्राप्त किया । 

विमलमौक्तिकहा रलताइव ४/२६--निर्मल मौक्तिक हार लता के समान 
कण्ठ में पडने वाली वह थी । 

हारमिंवनायकोमणि ७/२२--हार मे लगी मध्यवर्ती मणि के समान वह 
श्रेष्ठ है । 

(३) अंगोपाग--सुन्दरता, सुकुमारता एवं उग्रता की ब्यज्जना करने और 


विषय को प्रभावोत्पादक बनाने के लिए शरीरावयवों को उपमान के रूप मे ग्रहण 
किया गया है । 


् 


११ 
१२ 
१३ 
१४ 


उत्कुचैरिव १३/५--वन की रम्यता का चित्न प्रस्तुत करने के लिए कवि 
ने फल-पुष्प आदि की उपमा नारी के अगो के उपमानो द्वारा प्रस्तुत की 
है । फलो के बृहदाकार की अभिव्यक्ति के लिए उन्हे उन्‍नत कुचो के समान 
कहा गया है । 

कण्ठेश्वासडइव ३/४५--पचपरमेष्ठी मन्त्र के अहनिश जाप को कण्ठ में 
सर्वदा रहने वाले श्वास के समान कहा है । 

करतलैरिव १३/४--पल्लवो को हथेली के समान लाल कहा है । 
लोचनैरिव १३/४ -नेत्नो के समान विकसित पुष्प । 

विल्‌नवेणीव १४/१६--छिन्‍्न वेणी के समान विमानपक्ति लक्षित होती है । 
हस्तैरिवोच्चैस्तरव १/३१--हाथ के समान उन्नत बृक्ष पथिको की स्त्रियों 
को स्वबन्धु बुद्धि से बुलाते थे । 

(७) कोट-पतग-पशु-पक्षी आदि--भ्रमर, शलभ आदि कीट-पतग एवं पशु- 


पक्षी मानव के प्राचीन काल से सहचर रहे है । अत कबि ने उन्हे भी उपमान के 
रूप मे प्रयुक्त किया है-- 


१४ 
१६ 
१७ 


१८ 
पद 
२७ 


अलिकुन्तैरिवकुन्तले १३/३५- उसके केश श्रमरों के समान काले थे । 
उलूकपक्षीव १/१३---उलूक पक्षी के समान दोषदर्शी दुजेन होते हैं । 
कामधेनुरिव १३/४५२--कामघेनु के समान अभिलाषाओ की पूरि करने वाला 
दान । 

केसरीव १२/३६--मिथ्यात्वरूपी हाथी के लिए सिंह के समान । 

पशुरिव ४/२३--पशु के समान मदान्ध होकर दुराचार किया । 


भ्रमरीव १/१---आदिदेव के चरणों मे सलग्न त्रिलोकीजन भ्रमर की तरह 
प्रतीत होते हैं । 


१४२ ] [ जैन सस्क्ृत महाकाव्य*"'*जयन्तविजय 


२१. भुजजुइवम्बुज़े ३/७८--जिस प्रकार भक्रमर कमल मे आसकत रहता है उसी 
प्रकार वह नमस्कार मन्त्र मे आासक्त था । 
२२ मधुकरैरिवलोचने ७/६३--भ्रमरो के समान नेक्षो से अनुरागपुर्वक देखा । 
र३े महाविभूतिरिव कामधेतु १/२१--महाविभूति के लिए कामधेनु के समान । 
२४ परथविच्युतमृगीव १३/८--समूह से पृथक हुई हरिणी के समान 
२५ सिंहीद्िपस्येव १०/१७ -सिंह जिस प्रकार हाथियों के बन मे प्रवेश करता 
है उसी प्रकार जयन्त ने शत्रु शिविर मे प्रवेश किया ! 
(१) प्रहोषकरण--गृहादि--गृहोपकरण से ग्रहीत उपमान वर्णन चमत्कार 
के साथ चचलता, हढता, पृथुलता एवं सौन्दर्य की अभिव्यजना करते हैं । 
२६ कम्भमिव १३/१--भक्तिरस के कुम्भ के समान पुष्पाजलि को मुनि के 
चरणो मे अपित किया । 
२७ केतुमिवोल्लसन्तम्‌ ५/१६--ध्वजा के समान उललसित रहने वाला गगाधर 
हुआ । 
र८. विश्रामधामेव १/६६--विश्रामगृह के समान पति के लिए सुखदायक थी । 
(६) प्रह-नक्ष्र--प्राकृतिक वस्तुओ मे मानवीय व्यापारों को अभिव्यक्त 
करने की पूर्ण क्षमता है | सूर्य, चन्द्रादि ग्रह, नक्षत्र आदि उपमान सौन्दयये, शील, 
शीतलता, माधुर्य, तेज, ओज, ज्ञानग्रुरुता प्रभृति भावों के अभिव्यजक है । 
२८ अकंइव ६/४५--सूर्य के समान तेजस्वी । 
३० इन्दुरिव ३/६८--चन्द्रमा के समान आह्वादजनक वह दिखलायी पडा । 
३१ कुमुद्रनीना पतिरिव १२/३६ --चन्द्रमा के समान सुन्दर एवं प्रसन्नता प्रदान 
करने वाला । 
३२ गुरुरिव २/१५१--गुरु बृहस्पति के समान राजा विक्रमसिह का मन्त्रो था| 
३३ चन्‍्द्रैरिव १(४६- चन्द्रमा के समान शीतलता प्रदान करने वाले स्तन थे । 
३४ चन्द्रिकयेव २/२६--जिस प्रकार चन्द्रमा की चाँदनी के द्वारा कुमुदिनी को 
आश्वासन । 
३५ चन्द्र इव १०/६८--नक्षत्नों के बीच शोभित होने वाले चन्द्रमा के सप्तान 
सेना के मध्य सिहलभूष सुशोभित हुआ । 
३६ जीव इव १/७१--इृहस्पति के समान विद्वान और विचारशील सुबुद्धि 
नामक मन्‍्त्री था । 
३७ तरणेरिव चन्द्रमा ४|६३--जिस प्रकार दिन मे सूर्य की किरणो से चन्द्रमा 


“जयन्तविजस महाकाथ्य मे रीति, गुण, अलकार तथा छंद ] [ १४३ 


३८ 


रद 


0 


४१ 


धर 


४३ 


४४ 


हर 


अस्त हो जाता है, उसी प्रकार तुम्हारी शक्ति से वह दुर्देशा को प्राप्त 
हुआ है । 

नव्यशशीव ५/७२--जिस प्रकार मेघो के बीच हितीया का चन्द्र सुशोभित 
होता है, उसी प्रकार बह अपने कुल में सुणोभित हुआ । 

नीरधिरिठेन्दुना ७/१३--चन्द्रमा से जिस प्रकार समुद्र मे हर्ष-ज्वारभाटा 
उत्पन्न होता है, उसी प्रकार राजपुत्र से कुल मे प्रसन्‍नता हुई । 

प्रदोषमिव चन्द्रमा ३|८ जिस प्रकार चन्द्रमा प्रदोषकाल को प्राप्त होता 
है, उसी प्रकार धनदेव कारागृह को प्राप्त हुआ | , 

भूगुमिव ४/६--शुक्र के समान जिस प्रकार राशि का अतिक्रमण करता 
है उसी प्रकार उसने परकोटे का उललघन किया | 

रवेरिव प्रभा २/३५--देवता आपके अमगल को उसी प्रकार दूर करे, जिस 
प्रकार सूर्य की कान्ति अन्धकार को दूर करती है। 

रोहिणीव १६/५६- जिस प्रकार रोहिणी चन्द्रमा को प्यार करती है, उसी 
प्रकार रविसुन्दरी ने जयन्त को प्यार किया । 

सिहिकासुत इव १६/८० --राहु के समान सिंहलनृपति का मुख भीषण था । 
राहु जिस प्रकार चन्द्र का ग्रास ग्रहण करने के लिए अपना मुँह फैलाये 
रहता है, उसी प्रकार सिंहलभूषपति शत्रओ का सहार करने के लिए भय- 
कर मुख किये था । 

सूयप्रभा चुम्बितचन्द्रकिव १/४२--जयन्ती नगरी के भवनों के समक्ष स्वगे- 
विमानों की शोभा सूर्यकान्ति से चुम्बित चन्द्रिका के समान प्रतीत होती थी । 
(७) दिव्य पुरुष ओर दिव्य पदार्थे--स्वर्गीय देवी-देवता एवं दिव्य पदार्थे 


अमृत आदि उपमान कोमल भावनाओ की अधिव्यञ्जना मे अत्यन्त सहायक है । 
कवि अभयदेव ने इस श्रेणी के उपमानो का प्रयोग प्रचुर मात्रा मे किया है । 


४६ 


इन्द्र इव २/४३--इन्‍द्र जिस प्रकार देवों द्वारा सेवित रहता है, उसी प्रकार 
राजा विक्रमसिंह सामन्‍्तो द्वारा सेवित था । 

कल्पशारवीव 5/१७--कल्पदृक्ष के समान वनभूमि सुशोभित है । 
कल्पतरोरिव ८/१७ - कल्पद्कक्ष के समान अभीष्ट फल देने वाली सेवा । 
कल्पान्तवातैरिव शस्त्र १०/६२--प्रलयकालीम वायु के समान भयकर 
शस्त्र । 

पृष्यतरों फलैरिव ६(२--पृण्यद्धक्ष के फलो के समान विभूतियों से युक्त । 


१४४ ] [ जैन सस्कृत महाकाव्य'*“*जयल्तविजय 


५४९ बीजव्जिता विद्यामिव २/३२०--बीज रहित अमृत विद्या के समान राजा ने 
उसकी अचेना को कहा । 

५२. भावोचितानामिव कर्मणा श्री १/२२--उच्चित भावों की कर्म श्रीके समान 
वह धर्म है । 

५३ भ्राग्यसपदिव १६/७ -कामदेव की भाग्य सम्पत्ति के समान रतिसुन्दरी थी । 

५५ मूत्तै पुण्यमिव ३/२२-- मूर्तिमान पुण्य के समान मुनि का दर्शन किया । 

५४५ यमस्य जिह्नेव १/६१--यम की जिह्ला के समान हाथियो की दन्तपक्ति थी । 

५६ रम्भेव १४८ -लक्ष्मी के समान सुन्दर मूर्ति । 

५७ बैद्युतपृञजमिव ४(२६--विद्युतपुज के समान मणि-सुवर्ण के आभूषणो से युक्त 
किया । 

५८ व्योमबीथीव ८/१६--ब्क्ष पर पृष्यावतचय के लिए आसीन नारी के मरकत- 
मणि के आभूषणो मे पृष्पो के प्रतिबिम्ब रात्रि मे आकाशगड्ा मे पडने 
बाले ताराओ के प्रतिबिम्ब के समान थे । 

५८६ व्योमलक्ष्मीरिव ८|२ - आकाश लक्ष्मी के समान कोई नायिका, जिसके कानों 
के दोनो कुण्डल चन्द्र और सूर्य के समान थे । 

६० शचीव १/६१--इन्द्राणी के समान प्रीतिमती सुशोभित थी । 

६१ श्रीनन्दनस्थेव रतिश्व १/६६ कामदेव के लिए रति के समान प्रीतिमती । 

६२ श्रीपताविव ५/११--जिस प्रकार लक्ष्मी विष्णु मे अनुरक्त है उसी प्रकार 
पृथ्वी तुममे अनुरक्त है| 

६३ सजीवनी औषधि रज़ु जस्य १/६ई---कामदेव की सजीवनी औषधि के समान । 

६४ लावशण्यप्रैरमृतैरिवोज्च १/४६--अमुत क॑ समान लावण्य से युक्त । 

६५ वज्ञाभिहतेव २/३२--वज्ञाहत के समान वचनी से घायल । 

६६ विद्याधरा इव ५/४६ई--विद्याधरों के समान शक्तिशाली है । 

६७ सुधामिव २/१-- अमृत के समान पुत्र का स्पर्श होता है । 

६८ सुधारसामिव दुग्धसिन्धु १/२२--अमृत के क्षीर समुद्र के समान । 

६८ स्मरमिव ८/७--कामदेव के समान जयन्त को देखा । 

७० स्वर्भूरिव १/५६ -स्वगेंभूमि के समान मगध देश की भूमि थी । 

७१ स्वर्गपुरीव ६/३८ -स्वगंपुरी के समान नगरी । 

(८) परबंत-पृथ्यी आदि -- 'जयन्तविजय' महाकाब्य मे पृथ्वी, पर्बत आदि 
उपमानो का प्रयोग भी मिलता है । 


'जयन्तविजय' महाकाव्य में रीति, गुण, अलंकार तथा छंद ] [ १४३ 


७२ घरेव ६/७४---पृथ्णी के ऊपर धान्य के अंकुर के समान संस्कार शोभित थे । 
७३. शैलेरिव १(/२८--उत्त हूं पर्वत के समान धान्यढेर प्रतीत होते थे । 

७४ शैलेरिव १०/|३--पर्वत के समान सेना के गज प्रतीत होते थे । 

७४ सुमेरोरिवतटी २(५--सुमेह की तटी के समान थी । 


(८) पौशजिक व्यक्ति एव पदाब--पवित्ता, त्याग संयम और शील की 


अभिव्यंजना के लिए कवि पौराणिक व्यक्ति एवं पदार्थों को उपमान के रूप में 
प्रयोग करता है । 


७९ 


कौशिकरिव १६/५५--विश्वामित्र के समान तेजस्वी है |, 


७७ चन्द्रमौलिरिवेशक्तिपाणिना ७/१३--जिस प्रकार कार्तिकेय पुत्र को प्राप्त कर 


जद 
जद 


ष्छ 


५१ 
ष्रे 


शकर सुशोभित हुए, उसी प्रकार जयन्त को प्राप्त कर विक्रमसिह सुशोभित 
हुआ । 

धनावह इव २/५- घनावह सेठ के समाने नमस्कार मन्त्र की आराधना की । 
पक्ष्मजन्मन सृष्टिसारमिव १६९/७ ब्रह्मा की सृष्टि के सार के समान । 
महेश्वरस्य गौरीव १/६६ जिस प्रकार शिव को पावेती प्रिय हैं, उसी 
प्रकार विक्रमसिंह को प्रीतिमती प्रिय थी । 

लकेव ११/५३--लका नगरी के समान सुन्दर नगरी थी । 

लक्ष्मी रिवमाधवस्य १/६६--विष्णु के लिए लक्ष्मी के समान विक्रमसिह 
के लिए प्रीतिमती थी । 

(१०) बृक्षलता-पुष्पलता-पल्‍लव आवि--वृक्षो की दानशीलता, लताओ की 


सुकुमारता, पुष्पो की सौरभ एवं पल्‍लयों की कोमलता कवियो को ही नहीं अपितु 
प्राणी मात्र को अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है। अत कवि द्वारा इस क्षेत्र से 
उपमानों का चयत करना स्वाभाविक है । 


ष्दे 


दर 


पे 
ष्द्द्‌ 
प्७ 
प्र 
पद 
दे० 


कल्पद्र माणासिवनन्दनोवी १ २१--कल्पब्रक्ष युक्त नन्‍्दनभूमि के समान 
जैनधर्म । 
कमल इवातिशय सौरभाभिरामै १२/१३--कमल के सौरभ के समान 
प्रसरणशील है । 
कल्पतरोलंलेव ३/८७ कल्पतद की लता के समान राजसक्ष्मी । 
कीतिलताइव १/२--कीतिलता के समान स्तुति । 
कुबलयदलनेत्राम्‌ ८(४५--कमलदल के समान नेत्नवाली को । 
केसरैरिव १३/३५--पराग के समान स्वच्छ दम्तपक्ति | 
छिन्मलतेव २/३२--कटी हुई लता के समात गिर गयी । 
दलोपमानि १०/५१--किसलय के समान अगोपाय-सुस्दर और कोमल । 
१७० 


दृर्द | [ जैन सस्कृत महाकाव्य “जयन्तबिजय 


१ 
डर 


रे 
घ४ 


दर 


पएि 
द््७ 


दर्द 


रद 


१०० 
१०१ 


१०२ 


नश्ण 


१० 


ण् 


१७० 


१०४ 
१०६ 
१०७ 
पृष्ठ 
१०६ 


११० 
१११ 
११२ 


पुष्पोदगम इबं ३१०--पृष्पोदुगम के समात । 

प्रशांखा इब १०/११--प्रशाखा के समान भुजदण्डो को । 
लावण्यवल्लेनंवकन्दलीव १/६६--लावण्यलता की नवकन्दली के समान | 
वनस्पतोनामिव वारिदाम्भ १/२१--वनस्पति के लिए वर्षा के जल के 
समात । 

वल्लीव भक्ति ३/४४--लता के समान भक्ति । 

विटपीव २/२२ वृक्ष के समान वश । 

विवेक कल्पद्र ममज्जरीव ६/१८--विवेक रूपी कल्पदडुक्ष की मज्जरी के 
समान । 

सरोजपत्रै व्यनक्तीव १/५--जिनके चरणों की नखावली देवागनाओ के 
नेत्नो के प्रतिबिम्ब पडने से कमलपत्न की कान्ति के समान प्रतीत होती थी । 
सरोजैरिव १/४६--कमल के समान नेत्न सुशोभित थे । 

(११) सानसिक विफार-भावादि--- 

कटाक्ष इव ११/७६ जयश्नी के कटाक्ष के समान बाण थे । 

कीतिरिव १५/४६--कीति के समान ध्वजा--अमूर्त उपमान द्वारा मूते की 
ध्यंजना । 
कृतास्पदानीव १/५६- शेषनाग द्वारा स्थात्‌ बनाये हुए के समान भित्तियों 
मे अकित ध्वजाओ के प्रतिबिम्ब थे । 

दिहक्षयेव १/४७--परिखा के बहाने क्षीर सागर ही स्वपुत्री लक्ष्मी के 
पुत्रों श्रीमन्‍्तों को देखने के समान ही उपस्थित हुआ है । 

हृष्टिमिव १/५१--देखने के समान ही--जिनचैत्यो पर जटिल स्वर्ण कलशी 

पर सूये के प्रतिबिम्ब पड रहे थे । जिससे ऐसा प्रतीत होता था, मानो सूर्य 
अपना प्रतिबिम्ब देखने के लिए ही आया है। 


नयनमिव धम्मे ३/८६--नीति के समान धममें को समझा । 

प्रतापैरिव १/६३ --मृर्तिमान्‌ प्रताप के समान । 

शक्तित्रयमिव ३/६८--शक्तितय के समान रत्नत्नय को । 

सन्तोषलीलेव १(२२---मानसिक सुख के लिए सनन्‍्तोषलीला के समान । 
सुखनिर्भिता इव २/३--सुख के द्वारा निमित हुए के समान ही उत्सव था । 
(१२) समय ऋतु आवि-. 

उत्पातकाल इव ५/५२--उत्पात समय के समान दू खदायक है । 

शरदीब ६/८०--शरद ऋतु मे होने वाली दिशाओ के समान स्वच्छ । 
सूर्यास्तसध्येय १४/५---सूर्यास्त सन्ध्या के समान कृपाणलेखा शोभित थी। 


'अपन्तविजय' महाकाव्य में रीति, गुंण, अलकार तथा छद ] [ १४७ 


११३ 
११४ 
११५ 
११६ 
११७ 
११८ 
११६ 


१२ 
१२१ 
१२२ 


१२३ 
१२४ 
१२५ 


१२६ 
१२७ 


ह॥। 


१२ 


१२ 


डी 


१३० 
१३१ 


१३२ 


(१९) तम्वन्धी पेशा आदि-- डे 


कौतुकीव ५/४८०--कौतकी के समात सूर्य । 

जननीव ५/४५--माता के समान राजलक्ष्मी । 

दूृतीव १(२७--दूती के समान । 

पितेव १(६०--पिता के समान प्रजा का पालन करने वाला राजा । 
प्रियायिव १/७२--प्रिया के समान । 

वन्दिवुन्दैरिव ५/२७--बन्दीजनो के गान के समान नाना पक्षियों के गीत थे । 
भिषम्वरस्येव २/१५--वैद्य के समक्ष रोगी जिस प्रकार अपनी बातें कह 
देता है, उसी प्रकार रानी ने राजा के समक्ष सभी बातें कह दी । 
(१४) सागर-जलचर आदवि- 
अम्भ कणैरिव ५/५--जलकणो के समान वचनो से । 

अम्भोद इव ३/११--बादलो के समान चच्चल गति । 

कुलडुघेव ५(५४--किनारे को तोडनेवाली नदी के समान वेग से शत्रुओ 
का सहार करने वाला । 

क्षीराणं॑वस्येव पद्म १/६ क्षीरसागर के जल के समान भक्तिजल । 
क्षीरसागरमिव ७/४६---क्षी रसागर के समान ऋतुराज वसन्त का सौंदये । 
गज़ व ६/१४०-गजड्ा की पवित्नता और लावण्य के समान देवी के शरीर 
की त्िवली। 

घनसमय इव १२/३६--बादलो को वर्षा के समान उपदेश । 

तृषाते इव ३/२५--पिपासाकुलित व्यक्ति जिस प्रकार अमृत का पान करता 
है, उसी प्रकार धनदेव ने नमस्कार मन्त्र का आराधन किया । 

लावण्यनञ्या इव यौवनाद्रि १(२१--सौंदय्य हपी नदों को यौवनरूपी पर्वत 
के समान । 

वर्षाम्बुवाहैरिव १२/२६--वर्षाकाल में होने वाली मेघों की जलवर्षा के 
समान शस्त्नो की वर्षा । 

बारीबव शीतलम्‌ १५/(७०--जल के सम्मान शीतल । 

वेलाम्बुधेरिव सुधा रसकालकूटे ५/१६--पिता ने गगाधर और पृथ्वीधर 
नामक पुत्र इस प्रकार उत्पन्न किये, जिस प्रकार समुद्र अमृत और विष को 
उत्पन्न करता है । 

सरसीव मीनक २/द--सूखे तालाब की मछली के समान रानी बेचैन थी । 


(६) पूर्व कवियों के अलजुगर प्रयोग का अनुकरण-- 
आचार्य आनन्दवर्धन के अनुसार बुद्धिमानो के त्चनो से मेल बहुलता से 


पृष्टष ] [ जैन संस्कृत महाकाव्य” जयस्तविजय 


प्राप्त होता है क्योकि बुद्धिमानो की बुद्धियाँ सवादिनी अर्थात्‌ परस्पर मेल खाने 
वाली होती हैं। परस्तु यदि एक कवि का भाव दूसरे कवि के भाव से साम्य रखने 
बाला दिखायी दे तो यह नहीं समझना चाहिए कि परवर्ती कवि ने पूर्ववर्सी कवि के 
भाव का अपहरण ही किया है क्योंकि कवियों का यह परस्पर सवाद तीत प्रकार 
का होता हैं। प्रथम प्रतिबिम्बबत्‌, द्वितीय आलेश्यवत्‌ तथा तृतीय वुल्यदेहिवत्‌ ।* 

प्रतिबिम्बवत्‌ अर्थात्‌ कवि के भाव को ज्यों का त्यो उतार दिया जाय केवल 
शब्दों और वाक्यरचना में भेद हो ।* आलेख्यवत्‌ सवाद वहाँ होता है जहाँ काव्य- 
वस्तु तो प्राचीन ही ली जाय परन्तु उसका कुछ सस्कार कर दिया जाय जिससे वस्तु 
भिन्न जैसी प्रतीत होने लगी ।* तुल्यदेहिवत्‌ साहश्य वहाँ होता है जहाँ पर विषय 
का भेद होते हुए भी अत्यन्त साहश्य के कारण अभेद प्रतीत होने लगे ।४ इनमे से 
प्रथम दो अर्थात्‌ प्रतिबिम्बवत्‌ और अलेख्यवत्‌ साहश्य तुच्छ माने गये है परल्तु 
तुल्यदेहिवत्‌ साहए्य श्रेष्ठ होने के कारण कवियों द्वारा प्रहणीय है।* 

कवि अभयदेव ने अपने पूर्ववर्ती कवियों के काव्यो का अध्ययन किया था 
अत' उनके काव्य में अनेक स्थलों पर पू्ववर्ती कवियों के अलझ्कारों का प्रभाव आ 
जाना स्वाभाविक ही है, क्योकि यह मानव स्वभाव है कि उसे जो वस्तु अत्यन्त 
रुचिकर लगती है, उसे वह प्राप्त करना चाहता है । इसके सौथ ही यह भी हो सकता 
है कि एक ही प्रकार का भाव दो विभिन्न कवियो को प्रेरित करे और ऐसी दक्शा मे 
दोनों कवियों के काव्य मे साहश्य आ जाय । जैसा कि ध्वनिकार ने ऊपर उल्लेख 
किया है। 

'जयन्तविजय” महाकाव्य मे कतिपय स्थलों पर अलझ्भूारो का प्रयोग कालि- 


१ सवादस्तु भवन्त्येव बाहुल्‍येन सुमेधसाम्‌ । 
नैकरुपतया सर्वेते मन्तब्या विपश्चिता ॥। 
सवादोह्यन्यसाहश्य तत्पुन प्रतिबिम्बवतु । 
अआलेख्याकारवत्तुल्यदेहिबल्च शरीरिणामु ॥ --ध्वन्यालोक, ४/११-१२ | 
२ अथे स एवं सर्वो वाक्यान्तरविरचनापर यत्र । 
तदपरमार्थविभेद काव्य प्रतिबिम्बकल्प स्थात्‌ ॥ 
कस --काव्य मीमासा, अध्याय १२, पृ० १६१ । 
३ कियता5पि यत्र 3 सा अ0४ 4 भिनश्नवद्भाति । 
तत्कथितमर्थ चतुरैराले काव्यम्‌ ॥ 
--+काव्य मीमासा, पृ० १६२ । 
४ विषयस्यथ यत्न भरेदेष्प्यभेददुद्धिनितान्तसाहश्यात्‌ । 
तत्त्‌ ल्यदेहितुल्य काव्य बध्ताति सुधियो5पि ॥ --बवही, पृ० १६२ ! 
५ तत्नपूर्वमन्यात्म तुच्छात्म तदनन्तरभ्‌ । 
तृतीय तु प्रसिद्धात्म नान्‍य साम्य त्यजेत्कवि ॥ --ध्वन्याजोक, ४/१३। 


जयन्सबिजय' महाकाथ्य में रीति, गुण, अलंकार तथा छंद ] [ १४८ 


दास, भारति अथवा माच इत्यादि पूव॑वर्ती कवियों के काव्य का स्मरण करा देता 
है । उदाहरणार्थ--कवि शिशु जयन्त की वृद्धि का वर्णन करता है--- 
शुब्लपक्ष इव चन्द्रमा क्रमादवृद्धिमाप सुहंशों सुधाऊजनम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ स्त्रियों के सुनेद्नों के लिए अमृताञअजन के समान वह बालक शुक्ल 
पक्ष की चन्द्रमा के समान वृद्धि को प्राप्त हुआ । 
उपरयुक्त वर्णन वस्तुत “रघुबश' में किये मये रघु के निम्नलिखित वर्णन का 
अनुकरण प्रतीत होता है--- 
पितु प्रयत्नात्स समग्रसम्पद शुभे शरीरावयर्वद्विनेदिने । 
पुपोष वुद्धिहेरिदश्वदीधितेरनुप्रवेशादिव बालचन्द्रमा ॥* 
अर्थात्‌ जैसे शुक्लपक्ष की प्रतिपदा का चन्द्रमा सूर्य की किरणें पाकर दिन- 
दिन बढ़ने लगता है वैसे ही बालक रघु के अड्भ भी सम्पत्तिशाली पिता की देखरेख 
में बढ़ने लगे । 
यहाँ पर कवि ने रघुवश के चित्न को ज्यो का त्यो उतार लिया है। रचना मे 
किच्चित्‌ परिवर्तेन कर दिया है। दोनो ही स्थलों पर उपमा अलझ्ार का प्रयोग है 
और दोनो कवियों ने बालक के अड्भो के लिए शुक्ल पक्ष के चन्द्र को उपमान के रूप 
में प्रस्तुत किया है । 
इसो प्रकार-- 
तेन नीरघिरिवेन्दुना ततश्चन्द्रमौलिरिव शक्तिपाणिना । 
स्वर्भिणामिव पतिजंयेन स श्रीजयन्ततनुजन्मना बभौ ॥। 
अर्थात्‌ इसके पश्चात्‌ जैसे चन्द्रमा से समुद्र सुशोभित होता है, कारतिकेय से 
शद्भूर सुशोभित होते हैं, जयन्त से इन्द्र सुशोभित होते हैं उसी प्रकार श्री जयन्त 
नामक पुत्न से वे (राजा विक्रमसिह) सुशोभित हुए | 
यहाँ पर भी कवि अभयदेव ने उपमा अलद्भार का प्रयोग किया है किन्तु 
उनके द्वारा प्रयुक्त यह उपमा अलद्भार 'रघुवश' के निम्नलिखित श्लोक का स्मरण 
करा रहा है-- 
उमावुषाद्भी शरजन्मना यथा यथा जयन्तेन शचीपुरन्दरो । 
तथा तठृप सा चर सुतेन मागधी ननन्‍्दतुस्तत्सदशेन तत्समौ ॥* 
बर्धाव जैसे कातिकेय के समान पुत्र को पाकर शकर और पार्वती को अत्यन्त 
प्रसचता हुई थी और जयन्त जैसे प्रतापी पुत्र को पाकर इन्द्र और श्री प्रसन्न हुए 


१ जयम्तबिजय, ७|८५। ३ जयन्तविज्ञय, ७/१३ | 
२ रघुबंश, ३/२२। ४ रघुवंश, ३२३ । 


१४० ] [ जैन संस्कृत महाकाज्य “ जयम्तविजय 


थे वैसे ही राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा भी उन दोनों के ही समापन तेजस्वी 
पुत्र को पाकर प्रसन्न हुए । 
यहाँ पर दोनो ही कवियों ने एक ही समान वर्णन किया है । 
अपि च-- 
तत्नचित्न रचनामनोहर _ काश्वनोपचितमश्वमुच्चर्क । 
आरुरोह स नरेनन्‍्द्रदशित तुद्भभूधरमिवासु केसरी ॥ " 
यहाँ पर रतिसुन्दरी के स्वयवर वर्णन का प्रसद्भ है। अर्थात्‌ वहाँ पर 
विचित्न रचना से मनोहर, स्वर्ण से निर्मित कान्तिमान उच्च मच पर, ऊँचे पर्वत पर 
सिंह की भाँति नरेन्द्र (रति सुन्दरी के पिता) द्वारा दिखाये जाने पर वह (जयन्त) 
बैठ गया । 


यहाँ पर कवि अभयदेव ने जयन्त के लिए सिंह उपसान का प्रयोग “रघुवश' 
में अज के लिए इन्दुमती स्वयवर में वरणित सिंह उपमान के अनुकरण पर किया 
है । यथा-- 
बेंदर्भनिदिष्टमसो कुमार कलृप्तेन सोपानपथेन मश्चम्‌ । 
शिलाविभगैम गराजाशावस्तुड्न नगोत्सगमिवारुरोह ।।९ 
अर्थात्‌ जैसे सिह का बच्चा एक-एक शिला पर पैर रखता हुआ पहाड़ पर 
चढ जाता है वैसे ही राजकुमार अज भी सुन्दर सीढी पर चढकर भोज के बताये हुए 
मच्च पर जाकर बैठ गये । 
इसी प्रकार -- 
ता सैव बेव्रग्रहणे नियुक्ता राजान्तर राजसुता निनाय । 
समीरणोत्थेव तरजजुलेखा पद्मान्तर मानसराजहसीम्‌ ।।र 
अर्थात्‌ जैसे वायु से उठी हुई लहर के सहारे मानसरोवर की राजहसिनी एक 
कमल से दूसरे कमल तक पहुँच जाती है उसी प्रकार सुनन्‍्दा भी राजकुमारी इन्दु- 
मती को दूसरे राजा के आगे पहुँचाकर खडी हो गयी । 


यहाँ पर कालिदास ने इन्दुमती के लिए “राजहसी' तथा सुनन्दा के लिए 
'लहर' को उपमान के रूप मे प्रस्तुत कर उपमा अलकार का नियोजन किया है। 
'जयन्तविजय' महाकाव्य मे कवि अभयदेव ने भी इन्ही उपमानों का प्रयोग रति- 
सुन्दरी के स्वयवर के प्रसड्भ मे किया है-- 
समुख सपदि वेत्नधारिणा तामथान्यद्॒पतेनिनाय सा । 
हसिकामिव तरजुपद्धति पद्ुजादपरपद्धुज क्षणात्‌ ॥४ 


१ जयन्तविजय, १६/२३ | ३ वही, ६(२६। 
२ रघुवश, ६|३ | ४ जवन्तविजय, १६/श८॥। 


'जयन्तविजय' महाकाण्य मे रीति, गुण, अलकार तथा छं१ ] [१५१ 


अर्थात्‌ वैज्ञधारी से उस स्त्री को शीघ्र अन्य राजा के सामने ले जाया गया 
जिस प्रकार तरजड्ू पद्धति से हँसी को एक पकज से दूसरे पद्कूज पर ले जावा 
जाता है। 
इस प्रकार कवि अभयदेव ने उपमा अलझ्भार के प्रयोग की शिक्षा 
कालिदास से ग्रहण की थी, क्योकि कालिदास उपमा अलद्धार के सम्राट्‌ हैं और 
'जयन्तविजय” महाकाव्य मे उपमा अलझ्ुर का प्रयोग बहुलता से प्राप्त होता है । 
इसी प्रकार--- 
हस्तैरिवोच्चैस्तरव पलाशैश्छाया दधाना फलसपदा च । 
पथ्यजिता पथ्यदनाय यज्न स्वबन्धुबुद्ध्येव भवन्ति भूय ॥" 
अर्थात्‌ जहाँ पर अनेक तरुवर बडे-बडे पल्‍लव रूपी हाथों से शरीरधारियों 
को खाने लिए फल की सम्पत्ति को दान करते हुए प्रत्येक मार्ग मे अपने कुटुम्बी के 
रूप में स्थित है। 
यहाँ पर कवि ने प्रकृति का मानवीकरण किया है किन्तु कवि का यह वर्णन 
श्रीहर्ष के प्रकृति के मानवीकरण का स्मरण करा रहा है -- 
फलानि पुष्पाणि च पल्‍लवे करे वयो5तिपातोदगतवातवेपिते । 
स्थित समाधाय महर्षिवाद्ध कादने तदातिथ्यमशिक्षि शाखिभि ॥| 
अर्थात्‌ पक्षियों के अत्यन्त उडने के कारण वायु से हिलते हुए पल्‍लब रूपी 
हाथ मे फल फूलो को लेकर स्थित, वन के ब्ृक्षो ने मानो बूढ़े महर्षियों के समूह से 
उस (राजा नल) के अतिथि-सत्कार को करने के लिए सीखा है । 
यहाँ पर अलकार साहश्य के साथ ही वर्णन साहश्य भी है । 
इसी प्रकार-- 
प्रयातुमस्याकमिय कियत्पद धरातदम्भोधिरपि स्थलायताम्‌ । 
इतीव वाहैनिजवेगदरपिते पयोधिरोधक्षममुत्यित रज ॥।ै 
«अर्थात्‌ 'हम लोगो के चलने के लिए यह पृथ्वी कितने पैर (कदम) होगी ? 
अर्थात्‌ अत्यन्त थोडी होगी, इससे यह समुद्र भी स्थल बन जाय' मानो ऐसा विचार 
कर अपने वेग के अभिमानी घोडो ने समुद्र को पूरा करने (सुखाने) मे समर्थ धूलि 
को उडाया । 
यहाँ पर कवि ने उत्प्रेक्षा अलकार का प्रयोग किया है। राजा नल की सेना 
में चलने वाले घोडो के पैरो से धूल उड रही है किन्तु कवि उत्प्रेक्षा करता है कि 


१ जयन्तबिजय, १/३१। ३ बही, १/९६ । 
२ नैषध महाकाव्य, १७७ । 


१५२ ] [ जैन संस्कृत महाकाव्य''''जयन्तविजय 


भाती घोड़े अपने चलते के लिए समुद्र को स्थल बना रहे हैं। 'जयल्तविजय' महा- 
काव्य मे कवि अभयदेव ने भी इसी वर्णन के आधार पर उत्प्रेक्षा अलकार का प्रयोग 
किया है-- 
तुरज़मास्तस्य खतु समुद्री रज समाजै स्थलता नयन्ति । 
खुरोद्धतैर्दातुमिवावबकाशमपार नासीर परपराणास्‌ ॥" 
अर्थात्‌ मानो उस (जयन्त) के धोडे खुरों से उडाई गयी धूल से सेनाओं की 
परम्परा को अवकाश देने के लिए चारो समुद्रो को स्थल बना रहे हैं । 
इस प्रकार स्पष्ट है कि कवि अभयदेव से अपने “'जयन्तविजय' महाकाव्य मे 
अलकारो का प्रयोग पूर्ववर्ती कबियो के अलकार प्रयोग के आधार पर किया है । 


(ण शब्दालदुारों का प्रयोग 
“जयन्तविजय' महाकाव्य मे शब्दालडूारो की भी योजना हुई है। अनुप्रास 
कवि अभयदेव का प्रिय अलडूर है । इस अल झ्डार के साथ ही यमक तथा श्लेष 
अलडू।रो का प्रयोग भी एक-दो स्थलो पर प्राप्त होता है । 
कषुप्रास अलदभू।र--अनुप्रास सवेरचना सुलभ अलडू।र है | आचाये मम्मट 
के अनुसार--- 
वर्णसाम्यमनुप्रास छेकब॒त्तिगतोद्विधा । 
सो&नेकस्य सक्ृत्पू्व॑ एकस्याप्यसक्ृत्पर ॥ (काव्यप्रकाश है ७४) 
अर्थात्‌ वर्णों की पुन -पुन आवृत्ति मे अनुप्रास अलझ्भार होता है। इसके दो 
भेद होते है--छेकानुप्रास तथा वृत्यानुप्रास । अनेक वर्णों की एक बार आदृत्ति मे 
छेकानुप्रास तथा एक अथवा अनेक वर्णों की बार-बार आवृत्ति मे रृत्यनुप्रास 
होता है । 
जयन्तविजय” महाकाव्य मे वृत्यनुप्रास का ही प्रयोग अनेक स्थलो पर 
दृष्टिगोचर होता है। यथा-- 
तस्या बभूवादभुतविक्रमश्री क्षोणी पतिविक्रमसिहसज्ञ । 
विश्वभराभारभर बभार यो विश्वरुता शेष गुणो5पिचित्नम्‌ ॥। 
यहाँ पर वकार तथा भकार की अनेक बार बभावृत्ति हुई है। अत बह 
वृत्यनुप्रास का उदाहरण है। इसी प्रकार-- 


उल्लासिलावण्यसुधातरजु रज् रनज्ु सरसैयंदीय । 
चित्रीयते स्त्रैण गुणस्त्तितोकीलोकश्च लोकोत्तर कीतिकारै ॥।* 


१ जयन्तविजय, १०/७ | २ वहीं, १/५८+ 
३. वही, १/६५। के 


“जयन्तविजय' महाकाव्य मे रीति, गुण, अलंकार तथा छंद] [ १४३ 


यहाँ पर लकार, सकार तथा कवर्म एवं वर्ग के पश्चम वर्ण से युक्त गकार की 
पुन -पुन आव्त्ति में वृत्यनुप्रास है जो कि रखना में माधुर्य का सचचार कर रहा है| 
इसी प्रकार--- 
वसुधरोद्धारघुरंधरेण मां विधेट्यूपायेन सुतेत धूपिताम । 
स्वदोहदेनेव लतां फलालितामिद हि सार किल सर्वसम्पदाम्‌ !।र 
यहाँ पर भी धकार एवं रकार की पुन-पुन आवृत्ति हुई है | अत 
बृत्यनुप्रास का उदाहरण है । 
अपि च-- हा 
तत्रैवासी द्धनश्रेष्ठी श्रीदश्मीपरमाहेत । 
श्रीमती श्रीमती कान्‍्ता सुतस्तस्य धनावह ॥।* 
यहाँ पर शकार युक्त रकार की योजना दर्शनीय है। साथ ही मकार एव 
तकार की योजना भी रचना मे सौन्दर्य का आधान कर रही है। 
इसी प्रकार--- 
श्रुतस्य श्रोत्िणी श्रोत्रे नेत्रे जैनास्यनतिनी । 
कृतार्थे सार्थसामथ्यें कृतैरिष्टे स धर्मिणास्‌ ॥९ 
यहाँ पर भी शकार युक्त रकार की योजना एवं रेफ का चमत्कार हृष्टव्य है। 
अपि चू-- 
बहुविहगनिनादैब॑न्दि. बृन्दैरिवोक्ते 
विकट विटपवीथीच्छायया शीतमार्गे । 
पृथु सरसि स हसीमण्डलेनेव हस 
समचरदथतस्मिन्साउंमन्त पुरेण ॥४ 
यहाँ पर श्रुति मधुर अनुप्रास के प्रयोग से भाषा अधिक प्रवाहयुक्त, गति- 
शील और चल हो गयी है । इसी प्रकार एक अन्य उदाहरण भी हृष्टव्य है जहाँ 
अनुप्रास के मज्जुल प्रवाह ने भाषा को स्वाभाविक एवं ललित बना दिया है-- 
दधति दश दिशो5थ स्तिग्धसध्याश्रशोणा 
विविध विहगराजीकुृजितो जागरूका । 
मसृणघुसृणमासां भूयते. सुन्दरीर्णा 
प्रतिकृतिमिह सिश्षनमओ्जुमओऔी रकाणामु ॥४ 





१, जयन्तविजय, २/१६ | ४ वही, 5२७ ॥ 
२ वही, ३/८। रु ५, वही, ८/४७। 
३ वही, ३/ढै२ । 


१४४ | [ जैन सस्कृत महाकावब्य जयल्तविजय 


यहाँ दकार, शकार, वकार, मकार एवं दनन्‍्त सकार के साथ ही वर्ग के 
तृतीय अक्षर के संयुक्त वर्ग के पद्॑चम अक्षर की योजना पाठक को ब्रलात अपनी 
और आकृष्ट कर लेती है । 


इसी प्रकार -- 
कुरडु रुत्तुड़ रणदनणुघण्टे करटिमि 
सुवर्ण सद्वणबसतनिकरे सुन्दरतरै । 
त्वयि स्वैर॑ वर्षत्यधिप न शिर केनदुधुवे 
विमुच्यैक क्षोणीभरपरवश पन्नगपतिम्‌ ॥ 
यहाँ पर वर्ग के तृतीय अक्षर के साथ वर्ग के पज्चम अक्षर की योजना के 
साथ ही रेफयुक्त वर्णो की योजना रचना को सशक्त बना रही है जिसके परिणाम- 
स्वरूप काव्य मे प्रयुक्त पद-विन्यास थिरकते हुए से जान पड़ते है । 
इसी प्रकार पुष्पावचय प्रसज़ मे वनक्लीडा करती हुई ललना का एक सजीव 
चित्र भी दर्शनीय है-- 
चरणकमलमेक पादमूले सहेल 
मृदुभुजयुगल च स्कन्‍्धदेशे निवेश्य । 
सरससु रत केलिप्रोक्तमार्गेण काचि- 
त्प्रियमिव तरुमुच्चेरारुगोहायताक्षी ।॥।* 
यहाँ पर श्वृद्धार रस का प्रसज्भ है किन्तु कवि द्वारा प्रयुक्त श्रुति सुखद 
अनुप्रास की योजना रस की व्यञ्जना मे सहायक सिद्ध हो रही है। 


अपि च-- 
तत कृतान्त भ्रकुटीकरालकोदण्डचण्डध्वनिपूरिताशम्‌ । 
सम समानै परिपन्धथिसार्थ प्रारब्धमायोधनमग्रसैन्ये॥। 
प्राणास्तुणीकृत्य विपक्षकुम्भिकुस्भस्थलीपानलम्पटोप्न्य । 
तदीय मुक्ताफलबीजवापमसूत्यत्‌_ कीतिलतोदगमाय ॥ 
यहाँ पर कर्णकदु, सयुक्त और समासान्त पदावली के द्वारा युद्ध का 
सजीव चित्र खीचा गया है किन्तु अनुप्रास अलकार की योजना यहाँ पर भी 
दृष्ट्य्य है । 
इस प्रकार “जयन्तविजय” महाकाव्य की भाषा अलकृत है। भाषा को 
१ जयन्तविजय, ६/६ । 


२ वही, ५(१६। 
३ वही, १४/४६,५६ । 


'जयन्तबिजय 'महाकाव्य मे रीति, गुण, अलकार तथा छद ] [ १शर 


प्रभावोत्पादक बनाने के लिए कवि ने सूक्तियो का प्रयोग भी पर्थाप्त मात्रा मे किया 
है किन्तु सूक्तियों मे भी अनुप्रास अलझ्भार की सुखद योजना वर्शेनीय है। यधा-- 
काक कंदापि च ने मुज्चति कालिसानम्‌ ॥? 
सर्व॑ विधौ हि विमुखे विमुख जनस्य ।7 
प्रमादनिद्रोदयमुद्रया हि क्रोडी क्रियन्ते सुधियां घियो5पि ।रै 
सुगन्धि लक्षरपि कि सुगन्धी कतुं हि शक्य लशुन कदापि ।४ 
श्रीखण्ड वासेन कृताधिवासा श्रीखण्डता यान्त्यपरेषपि दक्षा ॥।* 
इसी प्रकार 'जयन्तविजय' मे अन्य अनेक उदाहरण वतंमान हैं जहाँ अनुप्रास 
अलडूार के द्वारा भाषा अधिक प्रभावशाली हो गयी है । । 
यसक अलजू7र--आचाये वामन ने यमक अलड्ूगर की परिन्ाषा देते हुए 
कहा है-- 
अर्थे सत्यर्थ भिन्नाना वर्णाना सा पुन श्रुति । 
यमकम्‌ ** * न... >#२०००|[ई६ 
अर्थात्‌ अर्थ होने पर नियमेन भिन्नार्थक वर्णों की क्रम से पुन आद्तत्ति यमक 
कहलाती है | अर्थ होने पर का तात्पयं यह है कि कही-कही पर यमक के निरथेक 
पदो का भी प्रयोग होता है। अर्थात्‌ एक पद सार्थक और एक पद निरथ्थंक होता 
है परन्तु जहाँ पर दोनो पद सार्थक हो वहाँ उनके अथ॑ं में भेद आवश्यक है। 
'जयस्तविजय' महाकाव्य मे यमक अलद्धूार का प्रयोग अत्यन्त अल्प मात्रा 
में हुआ है जिसका प्रमुख कारण यह है कि भहाकाव्य मे रस प्रधान तत्त्व होता है 
और शब्दालडूार रस प्रतीति मे बाधक होते है | यहाँ 'जयन्तविजय' मे प्रयुक्त यमक 
अलझ्ार के कतिपय उदाहरण दृष्टव्य है--- 
_उत्कर्णेमाकर्ण्ण वितीर्णतोीष स॒ विक्रम विक्रमसिहबृत्तम । 
चिर चमत्कारमयीव सर्वा सभा सम भूपतिना बधूव ॥+ 
अर्थात्‌ विक्रमसिंह के विक्र मयुक्त वृत्त को जिसमे अत्यन्त सन्‍्तोष एव उल्क्ृष्ट 
गुण विद्यमान है, सुतकर वह सारी सभा राजा के साथ आश्चर्यान्वित हुई। 
यहाँ पर 'विक्रम', 'बिक्रम' की आद्ृत्ति में श्रथम “विक्रम' का अर्थ पराक्रम 
तथा द्वितीय 'विक्रम' का अर्थ नामवाचक सज्ञा अर्थात्‌ राजा विक्रमसिह होने से 
यमक अलझ्भार है | इसी प्रकार-- 


१ जयन्तविजय, ५/२३। ४ वही, १(१७। 

२ वही, ५/५६। ६ काव्यप्रकाश, €/|८३। 

३ वही, १६। ७ जयन्तविजय, ६/१४ | _ 
४ बही, १/१४ । 


१४५६ | [_ जैन सस्‍्कृत महाकाज्य'““जमन्तविजय 


निवेश्य भूमृतो भूभुस्कटके कटक॑ तत । 
अध्यास्ताध्यासितान्भोगी भोगिभिश्वन्दनद्रुमान्‌ ) * 

अर्थात्‌ इसके पश्चात्‌ राजा ने पर्वत के कटक (मध्यभाग) पर अपनी कटक 
(सैना) को प्रवेश कराकर भोगियों (सर्पों) से घिरे हुए चन्दन द्रुमों का सेवत किया । 

यहाँ पर भी 'कटक' शब्द की दो बार आवृत्ति हुई जिसमे प्रथम 'कटक' 
का अर्थ मध्यभाग एवं द्वितीय 'कटक' का अर्थ सेना होने से यमक अलझुूर है । 

इस प्रकार इसमे सन्देह नहीं कि इस अलझ्भार की योजना से विषय वर्णन मे 
चादुता उत्पन्न हुई है । 

श्लेध अलजू।र₹-- जयन्त विजय' महाकाव्य में श्लेष अलझूार के भी 
डदाहरण प्राप्त होते हैं। यधा--- 

सपदि दधति जातैकातपत्र प्रभुत्व 
जगति तिमिरराजे लुप्तभूभृत्समाजे । 
तरणितरुण वीरैस्तैरवस्कन्दहेतो- 
रिव बहुविशिखा ढयैर्भूरिदीपैरदीपि ॥*९ 

अर्थात्‌ भूभृत समाज के लुप्त हो जाने पर शीघ्र ही ससार मे एकछत्न राज्य 
करते वाले अन्धकार को जीतने के लिए सूर्य के उन तरुण वीरो के समान बढी हुई 
विशिष्ट शिखा वाले दीपको ने अपना प्रभुत्व जमाया । 

यहाँ पर 'भूभृत' श्लिष्ट पद है तथा इस श्लिष्ट पद का अर्थ 'पर्वत' एब 
'राजा' दोनो के ही पक्ष मे घटित हो जाता है । अत श्लेष अलड्डूर है। 

इस प्रकार कवि अभयदेव की अलड्भार योजना में उपमा, अनन्वय, रूपक, 
उ्प्रेक्षा, भ्रान्तिमान, सन्देह, विरोध, सहोक्ति, व्यतिरेक, अतिशयोक्ति, स्वभावोक्ति, 
यथासख्य, अपक्व,ति, अर्थापत्ति आदि अर्थालद्भारो के साथ ही अनुप्रास, यमक तथा 
श्लेष आदि शब्दालड्भारों की योजना भी विद्यमान है। कवि की यह योजना 
रसानुकूल होने के कारण प्रस्तुत के अभीष्ट चित्रण मे सहायक हुई है। अत कवि 
की कविता अपने सहज सोन्‍्दर्य से सहृदयो को आह्लादित करने वाली है । 


“जयन्तविजय' महाकाम्य से उत्दोयोंजना 


कवि अन्तस्तल के कोमल भावों की अभिव्यक्ति के लिए सर्देव से छन्दों 


का कमनीय कलेवर अपनाते रहे हैं । किन्तु छन्‍्दों की कृतकार्यंता भावाभिश्यक्ति के 
साथ-साथ रस परिपोष मे भी सहायक है। जिस प्रकार श्ृद्भारादि रसों के व्यअक 





१ जयन्तविजय, ११/|३८ | 
३ वही, ५/५३ | 


'जयन्तविजय' महाकाभ्य मे रीति, गुण, अलकार सथा छद ] [ १५७ 


वर्णों के द्वारा शृज्भारादि रस प्रस्फुटित होते हैं, उसी प्रकार छन्द-विशेष भी किसी 
रस विशेष अथवा वर्ष्य-बजिशेव के लिए ही उपयुक्त सिद्ध होते हैं । उदाहरणा्े--- 
विप्रलस्म हजार की अभिव्यक्ति के लिए 'मन्दाक़ान्ता' छन्‍्द सबसे अधिक उपगरुक्त 
हैं । विरहजनित भावों के उतार-चढ़ाव का प्रकटन जैसा 'भन्दाक्रान्ता' छन्द में 
सम्भव है बैसा अन्य किसी छन्द में नहीं | इसका प्रमुख कारण है कि विश्दजनित 
भावों से कभी शिथिलता होती है कभी तीव्रता । छल्द के रसानुकूल प्रयोग होने 
के कारण ही महाकवि कालिदास का 'मेघदूत” सहृदयों का कण्ठाभरण बनकर अमर 
हो गया । 'भेषदूत” का वर्ण्य विषय दो प्रणयीजनो की विरह-वेदना का अधिव्यक्ती- 
करण है, जिसके लिए कवि ने “मन्दाक़ान्ता' छत्द का बयन किया है । वहाँ पर 
ब्रह्मावर्त जनपदमथशज्छायया गाहमान *” की मन्दमन्थर लय मे 'कम्बोजतुरगाजुना' 
के पद विन्यास का ललित लास्य हृष्टिगोचर होता है जिसकी प्रशसा आचाय॑ क्षेमेन्द्र 
मुक्तकण्ठ से करते हैं ।* इसके विपरीत यदि विप्रलस्भ जैसे कोमल विषय की 
अभिव्यक्ति के लिए 'शार्दूलविक्रीडित' छन्‍्द का चयन किया जाय तो ऐसी स्थिति 
में स्वाभाविक सौन्दये भ्रस्फुटित नही हो सकता, जो “मन्दाक़ान्ता' में सहज प्राप्य 
है, क्योकि अनुचित छन्द के प्रयोग से रसभज्भ होने की सम्भावना अधिक है। 
'शार्टूलविक्रीडित' छन्द, जैसा कि उसके नाम से स्वत' स्पष्ट है, वीर रस की अभि- 
व्यक्ति के लिए सहायक है | इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि रस के अनुरूप छन्द 
के प्रयोग से काव्य का सौन्दयं द्विगुणित हो उठता है । अत यह स्वय सिद्ध हो 
जाता है, कि केवल शब्द-योजना ही काव्य मे रस-सिद्ध के लिए सहायक नहीं है, 
अपितु छन्दोयोजना की भी विशेष उपादेयता है। गुण, अलद्भार, रीति आदि की 
भाँति वह भी रस के परिपोष मे सहायक है । इसीलिए छन्‍्द की इस महत्ता और 
शक्ति को समझकर सफल व निपुण कवि सर्देव रस के अनुरूप ही छन्‍्द का विन्यास 
करते हैं । अर्थात्‌ उन्हे जिस भाव और रस का जिस छन्द की पद योजना, गति, 
लय आदि से साम्य दिखलायी पडता है, वे उस छन्द का उस रस के प्रसज्भ में 
वर्णन प्रस्तुत करते हैं । 

सस्कृत साहित्य के काव्य शास्त्रियों ने छल्द और रस की उपर्युक्त चरणित 
इसी मैत्नी को स्वीकार किया है, क्योकि रस सम्प्रदायवादियों का हतबृत्तता' नामक 
दोष विवेचन भी इसी तथ्य की ओर सकेत करता है । रस के स्वभाव के विपरीत 
बुत्त का प्रयोग ही 'हतवतता' नामक दोष कहलाता है, जो उन्हें मान्य नहीं है। 
_ आचार्य क्षेमेन्द्र ने उनके मत का पूर्णत समर्थत किया है । उनके अनुसार “कोण्य 


१ कवि कालिदास, मेघदूत, ५२ (पू्वेमेष) । 
२ सुवशा कासिदासस्य मन्दाक़ान्ता प्रवल्थति । 
संदश्वदमकस्येव.._ कम्बोजतुरमाजुनसा ॥ - ज्षेमेन्द्र, सुवुलतिलकम्‌, ३/३४ । 


पृश्द ] [ जैन सस्कृत महाकाव्य जयल्तविजय 


में रस तथा वर्णनीय वस्तु के अनुसार यथासम्भव सभी छन्दों का प्रयोग किया 
जाना चाहिए ।”" कारण, कि जिस प्रकार छिद्गादि दोषो से रहित सूत्रगुम्फित एवं 
वर्तुल मुक्ताहार का निवेश उचित स्थान पर ही सुशोभित होता है उसी प्रकार 
दोषरहित, गुणयुक्त एव सुन्दर छन्दों का प्रयोग भी विषयानुरूप ही सुशोभित होता 
है (९ छन्‍्द और रस की मैत्री की अवहेलना करने वाले कवियों को आजा क्षेमेस्द्र 
ते उपदेश भी दिया है । उनके मतानुसार “यदि कोई (कवि) मोहवरश वृत्तरूपी 
रत्नावली को अनुचित स्थान पर निवेशित करेगा, ऐसी स्थिति मे मेखला को कण्ठ 
में घारण करने वाले व्यक्ति की भाँति कवि की अज्नता ही प्रकट होगी । जिस 
प्रकार नवेयुवतों के योग्य वृद्ध पुरुष नहीं हो सकता, उसी प्रकार सरल भावों 
के लिए परुष छन्‍्द तथा परुष भावों के लिए सरल छन्द भी नहीं हो सकता ।॥६ 
आचार्य के अनुसार अवस्थोचित एवं विषयानुकूल छन्द के प्रयोग से महाकाष्य 
का सौन्दर्य द्विगुणित हो उठता है | अर्थात्‌ जिस प्रकार स्थिति के अनुरूप उचित 
आचरण से सज्जन धन्यवाद के पात़ बनकर सुशोभित होते हैं उसी प्रकार प्रबन्ध 
भी अवस्थोचित छन्दों के प्रयोग से प्रशंसित होकर सुशोभित होते हैं (४ 


कवि अभयदेव विरचित 'जयन्तविजय' महाकाध्य की छन्दोयोजना में 
उपर्युक्त नियमो का पालन किया गया है। कवि ने अपने महाकाव्य मे विभिन्न रसो, 
भावों और वर्णनों के अनुरूप छन्‍्द के कमनीय कलेवर को अपनाया है । महाकाब्य 
की छत्दोयोजना देखने से स्पष्ट हो जाता है, कि कवि का भाषा पर पूर्ण अधिकार 
है तथा छन्द शास्त्र विषयक उच्चकोटि का ज्ञान है। इस महाकाव्य भे कवि ने अनेक 
छनन्‍्दो का प्रयोग करके अपने कौशल का परिचय दिया है । 


कवि अभयदेव द्वारा प्रयक्त छन्‍्द 


कवि अभयदेव ने अपने “जयल्तविजय' महाकाव्य की रचना प्रमुख लौकिक 
छत्दो द्वारा प्रस्तुत की है। उनके “अयन्तविजय' महाकाव्य मे अनुष्टुप्‌, इन्द्रवज्ञा, 





छू 


काव्ये रसानुसारेण 22008 00 च। 
कूर्वीत सर्ववृत्ताना विनियोग ॥ --क्षैमेन्द्र सुवत्ततिलकमु, ३/७। 


प्रबन्ध सुतरा भाति यथास्थ,न विवेवक । 

निर्दोष्गुण सयुक्ती सुवृत्तेमॉक्तिकिरिय ॥ --वही, ३/ । 
वृत्तरत्नावली कामादस्थाने विनिवेशिता । 

कथयत्यज्ञतामेवः मेखलेव गले कृता ॥ 

नहि नाय नवोन्मेषिकुचायाश्चारुचक्षुष । 

विरत्यक्तस्मराचारे जराजीर्णकचेरुचि. ॥ -जही, ३/१३-१४ । 
तथाप्यवस्थासहश साधु शब्दपदस्थित । 

सबुत्तेरेव शोभन्ते प्रबन्धा, सज्जना इव ॥। --वही,३/१२ । 


न्ने 


हा 


्ध्ण 


थ्ट 


'जअयन्तविजय महाकाव्य में रीति, गुण, अलंकार तथा छद | ( १५६ 


उपेन्द्रवद्ञा, उपजाति, वंशस्थ, रथोद्धता, स्वागता, द्रतविशम्बित, वसन्ततिलका, 
मालिनी, शिखरिणी, हरिणी, पृथ्वी, मन्दाक्रमन्ता, शादू लबिक्रीडित, स्नग्धरा, पुष्पिताग्रा 
तथा प्रमाण्तिका आदि छन्‍्दो की योजना बड़ी कुशलता से की-गयी हैं । पूर्ववर्ती 
कवियों की भाँति कवि अभयदेव ने अपने महाकाव्य के अत्येक सगे की रचना एक 
छन्‍्द मे करके सर्गान्त में छन्‍्द-परिवर्तत भी स्वीकार किया है । 'जग्रन्तविजय' मे 
प्रयुक्त अनेक छन्दों की योजना कवि के छन्द सम्बन्धी ज्ञान को द्योतित करती है। 
कृषि अभयदेव दोषरहित काव्य रचना के लिए सतत प्रयत्नशील हैं । उनका स्पष्ट 
कथन है कि कवि यशोविलास के लिए प्राथित होकर काव्य के दोषों का निराकरण 
करता है क्योकि सफल वैद्य शरीर के सुख के लिए कंट्रे को (वेदना को) निकाल 
देता ही है-- 
अभ्यर्थित सो5पि यशोविलासलास्यथाय काव्यस्य धुनोतिदोषम्‌ । 
समुद्धरत्येव हि वैद्यराज शल्य तनो सौख्यकृते कृतार्थ ॥" 

इसके अतिरिक्त सत्कवियों के लिए उनका स्पष्ट उपदेश भी हैकि जो 
दुर्जेज (कवि) अपने बिगड़े हुए शब्दों से काव्यगृह मे प्रवेश करके काव्य को विकृत 
कर देता है। उसे एकमात्र दोषदृष्टा उलुक पक्षी की भाँति बुद्धिमानों को दूर ही 
रखना चाहिए-- 

उद्बासयत्यात्मविरूपशब्दैयों दुर्जत काव्यगृह निपिश्य । 
उलुकपक्षीव सदूर एवं दोषैकहृष्टिविबुधैविश्ेय ॥* 

उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट है कि कवि का काव्य गुणों के प्रति विशेष लगाब 

है । अत विभिन्न विषयों के अनुरूप ही विभिन्न वुत्तो का विनिवेश किया गया है । 


अनुष्टुपू--क वियो ने उपदेशात्मक तथा वर्णनात्मक कथानक के लिए सर्वा- 
धिक अनुष्टुप्‌ छन्‍्द का प्रयोग किया है । समस्त इतिहास, पुराण, रामायण, 
महाभारत आदि ग्रन्थो मे इसकी प्रधानता परिलक्षित होती हैं। कविकुलगुरु 
कालिदास ने भी अपने काव्यग्रन्थों मे उपदेशात्मक स्थल अथवा वृत्तान्त वर्णन में 
अनुष्टुप्‌ छन्द का प्रयोग किया है क्षेमेन्द्र ने 'सुबत्ततिलक' मे कहा है--- 


शास्त्र कुर्यात्य्यत्नेन प्रसच्नार्थ मनुष्टभा । क 
येन स्वोपकाराय याति सुस्पष्ट सेल्रुताम्‌ू ॥ - ------०--«- 
पुराण प्रतिविम्बेष्‌ प्रसन्‍नोप।यवर्त्मंसु । 
उपदेश प्रधानेषु कुर्यात्सवेब्वनुष्टुभम्‌ ॥। हि 
१ जयन्तथिजय, १/१२ । हि 
र्‌ बही, १/१ हे। ० फू 


१६० ] [ जैन संस्कृत महाकाव्य““जयन्तविजय 


आरम्भ सर्गबत्धस्य कथा विस्तार संग्रहे । 
शमोपदैशवृत्तान्ते सन्‍्त. शंसत्यनुष्टुभम ॥।"* 
आचार्य ने उपर्थुक्त विचार ऐतिहासिक, पौराणिक, धर्मशास्त्र तथा मौति- 
शास्त्र आदि में अनुष्टुप्‌ छत्द की सफलता अनुभव करके ही निर्धारित किये होगे । 
बस्तुत' इन विषयों में जैसी सफलता इस प्राचीन छन्‍्द को मिली है वैसी अन्य किसी 
को नहीं मिल सकती थी, क्‍योंकि प्रत्येक छन्द की अपनी विशेषता होती है । कुछ 
गद्यात्मक अधिक होते हैं और कुछ पद्मात्मक । इत्तिवृत्तात्मक वृतान्तो में गद्यात्मक 
छन्‍्द अच्छे लगते हैं, एव सरस, मधुर, काव्यात्मक एव कलात्मक अभिव्यक्ति के 
हैतु संगीत प्रधान छन्‍्द अधिक उपयुक्त होते है । सगीत की मात्रा कम होने से घटना 
प्रधान अथवा अन्य विवरण प्रधान स्थलों मे अनुष्टप्‌ छल्द का प्रयोग बहुत अधिक 
सफल सिद्ध होता है। सभवत इसीलिए उपदेश प्रधान 'जयन्तविजय' महाकाव्य में 
सर्वाधिक अनुष्टुप छन्‍्द की योजना हुई है । 
जयन्तविजय' के तृतीय सगे मे अनुष्टुप्‌ छत्द के माध्यम से कवि अभयदेव 
ने पश्चपरमेष्ठी' के तमस्कार के माहात्म्य का वर्णन किया है । विपत्तिग्रस्त 
धनावह श्रेष्ठी के पूछे जाने पर मुनि उसे बतलाते है कि मेरे द्वारा कल्याण के लिए 
पड््चपरमेष्ठी का नमस्कार ध्यान मे लाया जाता है । विधिपूर्वेक ध्यान किया 
हुआ यह मन्त्र सब प्रकार से मनोकामनाओ को पूर्ण करने वाला होता है-- 
परमेध्ठिनमस्कार शिवाय ध्यायते मया। 
अन्त्रोध्य विधिना ध्यात स्वेदा सर्वकामद ॥रै 
इसी मन्त्र के नमस्कार के प्रभाव से जन्तुओ पर क्रर गजेन्द्र सिह, राक्षस 
दावानल आदि आक्रमण करने मे समर्थ नही हो सकते -- 
नमस्कारप्रभावेण प्रभवन्ति न जस्तुषु । 
क़ूरागजेन्द्र सिहादिरक्षोदावानलादय ॥९ 
इस वर्णन के साथ ही इस सर्ग मे जैनेन्द्र मुनि के उपदेशों का बर्णन भी 
अनुष्टुप्‌ छन्‍्द मे किया गया है । 
आचार्य क्षेमेन्द्र के अनुसार सर्गबन्ध के आदि मे तथा कथा प्रारम्भ करने 
के प्रसड्ध मे विद्वान्‌ लोग अनुष्टुप्‌ छन्द्र के प्रयोग की अनुमति देते हैं ।९ कवि 


१ क्षेमेन्द्र, सुब॒ृत्ततिलकम, ३/६,५,१६ । 

२. अरहन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और लोक के सर्वेसाधु पअपरमेष्डी 
कहलाते हैं । --डॉ० प्रेम सागर जैन-- जैनभक्ति काब्य की पृष्ठभूमि । 

३ जयन्तविजय, ३/२४ । ५४ सुदृत्ततिलकमू, ३/६ । 

४ वही, ३/२७ | ५७99: 


'जयन्तविजय' महाकाव्य मे रीति गुण, अलकार तथा छद ] [१६१ 


अभयदेव के 'जयन्तविजय' महाकाव्य के तीसरे सर्ग का आरम्भ एवं प्ण्चपरमेष्ठी 
तमस्कार के माहात्म्य का वर्णन इसी अनुष्टुप छतद में किया गया है-- 


तत स राजशादू ल मूलमन्त्री व्यजिश्नपत्‌ । 
त्वत्प्रतिज्ञाम्बुधिर्देव दुस्तरेभ्योडपिदुस्तर ॥ 
नमस्कार पर तत्न श्रीपछ्चपरमेष्ठिनाम्‌ । 
प्रयात्यनन्यसामान्य यान पात्नसगोत्तास्‌ ॥" 


एकादश तथा पण्चदश सर्ग का आरम्भ भी कवि अभयदेव अनुष्टुप्‌ छन्द 
से करते है । यथा-- 


अथविक्रमभूभर्तू पुत्र प्राज्यपराक्रम । 
प्रताप इव पिण्डस्थ प्रतस्थेदिग्जिगीषया ॥' 


# 


“>अपि च 
इतश्च सुस्थित सूरि श्रीजयन्त्या समाययौ । 
निजै रराज य शिप्ये कल्पशाखीव पललवै ॥।र 


'जयन्तविजय' के पञ्चदश सर्ग में सुस्थिताचार्य के दार्शनिक सिद्धान्तो 
का प्रतिपादन भी अनुष्टुप छन्द के भाध्यम से किया गया है तथा छल्द के प्रयोग के 
कारण वर्णन मे सजीवता है । 

इस प्रकार “जयन्तविजय' महाकाव्य के विभिन्न स्थल अनुष्टुप छन्द से 
आच्छादित है तथा छन्द का प्रयोग सर्वत्न ही विषयानुरूप है । 

इच्द्रवद्ता उपेन्द्रवच्चथा तथा उपजाति---कवि अभयदेव ने जयन्तविजय' 
महाकाव्य मे इन्द्रवज्चा, उपेन्द्रवत्ला तथा उपजाति छन्द का प्रयोग भी किया है। 
वैदिक छन्द त्िष्टुभ से ही लौकिक छन्द इन्द्रवद्चा, उपेन्द्रवच्या तथा उपज्ाति की 
सृष्टि होती है । जिस छन्द मे इन्द्रवद्मा और उपेन्द्रव्मला दोनो के चरण हो उसे 
उपजाति छन्‍्द कहते है | उपजाति कवि अभयदेव का सर्वप्रिय छन्‍्द है । इस छल्द 
का प्रयोग 'जयन्तविजय' महाकाव्य के प्रथम, तृतीत, चतुर्थ, षष्ठ, अष्टम, दशम, 
त्रयोदश, चतुदर्श, सप्तदश तथा एकॉनरविशति सर्ग मे हआ है । कदाचित्‌ इसकी 
गेयता और सरलता के कारण ही 'जयन्तविजय' मे इसका अत्यधिक प्रयोग मिलता 
है । 'जयन्तविजय' महाकाव्य मे इस छन्‍्द की आवृत्ति ५०० बार से भी ऊपर है। 
इस प्रकार 'जयन्तविजय' महाकाथ्य मे इसकी सख्या सर्वाधिक है । ऐसा प्रतीत 
हांता है, कि कवि ने प्राय रचता के प्रवाह मे इन्द्रवक्ला तथा उपेन्द्रवद्मा के चरणों 


१ जयन्तविजय, ३/१ | 
२ वही, ११/१ | 
३े वही, १५/१। 

११ 


१६२ ] [ जैन सस्कृत महाकाव्य”'““जयम्तविजय 


को एक ही छन्द मे सेंजोया है और अपने भावो को व्यक्त करने के लिए इस प्रकार 
के छत्दो की अनेक बार पुनरावुत्ति की है । यद्यपि 'जयन्तविजय” महाकात्य मे 
इन्द्रवत्मा तथा उपेन्द्रवञ्मा का पृथक्‌ प्रयोग भी मिलता है किन्तु इनकी संख्या 
नगष्य है । उदाहरणार्थ कवि ने प्रकृति मे मानवीय भावताओ का आरोपकर अनेक 
प्रकार के मानसिक विकार एवं भावों का विश्लेषण इन्द्रवद्मा छन्‍्द के माध्यम से 
प्रस्तुत किया है । कवि भ्रमर तथा सूर्य मे प्रेम, देष, प्रतिशोध आदि की भावनाओं 
का आरोप करते हुए कहता है-- 

मदल्लभा कैरविणीमुपेत्य चुम्बन्त्यमी रागवतेति राज्ञा । 

आमोच यत्वद्भुजगुप्तिनद्वान्सित्र प्रभाते वसु भिद्विरेफान्‌ ॥' 


अर्थात्‌ इन भ्रमरो ने मेरी प्रिया कमलिनी का चुम्बन किया है, अत सूर्य 
अनुरागी राजा चन्द्रमा को वसु देकर इन भ्रमरों को छुटकारा दिला रहा है। 
स्पष्ट है, कि यहाँ सूयें और चन्द्रमा में मानवीय भावनाओं का आरोप किया 
गया है । 

५ इसी प्रकार उपेन्द्रवज्ञा छन्‍्द का प्रयोग कवि अभयदेव ने 'जयन्तविजय' 
महाकाव्य के तृतीय सगे मे केवल एक ही बार किया है । राजा विक्रमसिंह अपनी 
रानी प्रीतिमती को अपत्यहीनता के दु ख से दु खी देखकर प्राणो की बाजी लगाकर 
उसकी इच्छा को पूर्ण करने की प्रतिज्ञा करते है। मन्त्री सुबुद्धि इच्छा पूर्ति का 
साधन पञ्चपरमेष्ठी नमस्कार बतलाता है | राजा विक्रमसिह उस नमस्कार मन्त्र को 
ग्रहण कर लेते है--- 

नमस्कृतेरित्थमसो महीपोउनुभूतपूर्वी च फल निशम्य । 
स सम्प्रदाय जगुहे तुपस्ता सुधा पिवेद्वा नहि के सतृष्ण ॥* 
अर्थात्‌ अनुभवपूर्वक उस राजा ने इस प्रकार नमस्कार के फल को सुनकर 
सम्प्रदाय के साथ उस नमस्कार को ग्रहण किया, क्योकि कौन सा प्यासा प्राणी 
सुधा का पान नहीं करता । 
उपजाति छन्द के प्रयोग के विषय में महाकवि क्षेमेन्द्र का विचार है--- 
शजद्भारलम्बनोदार तायिका रूपवर्णनम्‌ । 
वसन्तादि तदज़ुञ्च सच्छायमृपजातिभि ॥ 
अर्थात्‌ श्रृद्धाररस के आलम्बनभूत उदात्त नायिकाओ के रूपों का, वसन्त।दि 
पड्ऋतुओ का और उसी के अनुकरण पर उसके (ऋतुओ के) अज्जो का वर्णन उप- 
जाति छन्द के द्वारा करना चाहिए । 


१ जयन्तविजय, ८/७१ | 
३ वही, ३/१०१। 
३ सुकृत्ततिलकम्‌ ३/१७ । 


जयन्तविजय' महाकाव्य मे रीति, गुण, अलकार तथा छद ] [ १६३ 


बश्चधपि 'जयन्तविजय' महाकाध्य में उपजाति छत्द का प्रयोग उपर्यूक्त नियमों 
के अनुसार नही हुआ है फिर भी नायिकाओ के रूप सौन्दर्य वर्णन मे इस छन्द का 
आश्रय लिया गया है। मगध की कामिनियों का सौन्दर्य उपजाति छन्द के द्वारा ही 
प्रस्फुटित हुआ है-- 

यस्मिन्‍ननुग्रामपुर वधूना विशुद्ध शीलाभरणाग्रिमाणाम्‌ । 
सर्वाज्भलावषण्यमल करोति सुवर्णरत्नोत्तम भूषणानि ॥ 
नेत्रे सरोजैरिव राजमाना लावण्यप्रैरमृतैरिवोच्चे । 
कुचैश्च चक्र रिव सद्लासैय॑त्रत्यरामा स्मरकेलिवाप्य ॥१ 

अर्थात्‌ जिस मगध मे प्रत्येक गाँव और पुर मे विशुद्ध शील और आशभूषणो 
में आगे स्लियो का सर्वाज्भुलावष्य सब प्रकार से सोने और रत्नो के आभूषणों को 
अलकृत करता है तथा जहाँ की स्त्रियाँ कमलरूपो नेत्नों से, लावण्यपूर्ण अमृतों से, 
चक्ररूपी कुचो से सुविलास द्वारा कामदेव के केलि की वापियाँ हैं । 

इस प्रकार मानव-सौन्दर्य के विविध पक्षों का अकन कर कवि अभयदेव ने 
अपनी कलात्मक अभिरुचि का परिचय दिया है । 

'जयन्तविजय' मे प्रीतिमती के सौन्दर्य का वर्णन भी उपजाति छन्द में 
हुआ है-- 

पीयूषभानोदंल सचयेन चज्भ यदीयाज़ुमसरजि धाता। 
आनन्दक लोचनकैरवाणा प्रकामसन्तापहर च येन॥ 
उललासि लावण्य सुधातराज्ञ रड्ु रनज्॒ सरसैयेदीय । 
चित्वीयते स्त्रेण गुणस्त्निलोकी लोकश्च लोकोत्तर कीतिकारै ॥ 
सजीवनी चौषधिरजड्भजस्य विश्वामधामेव हृद स्वभर्तु । 
या राज्यकरद्ध रधिदेवतेव लावण्यवल्लेनंवकन्दलीव ॥* 

यहाँ पर कबि अभयदेव ने प्रीतिमती के अज्भ-प्रत्यड्रों का वर्ण न करके 
दर्णक के मन पर पड़े हुए उध सौन्दर्य के समग्र प्रभाव की अभिव्यक्ति की है । यह 
शारीरिक अवयबो और उनकी साजसज्जा का चित्र नहीं, बल्कि कान्ति और 
सुन्दरता का मूर्तिमान चित्र है । 

'जूयन्तविजय' महाकाव्य मे उपजाति छन्‍्द का प्रयोग सरोवर वर्णन के 
प्रसड् में भी किया गया है क्योकि कवि मौलिक प्रतिभा एवं पैनी सूक्ष के आधार 
पर अपनी कल्पना-शक्ति के द्वारा अत्यन्त नग्ण्य वस्तु को भी भावों की रग्रीनी से 
ऐसा चमत्कृत कर देता है, कि वह आकर्षक एवं हृदय रम्य प्रतीत होने लगती है । 

फलन कमलयुक्त सरोवरो से मगध प्रदेश की समृद्धि मे वृद्धि हुई है-- 


१ जयन्तविजय, १/३५, ४४८ । २ वही, १/६७, ६४ ॥। 


१६४ | [ जैन सस्क्ृत महाकाव्य'““*जयन्तविजय 


सरोवरैयेत्र भुवो विभान्ति सरोवराणि स्मित्तपश्नखण्डे । 
ते पद्मखण्डानि च राजहसे स्वैराजहस सुगति प्रचारै ॥* 
सरोवर की यही सुभग-सुषमा सज्जनों की हष्टि को अपनी ओर बलात्‌ 
आक्ृष्ट कर लेती है जिसके परिणामस्वरूप उन्हे परम प्रीति की प्राप्ति होती है । 
समुद्र भी इस सरोवर की तुलना करने मे सर्वया असमर्थ हो' जाता है--- 
प्रीति परा यत्न नयन्ति लोक सरासि चेतासि च सज्जनानाम्‌ । 
महृष्टपर्यन्ततयाश्रितानि गरम्भी रतान्यक्क्ृत वारिधीनि ॥' 
यही कारण है कि जयन्ती नगरी की चारुता को देखकर शेषनाग ने भोगा- 
वती के तथा इन्द्र ने अमरावती के प्रति प्रगाढ स्नेह को छोड दिया है-- 
भोगावती भोगपति सुरेन्द्रोष्मरावती प्रत्यधिकानुरागम्‌ । 
मुमोच चारुत्वमवेक्ष्य यस्या सा तत्न नाम्नास्ति पुरीजयन्ती ॥* 


इन वर्णनो के अतिरिक्त कवि अभयदेव ने युद्ध वर्णन मे भी उपजाति छन्द 
का प्रयोग सफलतापूर्वक किया है। दशम्‌ सर्ग में विक्रमसिह के व्यवहार से 
असन्तुष्ट हो सिंहल भूपति हरिराज जयन्ती नगरी पर आक्रमण कर देता है जिसवे 
प्रतिरोध के लिए युवराज जयन्त सर्सन्य जाता है। सिहल भूर्षात हरिराज युद्ध में 
मारा जाता है और विजयलद्ष्मी जयन्त का वरण करती है । कवि अभयदेव द्वारा 
यह सम्पूर्ण वर्णन उपजाति छन्द द्वारा निवद्ध किया गया है। संनाओ की प्रयाण रेणु 
के द्वारा सूय॑ के ढक दिये जाने पर हाथियों के शुण्डो से प्रक्षिप्त जलबिन्दुओ के 
समूह से आकाश में नछत्न समूह दिखलायो पद रहा है -- 
हस्तीन्द्र हस्तोत्तरसीकराणा गर्णरदश्यंग्त (?) नमस्तले5स्य । 
प्रयाणरेणु स्थगिते खराशौ समुद्नतानीब शुभान्यदु (मू) नि ॥४ 
इसी धूलि का उपजाति छन्द के माध्यम से वर्णन करते हुए कवि अभयदेव 
का कथन है कि मुझसे बढकर इसके शिविर है इस लज्जा से मानो लज्जित आकाश 
शीघ्र उसके घोडो के खुरो से उडाई गयी धल क पट के कुटी के कोटर के क्रोड में 
लीन हो गया 
मत्तोषधिक तच्छिबिर हियेति विस्तायंपि व्योम तदा विलम्बम । 
लीन तदीयाश्व खुरोत्यथधूली पटी कुटी काटर कोण कोटौ ॥४* 
कवि अभयदेव युद्ध प्रसद्भ मे भी मर्यादा का अतिक्रमण नही करते । युवराज 


१ जयन्तविजय, १/३० । ४ वही, १०/४। 
२ वही, १/३७। ५ वही, १०/१० । 


हे वही, १/४१। 


'जयन्तविजय' महाकाथ्य मे रीति, गुण, अलकार तथा छद ] [१६१ 


जयन्त सिहल भूप हरिराज के नगर मे प्रविष्ट होकर भी उसपर एकाएक म्क्रमण 
नही करता अपितु उसके राज्य की रक्षा ही करता है। कवि के शब्दों मे--- 
ररक्षदेश स्वमिवाप्यशत्रो क्षय स तस्थैव यतश्चि कीर्षु । 
स्वधाबबैरान्नकुलो हि सर्प निहन्ति नो तत्सदन प्रविष्ट ॥" 
अर्थात्‌ क्षय की ६च्छा रखने वाले भी उसने अपने मित्र के समान उसके देश 
की रक्षा की, क्योकि स्वभाव से वैरी नकुल उसके घर मे प्रविष्ट होकर सपपं को 
नही मारता है । 
इसी प्रकार 'जयन्तविजय' महाकाव्य के चतुर्देश सर्ग में भी युद्ध वर्णन में 
कवि ले उपजाति छन्द का आश्रय लिया है। जब महेन्द्र चक्रबूर्ती को यह ज्ञात होता 
है, कि पवनगति ने उसके पुत्न की उपेक्षा करके अपनी पुत्नी का विवाह जयन्त से कर 
दिया है तो वह पवनगति पर आक्रमण कर देता है। जयन्त और महेन्द्र के मध्य 
घमासान युद्ध हीता है-- 
तत कृतान्त भ्रकुटी कराल कोदण्डचण्डघ्वनिपूरिताशम्‌ । 
सम समाने परिपन्थिसार्थ प्रारब्धमायोधनमग्रसैन्ये ॥* 
अर्थात्‌ इसक॑ पश्चात्‌ यमराज की भयकर भूकुटी के समान कोदण्ड की 
प्रचण्ड ध्वनि से दिशाओ को भरते हुए शत्रुओ के साथ युद्ध प्रारम्भ हुआ । 
उस युद्धस्थल में कोई वीर कटी हुई अपनो जद्भधाओ के कारण सूर्य के 
सारथित्व को प्राप्त कर रहा है-- 
प्रमादिन वीक्ष्य विपक्षवीरमरातिसूत प्रयत प्रहर्तुम्‌ । 
तदीयनिस्त्रिशहतोरुयुग्म सद्य प्रपेदेररण सारथित्वम्‌ ॥।रै 
अर्थात्‌ जागरूक शत्रु के सारथी ने विपक्षी वीर के मारने वाले प्रमादी को 
देखकर उसके शस्त्र से करी हुई दोनो जाँघ के कारण शीघ्र ही अरुण के सारथित्व 
को प्राप्त किया । 
इतना ही नही, महावतो से प्रेरित अत्यन्त क्रोधी हाथी अपने शुण्डदण्डो से 
वीरो को पकड़कर पैर से शरीर को दबाकर उनके शिरकमलो से मानो यमराज 
को बलि चढा रहे है-- 
अधोरणैस्तीव्ररुष प्रयुक्ता करे प्रवीरान्करिणोउभिगृह्य । 
चक्र समाक्रम्य वपु पदाभ्या शिर सरोजैबलिमन्तकाय ॥*१ 
इस युद्ध मे जयन्त की तलवार से महेन्द्र की मृत्यु होती है।इस प्रकार 
परम्परागत नियमों का पालन न करते हुए भी कवि अभयदेव ने युद्धवर्णन में 
१ जयम्तविजय, १०/१८। २ वही, १४/४४८ । 
३ वही, १४/५४ । ४ वही, १४(६४६ । 


१६६ ] [ जैन सस्कृत महाकाव्य'"“'जयन्तविजय 


उपजाति छन्द का प्रयोग सफलतापूर्वक किया है। अत स्पष्ट है, कि उपणाति 
छन्द द्वारा विभिन्‍न रसो की अभिव्यक्ति मे वे सर्वधा सफल सिद्ध हुए हैंजों कि 
निश्चय ही उनकी काव्य प्रतिभा तथा भाषा पर पूर्ण अधिकार का दोतक है । 

रथोद्ध ता--कवि अभयदेव ने रथोद्धता छन्‍्द का विन्यास “जयन्तविजय' 
महाकाब्य के सप्तम तथा षोड्श सगे मे किया है। इस छन्द की उत्पत्ति भी वैदिक 
छन्द त्विष्दुप से होती है / छन्‍्द के प्रत्येक चरण में ११ वर्ण” होते हैं| रथोद्धता" मे 
नवम वर्ण दीर्घ तथा दशम हृस्व होता है। इसके वर्ण्य विषय के सम्बन्ध मे आचार्य 
क्षेमेन्द्र का मत है कि चन्द्रोदयादि विभाव के वर्णन में रथोद्धता भव्य बन पडती 
है* । वे इसकी पद योजना के सम्बन्ध मे भी कहते है कि 'पद के अन्त में वर्णों मे 
विसर्ग युक्त होते से रथोद्धता उसी प्रकार स्पृहणीय बन जाती है जिस प्रकार ललित 
कलाओ से अवगत लटभा (बाला) प्रगल्भता को प्राप्त कर लेती है ।९ इसके विपरीत 
पद के अन्त मे विसर्ग रहित रथोद्धता उसी प्रकार कान्तिहीन हो जाती है जिस 
प्रकार मानिनी नायिका प्रियतम की प्रार्थना के विना ही बासना के वशीभूत होती 
हुई प्राथंना के लिए बाध्य होकर अपना स्वाभिमान खो देती है* । 

“'जयन्तविजय' में कवि अभयदेव ने रथोद्धता छन्‍्द का प्रयोग ऋतुराज 
बसन्‍्त की शोभा तथा रतिसुन्दरी के स्वयवर के प्रसड्र मे किया है। हर्ष और 
उन्माद के प्रतीक ऋतुराज बसन्‍्त के आममन मात्र से ही प्रकृति में रमणीयता का 
विस्तार हो जाता है। समस्त जगत आननन्‍्दविभोर हो उठता है । चम्पा के पुष्प 
की चाप के लाभ का लोभी कामदेव जीर्ण-शीर्ण निर्गणी कमलो को छोडकर अधिक 
बलशाली हो जाता है-- 

कौन्दपुष्पमपहाय जजेर निगुण धनुरजायताधिकम्‌ । 
चम्पक प्रसवचापमण्डलीलाभलोलुभभना मनोभ्रव ॥५ 

कवि अभयदेव की कल्पना उस समय चरम सीमा पर पहुँच जाती है जब 
रथोद्धता छन्द द्वारा पथिकों की कामिनियो को मदन «यथा से सतप्त देखकर प्रकृति 
भी आँसू बहाने लगती है-- 





१ आधद्यमक्ष रमतस्तृतीयक सप्तम च नवम तथान्तिकम्‌ । 
दीघे मिन्दुमुरिब यत्र जायेत ता बदन्ति कवयोरथोद्धताम्‌ ॥। --श्रुतवोध, २३ । 
२ रथोद्धता विभावेषु भव्या चन्द्रोदय्ादिष | --सुबृत्ततिलकम्‌ ३/१४ । 
३ विसगेयुक्त पदान्तैविराजति रथोद्धता । 
कला परिचरयर्याता लटभेव प्रगल्भताम्‌ ॥। --वही, २/१३ । 
४ अविसर्गेस्तु पदास्तैनिष्प्रभेव रथोद्धता । 
अप्रार्थना प्रणयिनीम्लानमानेव मानिनी ॥ “सुदृत्ततिलकम्‌ २/१४ । 
५ जयन्तविजय, ७/२८। 


'जयन्तविजय' महाकाव्य मे रीति, गुण, अलकार तथा छद ] [ १६७ 


अध्वगप्रणयिनीषु दु्देशा वीक्ष्यते करणयेह मल्लिका । 
रोदतीव बिपुलाश्रुभिभू श स्पन्दमानमक रन्दबिन्दुसि |" 
अर्थात्‌ टपकते हुए मकरन्द बिन्दु वाली विपुल आँसुओ से रोती हुई मल्लिका 
लता ते पथिकों की कामिनियो को करुणापूर्वक देखा । 
इसी प्रकार कवि अभयदेव ने षोडश सर्ग भे रथोद्धता छन्‍्द का प्रयोग किया 
है । कुमार जयन्त हस्तिनापुर के राजा वैरितिंह की पुत्री रतिसुन्दरी के स्वयवर 
में जाते है । स्वयवर-मण्डप मे जब रतिसुन्दरी जयन्त को देखती है, उस समय 
सयोग श्वुज्भार की भव्य छटा कवि अभयदेव ने रथोद्धता छउन्द द्वारा व्यक्त की है - 
व्यालिलेख मुहरद्धिणा मही सा चकषं भुशमशुकाज्चलम्‌ । 
श्री जयन्‍्त युवराज दर्शने कारिता किमु न पुष्पधन्वन ॥* 
अर्थात्‌ उस बालिका ने बार-बार अपने पैर से पृथ्वी पर लिखा और बार- 
बार अपने वस्त्राश््वल को सरकाया । श्री युवराज जयन्त के दर्शन मे कामदेव ने 
उससे क्‍या नहीं करवाया । 
वह पतिम्बरा रतिसुन्दरी जिन गुरुतर काम से विहवल राजाओं को छोड 
कर गयी थे राजा उसके अञ्जन से युक्त नेत्ो से देखे गये श्यामता को प्राप्त हुए-- 


यान पास्य हुपतीन्पतिवरा सा जगाय गुरुकामविह्ललानू । 
ते तयाञूजनघनैविलोचन श्यामता दधुरिवाक्षमेक्षिता ॥रै 
इस प्रकार कवि अभयदेव ने रथोद्धता छन्‍्द मे ऋतुराज बसन्‍्त एवं रति- 
सुन्दरी के स्वयववर का वर्णन प्रस्तुत किया है । उन्होने क्षेमेन्द्र कथित रथोद्धता के 
वबर्ण्य विषय सम्बन्धित नियमों का निर्वाह अपने “जयन्तविजय' महाकाव्य मे नहीं 
किया है । विसगेयुक्त रथोद्धता के सम्बन्ध मे भी कवि ने किसी नियम का निर्वाह 
नही किया है | किन्तु कई स्थलो पर विसर्गयुक्त रथोद्धता का प्रयोग व्याप्त है 
जिससे निश्चय ही वहाँ पर एक विशेष प्रवाह व गति आ गयी है । इसके अतिरिक्त 
विसर्म रहित पदान्ती का प्रयोग भी 'जयन्तविजय' महाकाव्य मे मिलता है । 


अत स्पष्ट है,कि कवि अभयदेव ने काव्यशास्त्रियों का अनुकरण रथोद्धता 
छन्द के विनियोग मे नहो किया है, यह उनकी अपनी मौलिक कल्पना है । 

स्थागता--कवि अभयदेव ने स्वागता छनन्‍्द का विनियोग 'जयन्तविजय' 
महाकाव्य के त्रयोदश (१-१०१) से में किया है। यद्यपि महाकवि क्षेमेन्द्र स्वागता 
छन्द के सम्बन्ध मे बिल्कुल मौन हैं फिर भी उसकी सग्रुणता के सम्बन्ध मे उनका 
विचार है कि प्रत्येक चरण के प्रारम्भ मे आकार स्वर॒युक्त एवं अस्त मे विसगंयुक्त 


१ जयस्संबिजय, ७/४० । ३ बहीं, १६/७२। 
२ वही, १६/३७ | 


१६६८ ] जिन सस्कृत महाकाव्य जयन्‍्तबिजय 


वर्णों के प्रयोग से स्वामता (छन्द) काव्यरसास्वादिनी, हू वभाव प्रदर्शिनो एव स्वय 
सेवा मे उपस्थित नायिका के समान प्रतीत होती है ।" कवि कुलगुरु कालिदास ने 
'स्व'मता' छन्द का प्रयोग सभोग श्यृज्ार के प्रसड्भ मे किया है। महाकवि अभयदेव 
ने भी अपने 'जयन्त विजय” महाकाव्य में स्वागता छन्द द्वारा हु सयोग शज्भार का 
वर्णन कर अपनी सारग्राहिणी प्रतिभा का परिचय दिया है। उदाहरणार्थ--- 
खेचरेन्द्रदुहितापि कुमार  रूपसपदपहस्तितमारम्‌ । 
वीक्ष्य तत्क्षणममभूदनुरागक्षीर (सागर तरड्भ निमग्ना ॥ 
प्रेरित प्रथमत प्रणयेन क्रीडया विचलितरथकिचित्‌ । 
तिर्यंगड्चित पुटैर्नमन सा त ददर्श मुहुरम्बुरुहाक्षी ॥* 
अर्थात्‌ खचरेन्द्र दुहिता भी रूप की सम्पत्ति से कामदेव को भी हस्तगत 
करने वाले कुमार (जयन्त) को देखकर सहसा प्रेम के समुद्र की तरज्भ मे निमग्न 
हो गयी । पहले प्रेम से भेजे गये लज्जा से कुछ विचलित तिरछे प्रशसनीय नयन- 
पुरो से उस कमलमुखी ने बार-बार उस (राजकुमार) को देखा । 
यहाँ स्थायीभाव रति है जयन्त कनकवती की हृदयस्थ रति का 
आलम्बन विभाव है । जयन्त का रूप तथा उसके गुण उद्दीपन विभाव है कनकवती 
द्वारा बारम्बार देखना अनुभाव है। इस प्रकार विभाव, अनुभाव और सचारोभावों 
से पुष्ट होकर कनकवती की हृदयस्थ रति शआज्भाररस मे 'स्वागता' छन्द द्वारा 
अभिव्यक्त हुई है। 
इसी प्रकार कनकबती तथा जयन्त की सभोग क्रीडाओं का वर्णन करते हुए 
कवि अभयदेव का कथन है 


तौमिथी5्प्रतिमकौतुकरूप  श्रीविलो कनविमोहितनेत्री । 

तत्क्षणादमृत सिन्धुतरज्भुस्नापिताविव तदा समभूताम ॥ 

मुद्रितेक्षणयुग सुखनिद्रामृद्रमानववत््‌परिरम्भात्‌ । 

उत्तरड्भ रतिसागर मग्नस्तत्क्षण क्षणमिवैष निनाय ॥'* 

अर्थात वे आपस में अद्वितीय कुतृहल रूप सुन्दरता के विलोकन से विमोहित 

नेत्न वाले उस समय अमृत सिन्धु की तरज्भ से नहलाये हुए के समान प्रतीत हुए तथा 
राजकुमार (जयन्त) ने दोनो नेत्नो को बन्द कर नववधू के परिरम्भ से सुख की 
निद्रा की मुद्रा से उत्कर्ष तरज्भ वाले रति के सागर मे निमग्न होते हुए उन क्षणों 
को एक क्षण के समान बिताया । 





१ साकाराओ्यै विसर्गान्‍्त॑ सर्वपादे सविश्रमा। 
स्वागता स्वागताभाति कविकर्मं विलासिनी ॥ --नसुदृत्ततिलकम २/१५ । 
२ जयन्तविजय, १३॥३६४६-४० । ३ वही, १३/(१००-१०१ ! 





'जयम्तविजय' महाकाब्य मे रीति, गुण, अलंकार तथा छद ] [ १६६ 


इस प्रकार कवि अश्नयदेव ने त्रथोदश सर्ग मे कमकंबतली का सौन्दर्य वर्णन, 
जयन्त तथा कनकवती का एक दूसरे को देखकर मसुग्ध होता, पवनगति द्वारा 
कनकब॒ती का जयन्त के साथ विवाह तदनन्तर उनकी सम्भोग क्रीड़ाओ का 'स्वागता' 
छन्द मे वर्णन कर अपनी अपूर्व काव्य प्रतिभा का परिचय दिया है। सयोग श्युद्धार 
की अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त स्वागता छनन्‍्द कवि के अपरिमित ज्ञान का परि- 
चायक है । 


वर तविलस्थवित--कवि अभयदेव ने 'जयन्तविजय” महाकाव्य मे द्रतविलम्बित 
छन्द का प्रयोग चतुर्थ (१-६६), षोडश (६२,८४६) तथा अष्टादश (१-६६) सर्म में 
किया है | द्रतविलम्बित छनन्‍्द के विषय मे कवि क्षेमेन्द्र मौन है किन्तु कालिदास 
प्रभूति कवियों ने वसन्‍्तादि ऋतु तथा समृद्धि के वर्णन में इस छन्द का प्रयोग किया 
है । कवि अभयदेव इस छन्द के विनियोग मे पूर्णत स्वतन्त्र है । वे एक ओर जहाँ 
एमशान के वर्णन मे वीभत्स और भयानक रस की एक साथ" अभिव्यक्ति दृतविलम्बित 
छन्द द्वारा प्रस्तुत करते है वही दूसरी ओर ग्रीष्म, वर्षा तथा शरद ऋतु का रमणीय 
चित्र भी पाठक के ममक्ष प्रस्तुत कर देते है । द्रुतविल्म्बित छन्‍्द की आरम्भ में 
द्रतगति तथा उत्तरार्ध मे विलम्बित गति आह्वादकता का आधान करने वाली 
होती है। ग्रीष्म ऋतु के आते ही सूर्य उग्र हो जाता है । सम्पूर्ण जगत आतप के 
सन्‍्ताप से सन्तप्त हो जाता है । फलत इस ऋतु का सृजन करने वाले विधि की 
प्रशसा न होकर निन्‍्दा ही होती है । कवि अभयदेव इसी तथ्य का निरूपण करते 
हुए द्रुतविलम्बित छन्‍्द मे कहते है-- 

अक्रतसृष्टिममुष्य सरस्वती सुचिर शोषकृतो5पि ऋतोविधि । 
भुवि पुराण पुमानिति मन्दधीरति कलड्भूपद स॒ ततो5जनि ॥।* 

ग्रीष्म ऋतु मे दिन बडे एवं रात्तियाँ छोटी होने लगती हैं । कवि अभयदेव 
लौकिक जगत से ही कारण ढूँढ निकालते है । उनका कहना है कि अत्यन्त तृषाकुल 
व्यक्ति की भाँति सूर्य सम्पूर्ण पृथ्वी के रस का पान करके दुर्वह हो गया है। जिसके 
कारण उसके घोडो की गति मन्द हो जाती है। फलत दिन बडे होने लगते है--- 

बहुनुपेव. रसारसपानतस्तरणिरेष महाभरदुबंह । 
अभवदस्प रथाश्वगति शनैश्रंवमतोदिनबृद्धिरजायत ॥ * 


ग्रीष्म ऋतु के अनन्तर वर्षा ऋतु का आगमन होता है । वर्षा ऋतु में 
घनधघोर दृष्टि होती है, बिजली चमकती है किन्तु कवि की कल्पना मे वर्षा ऋतुरूपी 
सूप के बादलरूपी वीर अपनी शत्रुरूपिणी उम्र (प्रीष्म) ऋतु को देखने की 
इच्छा से अत्यन्त क्रोधी मनुष्य की भाँति अपने नेत्नरूपी तडित को फेंक रहे है-- 


१ जयस्तविजय, ४/६,१२,१४ । ३ वही, १८/६। 
२ वही, १८/३। 





१७० ] [ जैन ससकृत महाकाव्य 'जयन्तविजय 


जलदकालनृपस्थथधनो भट परिलसत्तरवारिसमुद्धद । 
तडितसुप्रऋतो सम दिदक्षया क्षिपति दृष्टिमिबातिरुषानुणाम्‌ ॥* 

ग्रीष्म तथा वर्षा ऋतु के वर्णन के पश्चात्‌ शरद ऋतु का वर्णन भी कवि 
अभयदेव ने दुतविलम्बित छन्द मे प्रस्तुत किया है। शरद ऋतु की रमणीयता जगत- 
प्रसिद्ध है। इस ऋतु के आगमन के साथ ही सम्पूर्ण जगत में आनन्द का सचार हो 
जाता है। कारण, कि दिन में सूर्य परम ताप को प्राप्त करता है और राह्नि में 
चन्द्रमा अत्यन्त सघन चन्द्रिका को धारण करता है । इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता 
है कि ये दोनों अधिकारी की भाँति शरद ऋतु के आदेश का पालन कर रहे है -- 

अहनितापमधत्त पर रविधेनधना च शशी निशि चन्द्रिकाम । 
शरदइष्टतरावधि कारिणाविव निदेशवशात्कुरुतस्तथा ॥*६ 

इस ग्रकार स्पष्ट है कि कवि अभयदेव ने द्रुतविलम्बित छन्द द्वारा जहाँ एक 
और वीभत्स तथा भयानक का हृश्य उपस्थित किया है वही दूसरी ओर प्रीष्म, वर्षा 
तथा शरद ऋतु का वर्णन कर अपनी सारग्राहिणी बुद्धि का परिचय दिया है । ऋतु 
वर्ण॑त के प्रसद्भ मे छन्‍्द का प्रयोग विषयानुरूप ही है जिसके परिणामस्वरूप काव्य 
में सर्वत्ष चारुता का सचार हुआ है । 

बंशस्वय--कवि अभयदेव द्वारा 'जयन्तविजय” महाकाव्य मे वशस्थ छनन्‍्द की 
योजना द्वितीय (१-४६), तवम (१-६६), दशम (७५), एकादश (६०) तथा षोडश 
(है०) सर्ग मे हुई है। महाकवि क्षेमेन्द्र के अनुसार नीति-विषयक स्थलो पर वशस्थ 
छन्द का प्रयोग होना चाहिए-- 

षागुण्य प्रगुणा नीतिवशस्थेन विराजते ।* 


इसीलिए वशस्थ की रसानुकुल एवं विषयानुकुल छन्दयोजना के लिए उन्होने 
भारवि की प्रशसा मुक्त-कण्ठ से की है-- 
वृत्तच्छत्स्थ सा कापि वशस्थस्य विचित्नत्ता । 
प्रतिभा भारवेयेन सच्छायेनाधिकी कृता ॥*९ 
कवि अभयदेव ने 'जयन्तविजय' के द्वितीय सर्ग मे वशस्थ वत्त द्वारा रानी 
प्रीतिमती के अपत्यहीनता के दु ख, राजा विक्रमसिह द्वारा उसकी इच्छा की पूति 
की प्रतिज्ञा तथा सन्ध्या का मनोहारी वर्णन प्रस्तुत किया है । सन्‍्तानहीन स्त्री का 
वर्णन करते हुए कवि अभयदेव कहते हैं--- 
नभस्थलीब दुतिमद्विनाकृता निशेव शीतद्युतिमण्डलोज्म्िता । 
महौषधीवोन्मदवीर्यवर्जिता न॑सूनुहीना वनिता प्रशास्थते ॥ 


१ जयन्तविजय, १८/२० । ३ सुबृत्ततिलकस्‌, ६/१८। 
२ बही, १८/३६ । ४ वही, ३/१६ । | 


'जयपन्तविजय' महाकाब्य मे रीति, गुण, अलकार तथा छंद ] [ १७१ 


परा जनत्या जनयत्यनारत महाकुलीनस्तनयोनयाल्ित । 
महर्थतामेघयते गुणश्रियो न कि यशोराशिरदम्भ सौरभ ॥* 


अर्थात्‌ जिस प्रकार सूर्य बिना आकाश, चन्द्रमा के बिना रात्नि तथा विशिष्ट 
शक्ति के बिना औषधि की प्रशसा नही होती उसी प्रकार सन्तानहीन स्त्री की प्रशंसा 
नही होती, क्योकि नीतिभान, महाकुलीन, अदस्भी, यशोराशि पुत्र, गुणयुक्त माता 
की महार्धता को क्या नहीं बढाता । अर्थात्‌ वह तो माता के मूल्य (महत्त्व) को 
बढ़ाता ही है । 
इस प्रकार कवि अभयदेव ने पुत्र विषयक महारानी प्रीतिमती की चिस्ता 
को वशस्थ छन्द द्वारा व्यक्त किया है । कवि सन्ध्या का,मनोहारी वर्णन भी बशस्थ 
छन्द द्वारा प्रस्तुत करता है-- 
खराशुतीतब्रातपाततापत सुरस्रवन्त्या जलकंलिकारिधि । 
धुतस्य दिग्दन्तिभिरम्भसों भृूश कणा इवब व्योमनि भान्तितारका ॥'* 
अर्थात्‌ सूर्य के तीव्र आतप गिरने के ताप से आकाशगड्भा मे जलकंलि करने 
वाले दिग्गजो से केपाये गये जलकण की भाँति आकाश मे तारे चमकने लगे । 


नवम सर्ग मे वशस्थ बृत्त के माध्यम से सिहलभूपति हरिराज के हाथी का 

मगध की जयन्ती नगरी मे आने, हाथी के प्रभाव से युवराज जयन्त के खचरेश्वर 
होने की भविष्यवाणी सुनकर विक्रमरसिह द्वारा उसे पकड़ने का आदेश देने तथा 
सिहलभूपति के दूत के आते पर विक्रमसिह द्वारा दैव प्रदत्त गज को वापस देने से 
इनकार करने का मोहक वर्णन प्राप्त होता है । प्रस्तुत सर्ग मे नीतिविषयक तथ्यों 
का प्रतिपादन किया गया है । सिहलभूपति हरिराज के हाथी को भयवश वापस 
कर देना नीति के विरुद्ध ही नहीं अपितु कायरता का परिचायक है । कवि के 
शब्दी मे-- 

ममाज़णालड्भूरण करीश्वर सहेलमागत्य बधूव य स्वयभ्‌ । 

तथापितो देवतया प्रसन्नया स दीयते चबेल्लघुता तदा न किस ॥ 

महानिधीनामधिपो5पि चक्रभृन्नयागत वस्तु न जातु मुचति। 

मतज़ुजस्यास्थ मिषात्स्वमन्दिरे रमा प्रविष्टा क्रियते कथ बहि ॥' 


अर्थात्‌ जो हाथी प्राड़ण का अलडूरण मुझको अपने आप आकर प्राप्त हुंआ 
है और प्रसन्नता से देवताओं ने अर्पित किया है। उसको यदि दे दिया जाय तो क्या 
मेरी लघुता नही होगी (अर्थात्‌ अवश्य होगी) । महानिधि के स्वामी सुदर्शन चक्रधारी 


१ जयन्तबिजय, २/२,४ । 
* वही, २/४८॥। 
३ वही, ६/२१,३१। 


आज आन फनमली +ज+ 


१७२ ] [ जैन सस्क्ृत महाकाव्य'“*“*जयल्तविजय 


विष्णु भी नीति से आयी वस्तु को कभी नही छोडते । इस हाथी के बहाने से हमारे 
घर मे प्रविष्ट लक्ष्मी को कैसे बाहुर किया जा सकता है । 

इसी प्रकार सिहलभूपति हरिराज के द्वारा भी उसे युद्ध के भय से छोड 
देना भी नीति विरुद्ध है। फलत दूत्त के मुख से उसके वचनों को कवि अभगदेव ने 
कहलाया है--हे राजन्‌ ! खेंद है कि वे (हरिराज) किसी प्रकार से तेज के कारण 
गजेन्द्र को नही छोडना चाहते क्योकि दर्प से 3हृण्ड, जीवित रहते हुए सर्प कभी भी 
अपनी बढी हुई मणि को नहीं छोडता-- 


तृपाधिराज ट्विपररजमञज्जसा न मुख्ते हनत कथचतापिस । 
फणीश्वर स्फारफणार्माण क्वचिज्जहयति जीवन्न हि दर्षदुद्धर' ॥१ 


“जयन्तविजय के दशम सर्गे मे वशस्थ छन्द का प्रयोग केवल एक स्थल 
(७५) पर हुआ है। यहाँ इसका व्ष्ये विषय विजयलक्ष्मी द्वारा जमन्त का वरण 
किया जाना है। एकादश सर्यग (६०) में वशस्थ की योजना दिग्विजय के प्रसज्भ मे 
की गयी है तथा षोड्श सगे (£०) में वशस्थ का वर्ण्य विषय वैरिसिंह की पुत्री 
रतिमुन्दी से विवाह कर युवराज जयन्त का अपनी राजधानी जयन्ती नगरी में 
लौट भाना है। 


उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि जिन स्थलों पर रसानुकूल बृत्त की योजना 
की गयी है वहाँ पर भावाभिव्यक्ति सशक्त तथा छन्द में एक विशेष प्रकार की गति 
प्रतीत होती है जो कवि के छन्‍्द कौशल का परिचायक है । 


बसन्ततिन्लका - वसन्‍्ततिलका छत्द की योजना 'जयन्तविजय' के तृतीय 
(१ २), प॑श्चम (१-७२), एकादश (६१), चतुर्दश (१११) तथा षोड़श (८७, ६१) 
सगे में विद्यमान है। यह कवि अभयदेव का प्रिय छन्द है। वीर और रौद्गर रसो के 
सद्भूर मे वसन्ततिलका छन्द शोभित होता है।* वसन्ततिलका की ग्रुणबत्ता के 
सम्बन्ध मे क्षेमेन्द्र का विचार है कि प्रथम-द्वितीय पाद के अन्तिम वर्णों से पूर्ववर्ण 
आकार स्वर्युक्त तथा ओजग्रुण व्यल्जक वर्णो का विन्यास करने से वसन्ततिनका 
की शोभा बढ़ जाती है ।' महाकवि कालिदास ने वसन्‍्ततिलका का प्रयोग कार्य की 
सफलता तथा ऋतु वर्णन के प्रसड्भ में किया है किन्तु कवि अभयदेव इस छन्द के 
प्रयोग से किसी परम्परा का निर्वाह नहीं करते | वे पृर्णत स्वतन्त्र है। इसीलिए 


विभिन्न रसो की अभिव्यक्ति इस छन्द के माध्यम से हुई है। “'जयन्तविजय' में 


१ जयस्तविजय, ६/४४ । 
२ वसन्ततिलक भाति सकरे वीर रौद्यो | --सुद्धत्ततिलकम्‌, ३/१६ । 
३ बसन्‍्त तिलकस्याग्रे  साकारे प्रथमाक्षरे। 

ओजस जायते कान्ति सविकास विलासिनी ॥ --वही, ३/२०। 


'जयन्तविजन' सहाकाव्य मे रीति, गुण, अलकार तथा छद ] [ १७३ 


वसन्ततिलका का वर्ष्य निषय श्ुज़जार एवं भक्ति भावता है। बहाँ पर छन्दोयोजना 
के वर्ण्य विषयानुसार म होने पर भी चारुत्व की प्रत्तीति होती है। 'जयन्तबिजव' 
के तृतीय सर्ग मे वसन्ततिलका का वर्ण्य विषप्र पंञ्मपरमेष्ठी नमस्कार-के महत्त्व का 
प्रतिवादन है--- 
मन्तस्य तस्य रुचिरप्रचुर प्रभाव 
सर्वेत्न विश्ववलयैरपरैरगम्य । 
श्रीमान्समस्तजनताप रिभूतिबद्ध- 
कक्ष करैरिव रविस्तिमिरैरधासीत ॥" 
अर्थात्‌ उस मन्त्र के रुचिर प्रचुर प्रभाव से विश्व भर मे दूसरो से अनाक्रान्त 
होकर, सूर्य की किरणों से नष्ट किये हुए तिमिर की भाँति वह श्रीमान्‌ (विक्रमसिह) 
समस्त जनता का क्ृपा-पात्र हुआ । 
पश्चम सर्ग मे वसन्‍्ततिलका का वर्ण्य विषय सौन्दर्य निरूपण एवं चरित्र 
चित्रण है । योगी के चगुल से मुक्त कर राजा विक्रमसिह उस कन्या के सौन्दर्य का 
विवेचन करते है--स्मित कमल के समान नेत्नद्य वाली, निर्मेल सुवर्ण के समान 
कान्ति वाली, चन्द्र के समान भुख वाली तथा सुधा के समान वाणी वाली इसको 
अनुपम सुन्दरता सौभाग्य की भज्िमा है-- 
अस्या स्मितोत्पलदल नयनद्वयस्य 
कान्‍्ते सुवर्णममल बदनस्यचन्द्र । 
वाच सुधा रतिरलनुत्तररू्पलक्ष्म्या 
सौभाग्यभड्ि मनिश स्पृहया बभूव ।। 
राजा विक्रमसिंह के चरित्र का वर्णन भी कवि अभयदेव ने बसन्ततिलका 
छन्द मे किया है -- 
तत्न प्रविश्य च कथचन ते निगूढा 
पृथ्बोधरे रहसि न प्रहरन्ति यावत । 
तावन्द्रपेण रणदक्षतयास्त शस्त्रा 
सर्वेशक्रियन्त महता न मुधा हि तेज ॥४ 
अर्थात्‌ छिपे हुए वे लोग किसी तरह वहाँ पहुँचकर एकान्त मे प्ृथ्वीधर पर 
जब तक प्रहार नही करते तब तक राजा के द्वारा रणदक्षता मे अख्त्र-शस्त्र बाले 
कर दिये गये क्योकि बडे लोगो का तेज क्ूठा नही होता । 


यहाँ पर वीर रस की अभिव्यक्ति का साधन होने के कारण वसन्तविलका 


१ जयन्तविजय, 3/१०२ | २ वही, ५२ । 
हे वही, २/२५। 


१७४ ] [ जैन सस्क्ृत महाकाव्य*“*“जयन्तविजय 


को विशेष उत्कष प्राप्त हुआ है । एकादश" सर्ग में वसन्ततिलका का प्रयोग 
दिग्विजयोपरान्त लौटे हुए जयन्त के स्वागत के उपलक्ष्य मे हुआ है । चतुर्दश* सर्ग 
में सम्भवत वृत्त परिवर्तन करने के लिए ही कवि ने इस छन्‍्द का प्रयोग किया है ! 
घोड्श से में वसन्‍्ततिलका का वण्ये विषय स्वयवर में जयन्त के गले मे रतिसुन्दरी 
द्वारा वरमाला डालने का है--- 
आकप्पे कर्णमधुरासिति वाचमुच्चे 
किचित्रपामरमपास्य नरेन्द्र पुत्री । 
माला स्वयवरमहोत्सवसाक्षिणी ता 
श्रीमज्जयन्तत्पते क्षिपति सम कण्ठे ॥र 
अर्थात्‌ कर्णमधुर उच्चवाणी को सुनकर कुछ लज्जा के भार को दूर कर 
स्वयवर महोत्सव की साक्षिणी उस माला को श्री जयन्त के गले मे डाल दिया । 
अपि च-- 
अद्य श्रिया हग्रिभाजि विराजतेड्य 
पाथोपति सुरतरद्भूवती सनाथम्‌ । 
देवी शिवा प्रणयिन हरमदलेभे 
पुष्पायुध रतिरवाप किलाघुनैव ॥४ 
अर्थात्‌ आज लक्ष्मी से हरि की सेवा की गयी, आज समुद्र सुरतरज्भवती 
(गज़ा) से सनाथ होकर सुशोभित हुआ, आज भवानी शिवा ने शद्भूर को प्राप्त 
किया और आज ही निश्चयपूर्वेक रति ने कामदेव को प्राप्त किया । 
इस प्रकार 'जयन्तविजय' महाकाव्य मे विविध प्रकार के विषयों का वर्णन 
कवि अभयदेव ने वसन्ततिलका वृत्त के माध्यम से किया है । 


सालिनी -- महाकवि अभयदेव के 'जयन्तविजय' महाकाव्य मे मालिनी छन्द 
महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है । इस छन्द की योजना अष्टम (१/६६,७३), नवम (७०), 
त्रयोदश (१०४, १०५) तथा चतुर्देश (१०७) सर्ग मे हुई है। इस छन्द के सम्बन्ध 
मे क्षेमेन्द्र का विचार है. सगे के अन्त मे ताल तथा द्वुतगति सुशोभित होती है-- 

कुर्यात्‌ सर्मस्य ण्येन्ते मालिनी दुततालवत्‌ ।* 

मालिनी छन्‍्द की समुणता के सम्बन्ध मे उनका विचार है कि विशेषत 
तृतीय, चतुर्थ चरणों के अन्त में विसगेहीन होने से मालिनी (छन्द) पूँछ विहीन 
चमरी गाय एव पल्‍लव शून्य लता के समान सुशोभित नहीं होती | द्वितीयार्घ मे 
समस्त पदो वाली मालिनी निम्नकोटि की होती है-- 





१, २ जयन्तविजय । ४ वही, १६६१ | 
३ वही, १६|८७। ५ सुवृत्ततिलकम्‌, ११४ । 


“जयम्तविजय' महाकाण्य मे रीति, गुण, अलकार तथा छंद ] [ १७१ 


विसर्गहीनपर्येनता मालिनी न विराजते । 
खमरी छिम्नपुच्छेववल्लीबाल न पल्‍लवा ॥ 
दितीयाद समस्ताभ्या पादाष्या मालिनीवरा । 
प्रथमार्दें समस्ताभ्यां पादाभ्या बरा मता ॥" 
संस्कृत साहित्य के कवियों ने विभिन्न रसों मे इसका प्रयोग किया है । 
कवि अभयदेव ने भी अपने 'जयन्तविजय” महाकाव्य में श्ृज्भारिक चेब्टाओं एवं 
युद्धौणेंन आदि भावों का उपनिबन्धन मालिनी छन्द में किया है। यथा-- 
कुसुममधिरसान्द्रैरावुत॑ तत्न॒ पत्र 
परमपरिमलाद्य सस्वन सचरक्धि । 
मधुकर निकुरम्बे क पिबेत्यावचिक्ये 
भवति हि मलिनाना सगमो भड्डहेतु ॥* 
यहाँ पर विसर्गयुक्त मालिनी छन्द के प्रयोग के कारण वर्ष्यं वस्तु का सौन्दर्य 
द्विगुणित हो उठा है । किन्तु कही-कही मालिनी छन्‍्द मे एक भी पद विसर्गान्त 
नहीं है। यथा 


कुबलयदलनेत्ञा. पक्‍वना रज़ुनव्य- 
त्वगुदितरसधाराक्षेपतों व्याकुलाक्षीस्‌ । 
विदधदथ जयन्तोष्नया चुचुम्बे तदग्रे 
गुरुरिहचतुरत्वे कामदेवो5स्थ नूनम्‌ ॥।र 
इस प्रकार स्पष्ट है कि कवि अभयदेव ने इस सम्बन्ध में किसी नियम का 
पालन नही किया है किन्तु इस छन्द के माध्यम से दोलाविलास, पुष्पावचय, जलकेलि 
आदि श्वद्धारिक चेष्टाओ की सुन्दर अभिव्यक्ति की है । 
नवम सर्म मे मालिनी छन्‍्द का वर्ण्य विषय युद्ध के लिए प्रयाण है। सिहल 
भूपति हरिराज से युद्ध करने के लिए युवराज जयन्त को जाते हुए देखकर 
देव समुदाय उन पर पुष्प बृष्टि कर रहा है जों उनकी भावी विजय का 
सूचक है-- 
सुर निकर कराब्ज प्रेरिता पुष्पदृष्टि 
समजनि वसुधाया हर्षहास्यप्रभेव । 
तदनुमनुजहद्वन्दे श्रूयमाण  स्मितास्थै- 
दिवि निरवधिरुच्चैदुन्दुभीताध्वनिश्च ॥* 
इसी प्रकार चतुर्देश सर्ग में जयन्त को तलवार से महेन्द्र की मृत्यु होने पर 
आकाश मागे से भेरी रव के प्ताथ ही साथ पुष्पन्ृष्टि हो रही है-- 


१ सुरुत्ततिलकमू, २/२२-२३ । ३ वही, ८/र१। 
२ जयन्तविजय, ८/२० ४ वही, &/७० । 


१७६ ] [ जैन ससकृत महाकाव्य''”*जमन्तविजय 


अथ सुरपथवल्गहिव्य भेरी  निनाद- 
क्िगुणितकलभृजारावगर्भ नभस्त । 
शिरसि सुरुकराब्जप्रेरित पुष्पवर्ष 
न्यपतदवनिभतुर्म ड्लोद्गार स्गरम्‌ ॥*१ 
इस प्रकार स्पष्ट है कि यद्यपि कवि अभयदेव ने मालिती छन्द के प्रयोग में 
किसी प्राच्चीन परिपाटी का अनुसरण नही किया है किन्तु फिर भी मालिनी छन्द 
का प्रयोग उनके 'जयन्तविजय'” महाकाब्य मे अपरिमित काव्य-सौष्ठठ का आधान 
कर रहा है । 
पृथ्ची---पृथ्वी छत्द की योजना 'जयन्तविजय' महाकाब्य के षष्ठ (१०२), 
अष्टम (७४) तथा षोडश (४५) सर्ग मे हुई है। आचार्य क्षेमेन्द्र का पृथ्वी छन्‍्द के 
विनियोग के सम्बन्ध मे कहना है-- 
साक्षप क्रोध धिक्‍कारे पर पृथ्वी भरक्षमा।ऐ 
अर्थात्‌ निद्रा और क्रोधपूर्वक तिरस्कार के वर्णन मे एकमात्र पृथ्वी छन्द ही 
तात्परय॑ग्राहिणी होता है । उसकी सगुणता के सम्बन्ध मे उनका विचार है कि असमस्त 
और १थक्‌-पृथक्‌ पदो के प्रयोग से पृथ्वी छन्द पृथ्वी के समान विशाल प्रतीत होता 
है किन्तु समास की ग्रन्थि से ग्रस्त हो जाने से सकुचित होकर अपनी विशालता 
त्याग देता है। आकार को गम्भीर बना देने वाले ओजो गुणोत्पादक वर्णों के प्रयोग 
से पृथ्वी छन्‍्द के लिए समास दोषावह नही रह जाता प्रत्युत गुणोत्पादक ही हो 
जाता है -- 
असमासे पर्दर्भाति पृथ्वी पृथ्वी प्रथक स्थिते । 
समास ग्रन्थिभि सैव याति सकोचखर्वताम्‌ ॥ 
पृथ्वी साकार गम्भीरोरोज सजिभिरक्षर । 
समास ग्रन्थि युक्तानि याति प्रत्युत दीघेताम्‌ ॥९ 


कवि अभयदेव के पृथ्वी छन्‍्द इस मान्यता के बिल्कुल विपरीत है यद्यपि 
उन्होंने उसकी सगुणता की ओर अपनी दृष्टि डाली है। उनके “जयन्तविजय' मे 
पृथ्वी छन्द का वण्ये विषय महाकाव्य के नायक का नामकरण सस्कार है-- 
विशेषविहितश्रिय विविधदानहृष्यज्जन 
स्ववन्धुजनतो चितीक्ृतचमत्कृतिर्भूपति । 
षरे5-हनि शुभे सुत स्वकुलनन्दननन्दन 
2 मम इति सज्ञया द्रुतमलचकाराहत ॥५ 
१ जयन्तविजम, १४/१०७ । २ सुदृत्ततिलकम्‌, ३/२। 
३ वही, २(/२७-२८ । ४ जयन्तविजय, ६/१०२। 


'जय॑न्तविजय' महाकाव्य मे रीति, गुण, अलंकार तथा छंद ] [ १७७ 


यहाँ पर असमस्त पदावली की योजना होने के कारण पृथ्वी छन्‍्द विशाल 
प्रतीत होता है । 
अष्टम सर्ग में पृथ्वी छऋ्द का विन्यास अन्य राजाओं द्वारा जयन्त को 
प्रणाम करने के प्रसड्भ मे किया गया है-- 
मअथैत्य विनमच्छिरों मुकुट कोटिरत्नॉकुर- 
स्फुरत्किरए. कोरकीत्कर करम्बिताप्रिद्वयम्‌ । 
क्षमायुवतिबललभे सकल राजलोक॑ सम 
स॒विश्वुत पराक्रम प्रणयत प्रणेमे प्रभु ॥" 
प्रस्तुत उद्धरण मे प्रथम व द्वितीय चरण के अतिरिक्त असमस्त पदावली 
की योजना होने के कारण छन्द में विशेष प्रवाह दृष्टिगोचर होता है । 
भन्दाक्रास्ता--मन्दाक़ान्ता छन्‍्द की योजना 'जयन्तविजय” के तृतीय (६४), 
षष्ठ (१००), एकादश (६ २), द्वादश (६५) तथा षोडश (&४) सर्ग में हुई है। 
मन्दाक्रान्ता छन्द के सम्बन्ध मे आचार्य क्षमेन्द्र ने इस प्रकार कहा है-- 
प्राव्मटप्रवास व्यसने मन्दाक्रान्ता विराजते ।* 


अर्थात्‌ वर्षा ऋतु, प्रवास तथा व्यवस्तन आदि के वर्णन में मन्दाक्रान्ता छन्द 
विशेष शोभा प्राप्त करता है। सस्कृत के अधिकाश कवियो ने मन्दाक़ान्ता छन्‍्द का 
चयन विप्रलम्भ श्वज्भार के सन्दर्भ मे किया है किन्तु मन्दाक़ान्ता के प्रयोग मे कालि- 
दास ने विशेष प्रगल्भता प्राप्त की है। 'जयन्तविजय' के षष्ठ सर्ग में मन्दाक़ान्ता 
छन्द के माध्यम से पुत्र जन्म के अवसर पर चारण द्वारा राजा विक्रमसिह की 
प्रशसा की गयी है । यथा -- 
एकच्छत्र॒ विलसति सुखस्याद्य साम्राज्यमुच्चे 
सर्वेस्यापि प्रभवति शुभोदर्कंसूरिष्ट्सिद्धि । 
तैस्तैभविर्भवन सुभग भावुक केन चित्व- 
श्चित्नीयन्ते सुकृतसुलभे त्वत्कुमारोदयेउ्त्त ॥।' 
उपर्युक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि आजाय॑ क्षमेन्द्र की मान्यता के विपरीत 
कावि अभयदेव ने मन्दाक़ान्ता छन्‍्द का प्रयोग किया है । 
इसी प्रकार-- 
इत्थ प्रथ्वीवलयमखिल पादमूलेसकृत्वा 
कीतिस्तम्भस्तब॒कितपयोराशिवेलावनान्त । 
१ जयन्तविजय, ५/७४ । २ सुवृत्ततिलकम्‌, ३/-१। 
३ जयन्तविजय, ६/१० । 
१२ 





१७८ ] [ जैन सस्कृत महाकाब्य जयन्‍्तविजय 


कुर्वल्नु वीपरिवृदशिर शेखरम्लानिमुद्य- 
त्तेज पुज्जै स्वनगरमथ श्री जयन्त प्रतस्थे ॥१ 
यहाँ पर मन्दाक्रान्ला छन्‍्द का वर्ष्य विषय दिग्विजयोपरान्त जयस्त का 
अपनी नगरी की ओर पुत वापस आता है । दाशंनिक सिद्धान्तो को स्वीकार करने 
के लिए भी कवि अभयदेव ने मन्दाक्रान्ता छन्‍्द का चयन किया है| द्वादश सर्ग में 
जयन्त जिनबिम्बि के दर्शन कर धर्मसूरि की देशना सुनते है और श्रावक धर्म 
स्वीकार करते हैं 
सजाताया तदनु सुमुरोर्देशनाया जयनन्‍्त 
शुद्ध श्रद्धाकवचितमना स्वाडिचत धर्मेंकर्मा | 
प्राप्याक्षीण निधिमिव सुदामेदुर | सावरोध्य 
जश्ञ ध्नन्याभ्युदयसुभग भावुक श्रीविलास ॥*े 
अर्थात्‌ इसके बाद जयन्त गुरु की आज्ञा के होने पर श्रद्धा से अवतत होते 
हुए, शुद्ध ध्रमें-क्मे करते हुए, अक्षीण निधि की भाँति इस धर्म को पाकर प्रसन्नता 
से भरपूर सादर भावुक श्री के विलासो अनन्य सुगमता को प्राप्त हुए । 
इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि कवि अभयदेव मन्दाक्रान्‍्ता छन्द 
के प्रयोग में अपनी पूर्ववर्ती परम्परा के अनुयायी न होकर पूर्णत स्वतन्‍्त्र है। 
शाबलब्क्रीड्िति--कवि अभयदेव के “जयन्तविजय”' महण्काव्य में 
शाइलविक्रीडित छन्द का महत्त्वपूर्ण स्थान है। अनेक बार प्रयुक्त होने के कारण यह 
कवि का प्रिय छन्द प्रत्तीत होता है। इस छद का प्रयोग प्राय उन्होने सर्गान्‍्त मे 
किया है किन्तु इसके अतिरिक्त अन्य स्थलो पर भी प्रयुक्त शार्दूल विक्रीडित छद 
वरण्ये विषयानुरूप होने के कारण अपरिमित सौन्दर्य का आधान कर रहा है। महा- 
क॒वि क्षेमेन्द्र के अनुसार 
शोयेस्तवे हृपादीना शादूंलविक्रीडित मतम ।* 
अर्थात्‌ राजाओं के शौर्य के स्तवन में शादूलविक्रीडित छद श्रेष्ठ माना 
गया है । 
कवि अभयदेव ने अनेक स्थलो पर क्ष मेन्द्र द्वारा निर्दिष्ट आदेशों का पालन 
किया है। इस छद के माध्यम से विक्रमसिह की वीरता का वर्णन अवलोकनीय है-- 
यस्य क्षोणिपत्ते. प्रतापदहन ज्वालावलीकेलिमि 
सप्ताध्यम्बुधयो5म्बुबिन्दतद इवा शोष्यन्तते5पिद्रतम्‌ । 
पूर्यन्ते सम हतारिराजकवधूनेत्राम्बुपूरै पुन 
स॒ श्री प्रीतिमती प्रियाभिव मि (म) हाभोगामभुक्तक्षमाम्‌ ।) ९ 
१ जयन्तविजय, ११/६२ । २ वही, १२/५६ । 
३ सुदत्ततिलकम्‌, ३/२२ । ४. जयन्तविजय, १/७२ । 


'जयन्तविजय' महाकाव्य मे रीति, गुण, अलंकार तथा छंद ] [१७६ 


अर्थात्‌ जिन राजा के प्रतापरूपी अग्नि की ज्वाला के कणों की परम्परा से 
सप्तसागर भी अम्बुबिन्दु की तरह सूख जाते थे परन्तु वे समुद्र भरे हुए श्र 
राजाओ की मृगतयनियों के अश्रुओ से फिर भर जाते थे। इस प्रकार वे राजा 
(विक्रमसिंह) प्रीतिमती श्रिया की भाँति महाभोगों से परिपूर्ण पृथ्वी का भोग 
करते थे । 

. “जयन्तविजय' महाकाव्य के द्वितीय सर्ग मे शारदूल विक्रीडित छनन्‍्द का 
वर्ण्यं विषय सध्या का मनोहारी चित्रण है। प्रकृति की सुभग शुषमा किसे अपनी 
ओर आकृष्ट नही कर लेती । कवि के शब्दों मे--रम्भा के समान हावभावभयी, 
पृण्यजनक वेश्याओ से प्रारम्भ कुतूहल के अद्भुत रस वाले मद्भ नमय वाद्यों से, कर्णों 
को अमृत के समान आनन्द देने वाली विनम्री राजा के विजयसूचक शब्दों से 
सायकालीन सन्ध्या ताराओं को विर्कासत करने वाली सुशोभित हो रही है-- 

रम्भाविश्रमपृण्यपण्यवनितारब्ध॑ स सुर्यत्रिक- 
मंड्ल्ये॑ कृतकौतुकदभुतरसै श्रोत्रामृतस्यन्दिनी । 
रम्या नम्ननरेश्वरोदित जयारावेण सायतनी 
सन्ध्या तस्य नरेश्वरस्य शुशुभे प्रोल्लासितारव्िका ॥" 
एक दिन रात्ति मे राजा विक्रमसिंह वेश पशर्िवितित कर नगर में परिभ्रमण 
करते हैं । राजा को एक योगी देवता के समक्ष एक नारी का बलिदान करने के लिए 
तैयार मिलता है। नारी भय-विह्वल होकर चीत्कार करती है। राजा उस योगी को 
परास्त करते है। पराज्ति योगी शादूल विक्रीडित छन्द द्वारा ही प्रशसा 
करता है--- 
देवस्त्रीवधपाप पडद्भुपतन व्यावतेनेनामुना 
त्व मेइभू परिणाम सुन्दरतया तस्या दयाया गुरु । 
यन्माहात्म्य पुरस्क्त खलु जन स्वर्भूभुव सपद 
सोत्कण्ठ कुचमण्डलेषु रमयन्त्यासप्त सिद्धि श्षियम्‌ ॥* 
यहाँ पर कवि अभयदेव द्वारा प्रयुक्त शार्दूल विक्रीडित छन्‍द को योजना 
विषयानुरूप होने के कारण दश्शेनीय है । 
इसी प्रकार 'जयन्तविजय' के पठत्चम (७३), सप्तम (७४, ७६', अष्टम 
(६७, ६८, ७०, ७२) तथा दशम (६६) सर्ग में शार्ट्ल विक्रीडित छन्‍्द द्वारा 
विभिन्न वर्ण्य विषयों की योजना हुई है ! 
त्योदश सर्ग में महेन्द्र चक्रवर्ती अपने पुत्र के लिए पवनयति से उसकी पुत्री 
कनकबती को माँगता है । दूत वहाँ पहुँचकर अपने स्वामी के संदेश को कहता है 


१ जयन्तविजय, २/५० । ३२ बही, ४/(६७ | 


१८० ] [ जैन सस्क्ृत महाकाव्य “““जयन्तविजय 


किन्तु उसे जब यह ज्ञात होता है कि जयन्त के साथ उसका पाणिग्रहण पहले ही 
हो चुका है। इस पर वह अत्यन्त क्रोधित होता है और अपने स्वामी के शौर्य का 
बखान करता है। विपक्षी की आत्मश्लाघा सुनकर जयल्त का सचिव उसे उत्तर 
देता है-- 

एन प्रत्यवदज्जयन्तसचिवों नीतिप्रिये. क्षत्नियै- 

ईतोइ्सीत न वध्यसे स्फुटतर वध्यो5पि दुर्भाषणात्‌ । 

यस्त्व किंतु कुधीरवादयदिद ते दुर्भदान्मेदुर 

युद्धे जीवितसशय मम विशोनेष्यत्यपास्थ श्रियम्‌ ॥" 


> 


अर्थात्‌ जयन्त सचिव ने इस प्रकार कहा कि तुम नीतिप्रिय क्षत्रिय के दूत 
हो इसलिए दुर्भाषण के कारण बध्य होते हुए भी तुम्हे मारा नहीं जा रहा है किन्तु 
जिसने दुष्ट बुद्धि वाले तुम दुर्मद से इस प्रकार बचनो को कहलाया है वह युद्ध मे 
जीवन को सशय मे डालने वाले भेरे विभु (स्वामी) के सामने राजलक्ष्मी को छोड 
कर नही आ सकेगा । 
मन्त्री के इस प्रकार कथन को सुनकर दूत अपने स्वामी महेन्द्र के शौर्य का 
बखान करता हुआ कहता है कि अनायास ही दिग्विजय से यश को प्रशस्त अक्षरों से 
अजित करने वाले जिन्होंने सभी समुद्रो के किनारे मनोहर स्तम्भ परम्परा को स्था- 
पित किया है उन राजा का तुम अपमान कर रहे हो । वे तुम्हारे शिर कमल को 
काटकर सग्राम के प्राड्ण मे देवताओं के चरण कमलो पर रखने के लिए शीघ्र आा 
रहे है-- 
हेलादिग्विजयाजितो5जित यश शस्त प्रशस्ताक्षरै 
रम्या स्तम्भपरम्परा निहित वास्सर्वाव्धितीरेषु य । 
हीला कारयितुस्त्वदीयजृपतेश्छित्वा शिर पड्ूज 
सग्रामाजुण देवताप्रिकमले प्रक्ष प्तुमभ्येति स ॥* 
इस प्रकार कवि अभयदेव ने वर्ण्य विषय एवं रस के अनुरूप ही शादूल- 
विक्रीडित छल्द का चयन कर अपनी सारग्राहिणी बुद्धि का परिचय दिया है । 
ख्रघरा कवि अभयदेव ने 'जयन्तविजय' के सप्तम (७७), अष्टम्‌ (६४), 
दशम्‌ (७०-७१) तथा त्रयोदश ( १०२-१०३ ) सर्म में ख्वर्धरा छन्‍्द को योजना 
की है । आचार्य क्षेमेन्द्र के अनुसार-- 
सवेगपवनादीना वर्णने स़ग्धरा मता ।* 
अर्थात्‌ स्नग्धरा छन्‍्द का वर्ण्य बिषय पवनादि का वेग है । सस्कृत साहित्य 


१ जयन्तविजय, १३/१११ | २ वही, १३/११२ । 
३ क्षेमेन्द्र, सुढ़ततिलकम, ३/२२ | 





'अग्रन्तविजय' महाकाव्य मे रीति, गुण, अलकार तथा छंद ] [ १८१ 


के अधिकाश कवियो ने खग्धरा छन्द का प्रयोग ओजस्वी एव उत्साहपूर्ण स्थलो पर 
किया है। इस छन्द के प्रयोग मे विशाखदत्त को विशेष प्रगल्भता प्राप्त हुई है। 
उनका 'मुद्राराक्षस' इस सम्बन्ध में विशेष प्रसिद्ध है। कवि अभयदेव ने अपने जयनन्‍्त 
विजय महाकाव्य में आचार्य क्षेमेन्द्र द्वारा निदिष्ट बण्या विषय के अनुरूप ही इस 
छन्द का प्रमोग किया है। फलत अष्टम सर्ग मे स्नर्धरा को विशेष उत्कर्ष की प्राप्ति 
हुई है वहाँ पर इसका वषण्यें विषय प्रात कालीन पवन के वेग्र का प्रवाह है। कवि 
के शब्दों मे--- 
विस्मेराम्भोजराजी मधुरमधुर मधुरस प्रातराशाभिलाषा- 
जावदभूजानुयाता सुरभिसुमनस पाँदपान्नतंयन्त । 
प्रात शास्त्र षु मान्या मदननरपतेर्वान्ति वातास्त एते 
रत्यन्तक्लान्तवातास्तन तटघटित स्वेद मास्वादयन्त ॥" 
अर्थात खिले हुए कमल के मधुर मधु रस के आशा की अभिलाषा से भ्रमरो 
के द्वारा अनुगमन की जाती हुई, सुगन्धि से सुगन्धित ढक्षो को नतंन कराती हुई 
शास्त्रों मे माननीय, अत्यन्त क्लान्त वातास्तन तट में उत्पन्न पसीने को सुखाती 
हुई यह प्रात कालीन वायु मदन राजा की आज्ञा से प्रवाहित होने लगी । 
यहाँ वण्येविषयानुसार छनन्‍्दोयोजना होने के कारण उसमे सजीवता है । 
“जयन्तविजय' महाकाव्य के युद्ध वर्णन के प्रसग मे भी ख्रग्धरा छन्‍्द का विन्यास 
किया गया है । उदाहरणार्थ निम्न उद्धहरण मे जयन्त के अप्रतिभ पराक्रम का 
वर्णन स्रग्धरा छन्‍्द मे किया गया है-- 
छत्र चिच्छेद तस्य प्रवररिपुजयश्री विलासाशयासो (?) 
कीर्त्या साध॑ चकते ध्वजमपिच सता राजवशावतसम्‌ । 
निर्जीव चायमस्त्हरिवि * तपद कुझ्जरेन्द्रच चक्रे 
तत़ाश्चरयें कबर्य किमिव न विदधे वैक्रमिविक्रमेण ॥* 
प्रस्तुत उद्धरण में छन्‍्द रसानुकूल है। भावाभिव्यक्ति भी अत्यधिक शसक्त 
है । साथ ही कवि द्वारा प्रयुक्त शब्दावली भी रस को उद्दीस करने मे सहायक सिद्ध 
हुई है । 
इसी प्रकार सिहलभूपति हरिराज तथा जयन्त के घमासान युद्ध का वर्णन 
भी स्रर्धरा छन्द मे किया गया है। कवि की कल्पना मे दोनो के अप्रतिम शौर्य को 
देखकर विजयलक्ष्मी को भी सन्देह हो जाता है कि वह किसका वरण करे 
खड्भाखडद्धि शराशर प्रभृतिमि युँद्धप्रकारैयुंध 
कारकारमपार कौतुकरस विस्तारयन्तो दृशाम्‌ ! 


१ जयन्तविजय, ८/६४ । २ वही, १०/७०। 


(८२ | [ जैन संस्कृत महाकाब्य जयन्तविजय 


प्रत्येक विजयश्लिया रणगुणोत्कर्षापकर्षक्षणे 
क यामीति विमुस्थधया प्रतिकल तो स्विन्‍तया ।" 
तलवार का तलवार से, बाण का बाण से जवाब देने वाले इस प्रकार के 
युद्ध को करते हुए, अपार कुतृहल रस को दृष्टि के सामने फैलाते हुए उन दोनों के 
युद्ध के गुणों के उत्कर्ष तथा अपकर्ष के क्षण में विभुग्ध विज्ञयश्नी से किसके पांस 
जाऊँ ? इस तरह परेशान होकर विचारा गया । प्रस्तुत स्थल पर भी वण्य॑ंविषयानु- 
सार छन्दोयोजना होने के कारण चारुत्व प्रस्फुटित हो रहा है। 
त्रयोदश सर्ग में स्नरग्धरा छन्‍्द का वर्ण्य विषय प्रात काल युवराज जयन्त 
के जागरण हेतु भाट की उक्ति है ।* तदनन्तर उनकी निद्राभड़ का क्रमश उल्लेख 
किया गया है - 
इत्थ वैतालिक।ना मुख कमल कलोत्ताल कोलाहलेन 
स्फूर्जन्मड्भल्य तूर्यप्रसमरमधुर ध्वानसवर्गितेन । 
कान्ताविस्तारितुड्ध स्तनकलशतटाश्लेषसौर्ये निमात 
क्षिप्र निद्राममुज्चत्सकलसमयविद्विश्वविश्वैकवीर ॥र 
अर्थात्‌ वैतालिको के मुखारविन्दु की कला के उतावले कोलाहल से और 
बजने वाले मद्भुलमय वाद्यों के फैले हुए मधुर ध्वनि के वेग से, प्रिया के विस्तृत 
ऊँचे सतनकलश के आलिजुन के सौरुय मे निमग्न, सभी समयो के मूल्य के ज्ञाता 
उस विश्व के अद्वितीय वीर ने शीघ्र ही निद्रा को छोड दिया । 
इस प्रकार स्पष्ट है कि जयन्तविजय महाकाव्य में स्रर्धरा छन्द का प्रयोग 
वण्य विषयानुरूप है । 
पुष्पिताग्रा पुष्पिताग्रा छन्द का विन्यास जयन्तविजय के सप्तम (७८), 
एकादश (८४), द्वादश (१-५७) तथा चतुर्दश (१०८,१०६) सर्ग मे हुआ है। पुष्पिताग्रा 
छन्द के सम्बन्ध मे यद्यपि कवि क्ष मेन्द ने 'सुदृत्ततिलकम' मे कोई सकेत नही किया है 
किन्तु निश्चय ही इस छन्दे के द्वारा 'जयन्तविजय” महाकाव्य के सौन्दर्य में वृद्धि 
हुई है । 'जयन्तविजय' के सप्तम सर्गे के अन्त मे कवि द्वारा प्रयुक्त पुष्पिताग्रा छन्द 
अवलोकनीय है - 
इतिबहुविधविस्मयाभिरामा नृपतिनयेन विलोकित्ता वनश्री । 
इयमतिसुमना प्रियेण सुश्रूनिजमिव रूपफल समाससाद ॥४ 
कवि अभयदेव ने कही-कही सर्ग के सार को प्रस्तुत करने के लिए भी इस 
छन्द का प्रयोग किया है। जयन्तविजय के एकादश सर्ग का व्य विषय युवराज 








१ जयन्तविजय, १०/७१। २ वही, १३/१०२। 
३ वही, १३/१०३। ४ वहा, ७/७८। 


'जयन्तविजय' महाकाव्य मे रीति, गुण, अलंकार तथा छद ] [ १८३ 


जयन्त की दिग्विजय है। चतु रज्िणी सेना के साथ दिग्विजय के लिए प्रस्थान 
करते है तथा सम्पूर्ण भूमण्डल के राजाओं को पराजित करते हैं। कवि के शब्दो मे 
बनेचर अञ्जलि बाँधकर कुमार जयन्त के सम्मुख स्वयं आकर विविध प्रकार के 
मणि, सुवर्ण और रत्लदान से उन्हे सन्तुष्ट करते है । 
प्रणतिलुलित मौलय पुरस्ताद्द्गुततरमेत्य वनेचरा कुमारम्‌। 
विविधमणि सुवर्ण रत्नदानै शिरसिकृताब्जलयो$थभेजिरे ते ॥* 
द्वादश सर्ग में पुष्पिताग्रा छन्द का वर्ण्य विषय दिग्विजयोपरान्त मनाये जाने 
वाले महोत्सव हैं। राजा विक्रमसिंह अपने पुत्र जयन्त की दिग्विजय को सुनकर 
अत्यन्त हृषित होते है तथा अपने पुर को अनेक प्रकार की रस-भगिमाओ से भरपूर 
कर हर्ष मय बना देते है क्योंकि शत्रुओ के विजय के बाद राजाओं की पुरियों मे कौन 
सी महोत्सव श्री नही होती--- 
बहुविध रसभज््साद्भि लास्य निजपुरि वर्धनक व्यधापयत्स । 
रिपुविजयमनु क्षितीश्वराणा भवति पुरीपु न का महोत्सव श्री ॥ 
कवि अभयदेव ने पुष्पिताग्र। छन्‍्द का प्रयोग सौन्दर्य निरूपण के प्रसग में 
भी किया है। उदाहरणार्थ--वह कनकवती के सौन्दर्य का निरूपण करते हुए कहते 
है -- कामदेव के सुधा के रसायन स्वरूप उस कनकवती ने तरुण लोगो के नेत्न चकोर 
के लिए चन्द्रिका की आभा के समान, यढ़े हुए अनेक गुणों के विचित्र सौध के समान 
सकलविलासमय वय को प्राप्त किया -- 
कुसुभशर सुधारसायन सा युवाजन नेत्नचको रचन्द्रिकाभ । 
प्रसूमर ग्रुण चित्र चित्रसौध सकलविलासमय बय प्रपेदे ॥* 
इसी प्रकार मण्डपारूढ जयन्त के सन्दर्भ मे भी कवि अभयदेव का कथन है--- 
जनकुमुद समुदाय के लिए कुमुदपति चन्द्रमा के समान, वर्षा ऋतु मे उपशान्ति लता 
के समान तथा कुत्सित विचार वाली गजेन्द्र घटाओ के मध्य केसरी के समान वे 
चारो ओर से सुशोभित हो रहे थे-- 
जनकुमुदतते क्रुमुद्तीता पतिरिव यः परितश्चकास्ति तत्न । 
घन समय इवोपशान्तिवल्ले कुमतकरीन्द्रघटासुकेसरीब ॥% 
प्रस्तुत सर्ग मे धार्मिक उपदेशो का विनियोग भी पुष्पताग्रा छन्‍्द में किया 
गया है। जयन्त जिनबिम्ब के दर्शन कर धर्मसूरि की देशना सुनते हैं धर्मसूरि जी 
बतलाते हैं कि सारे प्राणियों के लिए विषयो का सुख प्रथम मधुर तथा परिणाम मे 
भयकर होता हे-- 
१ जयन्तविजय, ११/८६ । २ वही, १५२ । 
३ वही, १२/१४ । ४ चही, १२/३६॥। 


१८४ ] [ जैन संस्कृत मंहाकाव्य *'जयस्तविज्ब 


विषय सुखसशेषदेह भाजा मुखमधुर परिणामदारुण च। 
इति विदुरधियामपीह शक्तिविलसति मोहमहीन्द्र शासनहि ॥" 


विविध प्रकार के विभवों के भोग से बढ़ी हुई तृष्णा प्राणियों के हृदय में 
सदेव अत्यन्त ताप को उत्पस्न करती है। फलत निस्पृहता के सुधा रस से उसको 
शीघ्र ही शान्त करना चाहिए--- 


विविधविभवभोगभूरितृष्णा ज्वरलहरीव भवावधि प्ररूढा। 
जनयति हृदितापमित्यमन्द प्रशमय निस्पृहतासुधारसैस्ताम्‌ ॥* 


चतुर्देश सगे में पुष्पिताग्रा छद द्वारा जयन्त के पौरुष का वर्णन किया गया 
है। वे अपने पुरुषार्थ से खचराधिराज की लक्ष्मी को प्राप्त करते है। तदनन्तर 
अनेक राजा तथा खचरपति अपने अनुजीबियो के साथ उन्हे प्रणाम कर उनकी आज्ञा 
को स्वीकार करते है-- 


पुरमथ रथनूपुराभिधान गगतचरे परिवारित प्रविश्य । 
अभजत निजपौरुषोपनीतामवनिपति खचराधिराजलक्ष्मीम्‌ ॥। 
तदनु विनयवामना नरेनद्रा खचरपतेरनुजीविन प्रणम्य । 
अवनिपरिब्ढ्व किरीटकोटीघटितकरा शिरसा दाुस्तदाज्ञाम्‌ ॥* 
इस प्रकार उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट है कि कविने विविध प्रकार के 
विषयो का प्रतिपादन पुष्पिताग्रा छन्‍्द के माध्यम से किया है। 
हरिणी जयन्तविजय के द्वितीय सर्ग (५१) मे हरिणी छन्द का विन्यास 
किया गया है। आचार्य क्षेमेन्द्र के अनुसार--उदारता के औचित्यपूर्ण वर्णन मे 
हरिणी का प्रयोग प्रभावपूर्ण माना गया है-- 
ओदारयरुचिरौचित्यविचारे हरिणी वरा ।* 
कवि अभयदेव ने आचार्य क्षेमेन्द्र द्वारा बताये गये वर्ण्य विषय के अनुसार 
ही हरिणी छन्द का प्रयोग किया है। उन्होने इस छन्‍्द के माध्यम से उदार राजा 
द्वारा मन्त्री के सत्कार को व्यक्त किया है। कवि के शब्दों मे अत्यन्त यशस्वी, 
अपने हित को जानने मे निष्णात राजा ने शीघ्र ही सब लोगो को छोडकर राजाओ 
की सिद्धि मे सफल बुद्धि वाले निधिस्वरूप अपने मन्‍्त्री सुबुद्धि का पूजन किया 
क्योकि विवेकवान्‌ मन्त्री राजा से ग्रु के समान पूजनीय है-- 
अथ पृणुयशा सर्व लोक विसृज्य स॒सत्वर 
महीपतिमहासिद्ध सिद्धाववन्ध्यधिया निधिस्‌ । 





१ जयन्तविजय, १२/५१। २ बही, १२(५५। 
३ वहीं, १४/१०८-१० ६ । ४ क्षेमेन्द्र, सुबत्ततिलकम्‌, ३/२० । 


'जवन्तविजय महाकाव्य मे रीति, गुण, अलकार तथा छद ] [ १८५ 


स्वहित विदुर स्व मन्त्रीश सुबुद्धिमपूपुज- 
दगुरुरिव यत॒पृज्यों मन्त्री दृपस्यथ विवेकवान्‌ ॥" 
सिखरिणी-- इस छन्द का प्रयोग 'जयन्तविजय' को षष्ठ (4<), नवम्‌ (७२), 
दशम (७२) तथा पथ्चदश (७६) सर्ग मे हुआ है। आचार्य क्षेमेन्द्र इसका वर्ष्य 
विधय किसी विषय की सीमा का निर्धारण बतलाते है -- 
उपपन्नपरिच्छेदकाले शिखरिणी मता ।* 


जयन्तविजय मे इस छद का प्रयोग युवराज जयन्त के जन्मोत्सव पर राजा 
विक्रमसिंह द्वारा दिये गये दान के प्रसज्भू मे किया गया है ।* राजा की दानवीरता 
को देखकर कोई भाट कह रहा है-- ४ 

करगैरुतुग॑ रणदनणुघण्ट करटिभि 
सुवर्ण सद्र्णवेसननिकरै सुन्दरतरै । 
त्वयि स्वर वर्षत्यधिप न शिर केनदुधुवे 
विमुच्यैक क्षोणीभरपरवश पन्‍नगपतिम्‌ ।।र 

अर्थात्‌ हे राजन्‌ ! उत्तद्गभ कुरज्भो से, बडे-बडे धण्टो से युक्त हाथियों से, 
अच्छे सुबर्णों से, सुन्दर वसनो से तुम्हारे द्वारा स्वतन्त्नतापूर्वक बॉँटने से एक मात्र 
पृथ्वी के भार से दबे हुए शेषनाग को छोडकर किसका शिर न चकरा गया ! 

प्रस्तुत स्थल पर शिखरिणी छद का प्रयोग वर्ण्य विषयानुरूप होने के कारण 
मामिक भावाभिव्यक्ति हुई है। साथ ही कवि द्वारा प्रयुक्त शब्दावली भी रस को 
उद्दीप्त करने मे सहायक सिद्ध हुई है । 

इसी प्रकार नवम्‌ सर्ग मे राजा विक्रमसिह के यश का वर्णन भी शिखरिणी 
छन्द द्वारा किया गया है। यहाँ पर कवि की कल्पना चरम सीमा पर पहुँच 
गयी है--- 

तव॒ स्फूजच्छोयंप्रभवयशसा . चन्द्रमहसा 
भूश शुश्नीभूत खकचनिचय वीक्षितवती । 
पलिन्कीत्वश्रान्या कुलितहृदयात्रौषध विधे 
शी पृल्छासलेशे निपतति मुह्दु स्वनिभिषजो ॥९ 

अर्थात्‌ तुम्हारे बढ़े हुए शौर्य के प्रभाव के यश वाले चन्द्र से अत्यन्त शुक् 
होते हुए अपने कच निचय को देखती हुई, बाल पकने की भ्रान्ति से व्याकुल हृदय 
१ जयन्तविजय, २।५१ | 
२ क्षेभेन्द्र, सुबृत्ततिलकम्‌, २/२० । 
३ जयन्तविजय, ७६६ | 
४ वही, ई/७२। 


१६६ ] [ जैन सस्कृत महाकाव्य जयस्तविजय 


बाली शी स्वर्गीय वैद्य अश्वनीकुमारों से औषधि के बार-बार पूछने के क्लेश में 
पड़ गयी । 
यहाँ पर इन्द्राणी को यह भ्रम हो गया है कि कही हमारे बाल बुढापे के 
कारण श्वेत तो नही हो ग़ये हैं। इसीलिए उसके हृदय में चिन्ता बढ़ गयी तथा स्व 
के वैद्य अश्वनीकुमारों से बालो को सफेदी को दूर करने के लिए उपाय पूछ 
रही है । 
जयन्तविजय के दशम्‌ सर्ग में शिखरिणी छन्द का वर्ण्ये विषय जयन्त तथा 
सिहल भूपति हरिराज के मध्य युद्ध वर्णन है। सिंहल भूषति जयन्त से कहता है कि 
तुम मेरी तलवार से बध्य नहीं हो, अभी तुम बच्चे हो । सज्जनों की तलवार बाल- 
हत्या के लिए नहीं होती । इसलिए मेरी आज्ञा को पाकर इस समय आराम करने 
के लिए जाओ-- 
अथ  क्लेशावेश प्रसरविरस सिहलपति- 
जंगदेव वध्यस्त्वमसि मम नासे शिशुरिति । 
सता निस्त्रिशोडपि प्रभवाति न हि श्रूणहतये 
प्रपद्याज्ञा तन्‍्मे ब्रज निजगृह रन्तुमधुना ॥* 


इसी प्रकार पदञश्चदश सर्ग मे शिखरिणी छन्द का प्रयोग गुरु सुस्थिताचार्य के 
पूजन के प्रसद्भ मे किया गया है - 
मुखालोक॑ प्रौढप्रणयसुभगैस्तस्य सुगुरो 
कृतार्थी कुर्बाणो नयननलिने भूपतिरथ । 
पदोरर्चा कृत्वा मणि मुकुदि दीप्ताशुकुसुमै- 
रलचक्र शक्रानुन इब विभृत्या स सदनस्‌ ॥* 
उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है, कि कवि ने वण्य विषय के अनुरूप ही 
शिखरिणी छन्द का प्रयोग किया हैं जिसके परिणामस्वरूप भावाभिव्यक्ति अत्यधिक 
शसक्त है । 
इस प्रकार कंवि अभयदंब ने एक निपुण शिल्पी की भाँति अपने “जयन्त- 
विजय' महाकाव्य मे छन्‍्दोयोजना की है । उन्होंने सामान्यत छन्दों के विनियोग के 
सम्बन्ध मे आचार्य क्ष मेन्द्र के द्वारा प्रतिपादित नियमो का पालन किया है। इसी- 
लिए एक दो स्थलो के अतिरिक्त स्वेत्र उनकी छनन्‍्दोयोजना रसानुकूल एवं विषयानु- 
रूप है। प्राय प्रत्येक सर्गे मे एक से भधिक छत्दों का कुशलतापूर्वक प्रयोग करकं 
उन्होंने अपनी प्रौढ़ विदरंधता का ही परिचय नहीं दिया है, अपितु उससे उनकी 


१ जयन्तविजय, १०/७२। २ वही, १५/७६। 


'जयन्तविजय' महाकाव्य मे रीति, गुण, अल्कार तथा छंद | [१६७ 


सुक्ष्म हृष्टि का भी परित्रय मिलता है। कवि ने अपने महाकाव्य में भावों और 
घटनाओ के अनुरूप ही छन्दों मे परिवर्तन “किया है। उदाहरणार्थ जयन्तविजय 
के महाकाब्य के दशम तथा चंतुर्देश सर्ग मे युद्ध का निबन्धन किया गया है। युद्ध के 
प्रतिक्षण परिवर्तित होने वाली परिस्थितियों के उत्ार-चढ़ाव का प्रकटन कवि ने 
चुन-चुनकर उपयुक्त छन्दो मे किया है। युद्ध की प्रचण्डता अपने चरमोत्कर्ष पर 
पहुँचकर शार्दूलविक्रीडित एव ख्ग्धरा छन्द में प्रकटित हुई है। अर्थात्‌ जिस प्रकार 
उत्साहित योद्धाओ ने अपने अस्त्रों को परिस्थिति के अनुरूप परिवर्तित करके 
विमुखित किया है उसी प्रकार कवि ने अपने छन्‍्दो मे परिवर्तत करके उस भाव मे 
सजीवता लाने का प्रयास किया है। इस प्रकार 'जयन्तविजयँ मे सभी छदो का 
प्रयोग प्रसड्भानुकुल होने के कारण भावाभिव्यक्ति मे सहायक सिद्ध हुआ है । 


पश्चसम अध्याय 
जयन्तविजय' महाकाव्य में वर्णन प्रसंग 


“जयन्तविजय' काव्य में वर्णन प्रसडः 


कवि किसी वस्तु के वर्णन में सामान्यतः अभिधा और व्यञ्जना इन दो 
वृत्तियों का आश्रय लेता है । अभिधा दृत्ति के द्वारा वह अपने वाच्य अर्थ की प्रतीति 
करता है तथा व्यञ्जना वृत्ति के द्वारा काव्य-प्राण ध्वन्यार्थ की सफल अभिव्यञ्जना 
करता है। कवि का यह प्रमुख लक्ष्य होता है कि अप्रस्तुत की योजना ऐसी हो जो 
सर्वसाधारण के चित्त में ऐसे भाव जागृत करे जो भाव उस प्रस्तुत से होमे चाहिए, 
क्योकि कल्पना की ऊँची उडान में पाठक या श्रोता की बुद्धि को प्रस्तुत से हटाकर 
शुन्य मे छोड़ देने वाला कवि महाकवि के पद का अधिकारी नहीं हो सकता। अत 
हृश्य वर्णन में अप्रस्तुत की अपेक्षा प्रस्तुत को प्रधानता स्वत सिद्ध है। 

इस प्रकार वस्तु वर्णन कवि की प्रतिभा का रमणीय उपहार कहा जा सकता 
है तथा महाकाव्य का वास्तविक सौन्दर्य उसी मे निहित रहता है। आचार्य विश्व- 
नाथ के अनुसार सन्ध्या, सूर्य, चन्द्र, रात्रि, प्रदोष, अन्धकार, दिन, प्रात काल, 
मध्याहन, मृगया, पर्वत, ऋतु वन, उपवन, सागर, सम्भोग, विप्रलम्भ, मुनि, स्वगे, 
नगर यज्ञ, युद्ध, प्रस्थान, विवाह, समादि उपाय तथा पुत्र जन्म आदि वस्तुएँ महा- 
काव्य का वर्ण्य विषय है ।' किन्तु आचार्य दण्डी इसके अतिरिक्त सलिल-क्रीडा, 
मधुपान, रसोत्सव, कुमारोदय वर्णन तथा मन्त्रदूत प्रयाण आदि को भी महाकाव्य 
का वर्ण्य विषय मानते है ।९ इसके अतिरिक्त अन्य उत्तरवर्ती आलकारिको ने भी 
महाकाथ्य में वस्तु वर्णन की अनिवार्यता स्वीकार किया है ।* 


राजशेखर ने काव्य सीमासा मे वस्तु वर्णण को कवि की शक्ति का प्रतिफल 
माना है ।* अर्थात्‌ वस्तु वर्णन के मूल मे कवि की शक्ति का विस्तार रहता है। 
उनके अनुसार भ्रतिभा ओर ब्युत्पत्ति दोनों को ही शक्ति के क॒ठृत्व के रूप में 
स्वीकार किया जा सकता है-- “शक्ति कतूं के हि प्रतिभाव्युत्पत्ति कर्मणी। शक्तश्य 
प्रतिभाति शक्तश्च व्युत्पय्यते ।''* अर्थात्‌ प्रतिभा और व्युत्पत्ति दोनो ही शक्तिजन्य 
है । फलत दोनो का यथोचित सहयोग वस्तुवर्णन में विद्यमान रहता है। प्रतिभा 


साहित्यदर्पषण, ६/३१५-३२४ । 
२ दण्डी, काव्यादश, १(१६-१८ । 
(क) भोजदेव, श्वृड्भार प्रकाश, खण्ड २, पृ० ४७४६ । 
(ख) विश्वनाथ, साहित्यदर्पण ६/३२२। 
'असस्‍्तु सरिदद्विसाग़रपुरतुरगरथादिवण्णने यत्वन कविशक्ति रुघाति फलो । 
--राजशेखर, काव्यमीमांसा, अध्याय नवम्‌, पृ० ४५ 


वही, पृ० ११ । 


न 


न््फ 


ण् 


श्ैद 


१६२ |] [ जैन सस्कृत महाकाव्य ““जयन्तविजय 


और व्युत्पत्ति भे से किसी एक के अभाव मे वस्तु वर्णन मे सहृदयो को चमत्कृत एव 
आकर्थित करने वाली सरसता नहीं आ सकती । अत प्रतिभा और व्युत्पत्ति इन दोनो 
के 'मणिकाचन' सयोग द्वारा ही वस्तु वर्णन की काव्यात्मकता का आस्वादन किया 
जा-सकता है। इस प्रकार निष्कर्य रूप मे कहा जा सकता है, कि दोनों का एक साथ 
होना अनिवाय' है । रे 
यदापि वस्तु वर्णन के द्वारा महाकाव्य मे सरलता, रमणीयता एवं सौन्दर्य 
का आधान अवश्य होता है किन्तु इसका अत्यधिक विस्तार रसास्वादन मे अब- 
रोधक हो जाता है। इसका प्रमुख कारण यह है, कि कवि अपनी कल्पना शक्ति के 
द्वारा आलाझ्ारिक चमत्कार प्रदर्शित करने मे प्रकृत रस की परवाह न करते हुए 
विपरीत चला जाता है । अत कविक्ृत वस्तु वर्णन सरस, सक्षिप्त एव रसानुकूल 
होना चाहिए । इसी तथ्य को ध्यान मे रखते हुए राजशेखर ने 'काव्यमीमासा' मे 
कहा है--- 
मज्जन पुष्पावचयनसध्याचन्द्रोदयादिवाक्यमिह । 
सरसमपि नातिवहुलं प्रकृतरसानन्बित रचयेत्‌ ॥* 
नदी, उपवन, चन्द्र, सूर्य आदि वस्तु वर्णन जड़ पदार्थ है, किन्तु कवि अपनी 
कल्पना शक्ति का आश्रय लेकर उसे सजीव बना देता है। अत यह कवि पर निर्भर 
रहता है, कि वह किसी वस्तु को किस रूप मे ग्रहण करता है। राजशेखर के 
अनुसार--रस वस्तुनिष्ठ त होकर कवि वचन में होता है। इसीलिए क्षुकवि 
विप्रलम्ध मे से भी रसवत्ता को निकाल देता है-- 
कुकविविप्रलम्भेषि रसवत्तो निरस्यति 
अस्तु वस्तुषु मा वा भूत्तविवाचिरस स्थिति ।* 
राजशेखर ने अपने इस कथन को पुष्ट करने के लिए पाल्य कीति एवं रति- 
सुदरी के कथन को भी स्पष्ट किया है।* इसके साथ ही साथ उन्होने, नदी, पर्वत, 
नगर, अश्व आदि के वर्णन मे रसवत्ता को स्वीकार किया है ।१ राजशेखर की भाँति 
ही भोजदेव ने भी 'सरस्वती कण्ठाभरणम्‌' मे इसी विचारधारा को व्यक्त किया 
१ राजशेखर, काव्यमीमांसा, अध्याय नवमू, पृ० 9५। २ वही, पृ० ४६। 


है 'यथ। तथा वास्तु वस्तुनों रुप, वक्‍तृ प्रकृति विशेषयतता तु रसवत्ता | तथा च 
का रक्त स्तोतित विरक्तो विनिन्‍्दसि। मध्यस्थस्तु अतोदात” इति पाल्य- 
। 


“विदग्धभणितिभज़्िनिवेश वस्तुनो रुप, न नियतस्वभावम्‌” इत्यवन्ति सुन्दरी 
तदाह--- 
४ वस्तु स्वभावोछ्त्त कवेरतन्त॒ गुणागुणावुक्तिबशेन काज्ये स्तुवन्तिबध्तात्म- 
मृतांश मिन्‍्दरु निन्‍्दस्तु दोषाकरमाह धूते 'उभयमुपपन्‍नम्‌” इति यायावरीय । 
“एराजशेख र, काव्यमीमासा, पृ० ४६। 


“जयन्तविजय' महाकाब्य मे वर्जन असज्भ ] [ १४३ 


है ।* इस प्रकार निष्कर्ष रूप मे यह कहा जा सकता है, कि कवि के वस्तु वर्णन 
की सार्थकता उसके रसवत होने पर ही निर्भर करती है | अत प्रत्येक कवि को 
उपर्युक्त विचारधारा को ध्यान मे रखते हुए ही प्रथत्लशील होनर चाहिए । 

संस्कृत साहित्य मे महाकवि अभयदेव का काल वैदुष्य प्रदर्शन का काल था, 
किन्तु उस समय कवि ने अपने वैदृष्य प्रदर्शन की जगह सरस और सुन्दर भावों की 
परल अभिव्वञ्जना करने मे ही अपने को कृतकृत्य मात्रा है। महाकाब्म के बस्तु 
वर्णन मे कवि की दृत्ति स्वयं रमी हुई जान पडती है । अपने पाडित्य को उन्होंने 
इस प्रकार काव्यफला से युक्त कर दिया है कि बह बाहरब्से अतीव कोमल और 
सरस प्रतीत होता है, उसमे कही भो कृत्रिमता और सावासबिद्धता का प्रदर्शन नहीं 
है । प्रस्तुत अध्याय में कवि अभयदेव द्वारा वणित विशेष वस्तुओं की वर्णन शैली 
की विशेषता को प्रदर्शित करने का प्रयत्न किया जा रहा है । 


जयन्तीपुरी का वर्णन 


सस्क्ृत काव्य की प्राचीन परम्परा का अनुसरण करते हुए कवि अभयदेव ने 
अपने 'जयन्तविजय' महाकाव्य में जयस्तीपुरी का वर्णन किया है। कवि अभयदेव 
की यह विशेषता है कि वे नगर वर्णन के पूर्व उसके द्वीप एवं देश का वर्णन करते 
है । अत वे यहाँ पर सर्वप्रथम सज्जनों द्वारा विलसित लक्ष्मी वाले, देवीप्यमान 
सुमेरु पर्वत के समान, प्रदीप्त दीपशिखा के समान तथा सारे द्वीपो के समुद्र में सुधा 
के समान जम्बूढीप को मध्य मे स्थित बताते है-- 
मध्येडखिलद्वीपसमुद्र सौध चच्वत्सुवर्णाद्शशिख्ावतस । 
दीपप्रदीपप्रतिमो5स्ति जम्बूद्वीप सदालोकविलासलक्ष्मी ॥॥* 


उस जम्बूहीप के भारतवर्ष नामक क्षेत्र मे मगध नामक देश है जहाँ पर 
सुन्दर अद्भहारों द्वारा कल्याण परम्पराओं से रात-दिन लक्ष्मी चुत्य किया 
करती है-- 
तस्थावतसे भरताभिधाने क्षेत्रेषस्त देशों मगधाभिधान । 
कल्याणवृन्द रुचिराज़ुहारैरिवानिश दृत्यति यज्ञ लक्ष्मी ॥र 
मगध देश की पृथ्वी शस्य-श्यामला है | वहाँ पर गोपा ज्ञनाएँ धान्‍्य से लह- 
लहाते हुए खेतो की रखवाली करती हैं। उनके कोकिल कष्ठ से मिसृत ध्वनि 
पशथ्िको के मार्ग मे बाधा डाल रही है। इसीलिए दे बडी कठिनाई से अपना रास्ता 
तय कर पा रहे हैं। यथा--- 


रतन ननिनन-मम--प नमन 


१ भोजदेव, सरस्वत्ती कण्ठाभरणम्‌, ५/१२०-३२३। २ जयन्तविजयब, १/२४ | 
३ वही, १/२६। 
१३ 


१६४ ] [ जैन सस्कृत महाकांव्य “जयन्तविजय 


यत्राभिरामाणि विशालशालिक्ष त्राणि सरक्षितुमीयुषीणाम्‌ । 
ग्रोपाज़ताना मधुरोपगीतै क्ृच्छाद्युवान पथियान्ति पान्या ॥" 


इस प्रकार वह देश अपनी चारुता के द्वारा स्वगें की चारुता का अपहरण 
कर रहा है क्योकि वहाँ की नदियों ने सुरततरि को भी पराजित कर दिया है, वनो ने 
अपनी सुन्दरता से नन्दनवन को लज्जित कर दिया है तथा पर्वेतों ने सुमेरु पर्वत को 
भी तिरस्कृत कर दिया है। इसी रमणीयता के कारण स्वर्गीय जनो के द्वारा भी 
सेवनीय है--- 
विजुष्णुभिविष्णुपदी नदीभिवंने स्रिया हेपितनन्दननैश्च । 
शैल॑ सुवर्णाचलदत्तल्लीलियं स्वर्गभाजामपि सेवनीय ॥" 
ऐसे उस देश में नाम के अनुरूप जयन्ती नगरी है जिसकी चाझुता को देखकर 
शेषनाग ने भोगावती के तथा इन्द्र ने अमराबती के प्रति श्रेम को छोड़ दिया है-- 
भोगावती भोगपति सुरेन्द्रोड्मरावती प्रत्यधिकानुरागम्‌ । 
मुमोच चारुत्वभवेक्ष्य यस्या सा तत्र नाम्नास्ति पुरी जयन्ती ॥रै 
जयन्ती नगरी के विशाल परकोटा का वर्णन करते हुए कवि अभयदेव 
उत्प्रेक्षा अलझ्भूरर का प्रयोग करते हैं। उनका कथन है कि साक्षात्‌ कैलाश पर्वत ही 
यहाँ परकोटा के बहाने आ गया है । यत यहाँ के पुरवासी भगवान्‌ शदड्धूर है 
नारियाँ पावंती है और बच्चे कुमार कारतिकेय है। अतएवं अनुरागवश कैलाश पर्वत 
का आता स्वाभाविक है--- 
पौरा महेशा प्रचुरा कुमारा गौर्य स्त्रियोध्प्यज्न विनायकाश्च । 
इतीव कैलासनगो5नुरागादावृत्य या शालमिषरेण तस्थौं ॥४९ 
उस पुरी मे स्थित भवन भी अत्यन्त ऊँचे है क्योंकि महलो मे विद्याधरियों 
के समान निवास करने वाली स्त्रियों के द्वारा रात्रि मे कन्दुक लीला से हाथ में इन्दु 
को पकडने की इच्छा की जातीं है। ऐसी वह नगरी परिखा से परिबृत्त है।इस 
परिखा मे अमृत तुल्य जल भरा है। कवि उस परिखा मे क्षीर सागर की कल्पना 
करता है। यत लक्ष्मीपुत्न इस नगरी में निवास करते हैं। वे लक्ष्मीपुत्र इस क्षीर- 
सागर के दौहित्ों को देखने के लिए ही क्षीर सागर उपस्थित हुआ है-- 
रम्यावधित्वेव यदीयसालविद्याधरीषु स्थितिमीयुपीभि । 
विद्याघरीभिनिशि धर्तूमीहा चक्रे करे कन्दुकलीलयेन्दु ॥ 
लक्ष्म्या स्वपुत्या सतत वसन्त्या क्षीराण॑वोयत्र दिहक्षयेव । 
स्नेहातिरेकात्स मुपेत्य तस्थौ सुधानिभाम्भ परिखामिषेण ॥* 
१ जयन्तविजय, १/३८। ४ वही, १/४३'। 
२ वही, १ ४ वही, १/४५, ४७ । 
३. वही, १/४१ । 


'जयन्तविजय' महाकाव्य मे वर्णन प्रसज़ ] [ १६५ 


उस नगरी के सुरमन्दिरों मे स्वर्गीय कुतृहल भूली हुई विलास से परिपूर्ण 
मनोहर मूतिवाली वेश्याओं की श्रेणियाँ सुशोभित हैं तथा वहाँ की स्त्रियाँ कमलरूपी 
नेत्रो से, लावण्यपूर्ण अमृतो से, चक्ररूपी कुचों से सुविलास द्वारा कामदेव के केलि 
की वापियाँ हैं-- 
रम्भेव बलप्तामित कान्तमूति पणाजुनाली सविलासलास्या । 
विभाति यस्या सुरमन्दिरेषु विस्मारितस्व पुरकौतुकेधु ॥। 
नेत्र सरोजैरिव राजमाना लावसण्यप्रैरमृतैरियोच्चे । 
कुचश्च चक्रैरिव सद्विलासैयंतद्॒त्यरामा स्मरकेलिवाप्य ॥१ 
कवि को ऐसे उस नगर में केवल उद्यानवापियों मे जडता, पक्षियों के घोसलों 
में प्रिय का वियोग तथा प्माकरो मे ही सूर्य की किरणों का उपमर्देन दिखलाई 
पडता है लोक मे नहीं-- 
उद्यानवापीषु जलाशयत्व द्विजाश्रयेषु प्रियविप्रयोग । 
विलोक्यते राजकरोपमर्द पद्माकरेष्वेव न यद्ध लोके ॥*२ 


वहाँ पर जिनेन्द्र के ह्म्य के ऊपर सात सोने के बने हुए कलशो पर सूर्य 
का प्रतिविम्ब पडता है । कवि अभयदेव की कल्पना, कि मानो उन कलशो के सौन्दर्य 
को देखने के लिए ही सूर्य की अनेक मूर्तियाँ अवतीरण हुई हैं-- 


जिनेन्द्रहम्योपरि शातकुम्भकुम्भावलीषु प्रतिबिम्बितात्मा । 
अनेकमूर्ति प्रतिभाति भानुर्यस्था श्रिय द्रष्टुमिवावती्ण ॥॥९ 


उस नगरी के बाजार मोती, मणि, सुवर्ण, कर्पू्र, कस्तूरी, दिव्यवस्त्र आदि 
जीवनोपयोगी सभी वस्तुओं से परिपूर्ण थे जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि उन 
वस्तुओ की उत्पत्ति स्थान हो । कवि का कथन है कि अत्यन्त सुन्दर शरीर वाले 
देवतुल्य वहाँ के लोग अज्भ राग आदि का सेवन करने से पलक मूँदने के ज्याज से ही 
देवत।ओ से भिन्न पाये जाते है--- 
भूयिष्ठमुक्तामणिहेमतारै कर्पूरपूरैमं गनाभिपुज्जै । 
दिव्याशुकाओ कलिता पणाली तदाकराकारधरेव यत्र।। 
सुरेशवेषाभ रणा ज्रू रागवरेण लावण्यतरड्िताजु । 
निमेषमात्रेण पर सुरेश्यो विभिद्यते यत्र जन समस्त ॥९ 
इस प्रकार कवि कृत जयन्ती पुरी का वर्णन माघ और श्रीहर्ष से प्रभावित 
होते हुए भी उनकी भाँति +त्यधिक अतिरजित अथवा विशद नही है और न उन 


१ जयन्तविजय, १/४८/४४ । ३ वही, १(५१। 
२ वही, १५० | ४ वही, १/५३-५४ । 


१६६ ] [ जैन संस्कृत महाकाव्य ज॑यन्तविजय 


(कवि अभयदेव) की बहुज्ञता पाण्डित्य प्रदर्शन अथवा दाशेतिक क्लिष्टता की ओर 
उन्मुख हुई है, अपितु कुछ श्लोको में उन्होंने उपमा, मालोपमा, श्लेषोपमा, रूपक, 
उत्प्रक्षा, व्यतिरिक एवं प्रान्तिमान्‌ू अलडुारों के आश्रय से जयन्तीपुरी का हृदय- 
ग्राही चित्र चित्नित किया है | 
वोलान्दोलन, पृष्याथथय तथा जलकेलि श्णंन 
महाकबि अज्यदेव ने अपने 'जयन्तविजय' महाकाव्य में दोलानदोलन, पुष्पा- 
वचय तथा जलक्रीडा का वर्णन भी परम्परागत प्रस्तुत किया है। वसन्‍्त की कामो- 
द्ीपकता जगतप्रसिद्ध है। इस ऋत॒ मे उपबन में कूला डाला जाता है। भूले पर 
भूलती हुई कामितियाँ कवि की कल्पना मे स्वर्गीय स्त्रियों को देखने का अभ्यास 
कर रही है-- 
स्वर्णतीरणविलासदोलयान्दोलने कृतगता गतैर्मुहु । 
वीक्षितु द्िदिव वामचक्षुषो5भ्यासभ ज़िमिव कुर्वतो$ज्ूना ॥"* 
यहाँ पर कवि ने अतिशयोक्ति के माध्यम से मामिक भावों की अभिव्यक्ति 
की है । कवि अभयदेव की कल्पना उस समय चरमसीमा पर पहुँच जाती है जब वे 
कल्पना करने लगते हैं कि नलिनीकान्त सूर्य भी मृगनयनियों के दोलान्दोलन क 
कौतुक को देखने मे आसक्त हो जाता है । अतएव उसके घोडो की गति मन्द हो 
जाती है। फलत दिन वृद्धि को प्राप्त होने लगते है-- 
काञ्चीकाञ्चन किकिणीरणरणत्कारापनिद्रस्मर 
दोलान्दोलन कौतुक मृगदशामालोक्य लोकोत्तरस्‌ । 
तत्नासक्तमना. प्रयाति नलिनीकान्त प्रणान्तैहेंय- 
मैन्द्रमन्दमतीव वृद्धिमधिका पुष्णन्त्यमी वासरा '।* 
अर्थात्‌ काञची की काञचन की किकिणियो को आवाज से समाप्त निद्रा 
वाला, झृगनयनियों के लोकोत्तर दोलान्दोलन के कौतुक को देखकर वहाँ पर आसक्त 
मन वाला नलिनीकान्त थके हुए घोडो से अत्यन्त मन्द-मन्द जाता छ । अतएवं दिन 
अत्वन्त वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं । 
कवि की कल्पना में स्वर्ग में भूले पर लीलापूर्वक भूलती हुई मृगनयनी 
गुणों से युक्त कामदेव की चापयष्टि है । इसीलिए कामदेव सेना के साथ वाण लेकर 
ससार को आसानी से जीतने के लिए अच्छी तरह सफल हो जाता है 
इयमिह हि सलीलान्दोलिता व्योम्नि दोला 
सुभग ग्रुण विलासा चापयष्टि स्मरस्य। 





१ जयन्तविजय, ७३/४४ । 
२ वही, ७/७४ । 


'जबन्तविजर' महाकाव्म मे कर्णत प्रसद्भ ] ' [ १४७ 


ग्रधि भवति सबाणा बाणिनीशसि सदासौ 
त्रिभुवनभि जेतु हेलयालभविष्णु ॥* 
दोलान्दोलन के पश्चात कवि ने पुष्पावचय का वर्णन किया है। कवि के 
शब्दों मे-- 
त्वरितमथ जबन्तीनाथसूनु. प्रसूना- 
वचनविरचनाय प्रेयसी चक्रबाले । 
मधुरवच्नवीचिप्रेरित सचचार 
प्रिययुवतिवशे वा कि ने यूता मनासि ॥॥| 
अर्थात्‌ इसके पश्चात्‌ जयन्तीनाथ के पुत्न जल्दी से फूलो के चयन के लिए 
प्रेयसियों के मधुर वचनो से प्रेरित होकर चलने लगे क्योकि क्‍या युवको के मन प्रिय 
युवतियों के वश में नही होते है ? अर्थात्‌ अवश्य होते है । 
कवि अभयदेव ने प्रस्तुत प्रसद्ध मे शूड्भारिक चेष्टाओ की भी योजना की 
है, क्योकि कोई स्त्वी एक पैर लीलापूर्वक पेड की सूल मे रखकर और कोमल दोनो 
भुजाओ को स्कन्ध देश मे डालकर सरस सुरति केलि के बताये गये मार्ग से प्रियतम 
के ऊपर की भाँति ऊँचे ढक्ष पर चढ़ गयी-- 
चरणकमलमेक पादमूले. सहेल 
मृदुभूजयुगल च स्कन्धदेशे निवेश्य । 
सरससुरतकेलि प्रोक्तमार्गेण काचि- 
त्पियमिव तम्मुच्चेरारुरोहायताक्षी ॥४ 
उपबन मे पृष्पित दृक्षो पर भौरे गुझ्जार कर रहे है। प्रत्येक भौंरा सर्वप्रथम 
रस का पान करने के लिए पुष्प पर बैठना चाहता है किन्तु आपसी कलह के कारण 
वह पुष्प टूट कर पृथ्वी पर गिर जाता है। कवि अभयदेव इसका कारण कुसद्भति 
का प्रभाव ही बतलाते है--- 
कुसूममधि रसानद्रे रादत तत्पत्र 
परमपरिमलाद्य सस्वन सचरद्धि । 
मधुकर निकुरम्बे क पिबेत्यावचिक्ये 
भवति हि मलिनाना सग्मों भज्जहेतु ॥* 
अर्थात्‌ वहाँ पर रस से युक्त पृत्तो से ढके हुए अत्यन्त सुगन्ध से युक्त पुष्प शब्द 
करते हुए भ्रमर समुदाय के द्वारा 'रस का पान कौन करें ? इस अभिलाषा से तोड 
डाला गया । सच है, कि मलिनो का साथ विनाश का कारण होता है। 


१ जम्रस्तविजय, ८५/५। ३ बही, 5५/१६। 
र्‌ वही, दि ४ बही, ८/२० ॥ 


बृद्द८ ] [ जैन संस्कृत महाकाव्य जयन्तविजय 


कवि अभयदेव द्वारा वणित प्रस्तुत प्रसड्ध श्यु्भार रस के परिपोष से भी 
सद्टायक है क्योकि जयन्त की श्रृज़ारिक चेष्टाओ का वर्णन करते हुए का 
कहता है-- 
कुवलयदलनेत्ा पक्वनारजुनव्य- 
त्वगुदित रसधाराक्षेपतों व्याकुलाक्षीम | 
विद्धदय जयन्‍्तोहन्या चुचुम्बेतदप्रे 
गुरुरिह चतुरत्वे कामदेवो5स्यथ नूनम्‌ ॥" 
अर्थात्‌ इसके पश्चात्‌ किसी नायिका के सामने पकी हुई नारंगी के नवीन 
वल्कल से निकले हुए रस की धारा के गिराने से उसे व्याकुल नेत्न वाली करते हुए 
जयन्त ने कमलदल के समान नेत्नों वाली दूसरी का चुम्बन किया । निश्चय ही इस 
क्रीडा की चातुरी मे कामदेव ही इसका गुरु ठ5हरा । 
इसी प्रकार-- 
कुचकलश  नितम्बस्तम्बभारेणनम्रा- 
स्खलितगतिपदाब्जा बालवबृक्षात्पतन्ती । 
त्वरितमथ भुजाग्रे कापि कास्तेन दक्न 
धुरितु सुभगकान्ता चक्रवालस्य बाला ॥* 
अर्थात्‌ स्तन रूपी कलश और नितम्ब के समूह के भार से नम्र लडखडाते हुए 
कमल रूपी पैर वाली बाल दक्ष से गिरती हुई किसी नायिका को प्रिय ने दौडकर 
जल्दी हाथो मे ले लिया । यह बाला वास्तव में सौभाग्यवती स्त्रियों मे अग्रगण्य थी । 
इसके पश्चात्‌ स्त्रियाँ शीक्र ही सुगन्ध से युक्त फूलों को तोडकर पेडो से 
नीचे उतर आयी । उनके बजते हुए पायल मानो यह कह रहे थे कि कुस्थित वैभव 
का नाश क्‍या नही होता अर्थात्‌ अवश्य होता है--- 
उदतरदवचीयस्त्रेणमाशु द्रमेभ्य 
कुसुमपटलि माढ्य भावुक सौरभेण ! 
ब्रजति किमु न नाश वैभव कुस्थिताना- 
मिति वददिब नादेमं॑ड्जुमअञीरकाणाम्‌ | 
पुष्पावचय के अनन्तर कवि ने जलकेलि का वर्णन भी प्रस्तुत किया है । 
यह वर्णन अनेक स्थलों पर पूर्वाचायों यथा--कालिदास, माघ तथा भारवि के जल- 


१ जयन्तविजय, ८५/२१ | 
२ बही, ८२३ 
३ वहीं, 5५/२५। 


'जयल्तविजय' महाकाव्य में वर्णन प्रसद्ध ] [ १४४ 


क्रीडा वर्णन के प्रसद्भों से साम्य रखता है। साथ ही काव्य मै श्ृज्भधार के सुष्दु 
परिषोष मे भ्री सहायक सिद्ध होता है| उदाहरणार्थ --रमणियों के जल प्रवेश का 
निम्नलिखित वर्णन प्रस्तुत है-- 


प्रधुरसविभवेन स्पर्द्धती नो धराग्रै- 
ररुणिमसुकुमा रत्वेन पाणिप्रवाल । 
कमलवनमितीवासूय. योत्पाटयन्ती- 
रविशदथ जयन्तस्ता पुरस्कृत्य तत्न ॥* 
अर्थात्‌ मधुरस के विभव के द्वारा यह कमल हमारे अधरो से स्पर्धा करते 
है तथा अरुणिमा और सुकुमारता के द्वारा प्राणि प्रवाल सेँ स्पर्धा करते हैं । इसी 
लिए कमलवन को अत्यन्त ईर्ष्या से उ्वाडती हुई उन स्त्रियो को आगे करके जयन्त 
ने प्रवेश किया । 
अपि च-- 
मधुभिरिव विदृद्ध पुण्यलावण्यपूरै- 
रलिभिरिव विलोलैलोॉचनैश्चाप्तशो भे । 
पयसि विदधुरास्ये॑ कण्ठदघ्नेतदानी- 
मपरकमलखण्डाडम्बर तास्तरुण्य ॥।' 
अर्थात्‌ बढे हुए पुण्य लावण्य से मधु की भाँति और चशच्चल नेत्नों की शोभा 
से भ्रमरो की भाँति तरुणियों के मुखा ने कण्ठ तक जल भरे होने के कारण दूसरे 
कमल वत के आडम्बर को धारण किया । 
यहाँ पर तरुणियों के मुखो को कमल की भॉति बताया गया है क्योकि यदि 
कमल पराग युक्त होते हैं, तो उनके मुखो मे अपरिमित लावण्य है । कमलो पर 
भ्रमर गआजर करते है, उनके नेत्नी मे भ्रमरो की कान्ति है । कमल सदैव जल के 
ऊपर रहता है उसी प्रकार उनका मुख जल के ऊपर है । फलत उनका भुख दूसरे 
कमल वन के आडम्बर को धारण कर रहा है । 
जलक्रीडा का एक अन्य रमणीय चित्र भी उपस्थित है 
तरति हृदि वहन्ती विश्वविश्वभराया 
भरमपि भुजदण्डैबिश्नत प्राणनाथम्‌ । 
सरसि जलमगाध कापि कान्ता न चित्र 
पृथुतरकुचतुण्डी डम्बरालम्बना हि ॥९ 
अर्थात्‌ विश्व का भरण-पोषण करने वाली पृथ्वी के भार को भजदण्डो में 
धारण करने वाले प्राणनाथ को हृदय मे वहन करती हुई कोई स्त्री अगाध जल 
१ जयन्तविजय, ८५/३४ । ३ वही, ८४० | 
२ वही, ८५/३६। * 


२०० | [ जैन संस्कृत महाकाव्य''“'जयन्तविजय 


वाले तालाद को तैर जाती है तो इसमे कोई आश्चयं नहीं है क्योकि बड़े कुचो की 
तुण्डी का आाडम्थर ही इसका अवलम्बन है । 

यहाँ पर यह बतलाया गया है, कि वह नायिका अपने हृदय में अपने प्राण- 
नाथ को धारण करती है तथा उसके प्राणनाथ ने सम्पूर्ण पृथ्वी के भार को धारण 
किया है। अत उसका शरीर भारी हो जाता है । फलत वह आसानी से तैर नही 
सकती है किन्तु उसके बड़े कुचो की तुण्डी का आडम्बर उसके तैरने मे सहायक बन 
जाता है और वह आसानी से तैर जाती है । 

इस प्रकार जयन्तविजय मे वणित दोलान्दोलन, पुष्पावचय तथा जलकेलि 
बर्णन रस एवं बर्णन निपुणता की दृष्टि से उत्कृष्ट है । कवि अभयदेव ने अपनी 
प्रतिभा तथा वर्णन कौशल की चातुरी द्वारा माभिक भावनाओं का चित्रण उपस्थित 
किया है । 
प्रधाण वर्णन 

महाकवि दण्डी के अनुसार महाकाव्य मे युद्धार्थ प्रस्थान भी वर्णनीय है ।'* 
इसलिए कवि अभयदेव ने अपने 'जयन्तविजय” महाकाव्य के नवम, दशम, एकादश 
तथा चतुर्देश सर्ग मे युद्धाथं सेनाओ के प्रस्थान का वर्णन किया है । प्रस्तुत वर्णन 
परम्परागत है । सस्क्ृत साहित्य के प्राचीन कवियो ने युद्धार्थ राजाओं क्रे प्रस्थान 
के समय जिस प्रकार कोलाहल, रणभेरी की ध्वनि, अश्वखुरो से उडती हुई धूलि 
एवं सेना की भीषणता का अतिशयोकक्तपूर्ण वर्णन प्रस्तुत किया है उसी प्रकार का 
बर्णन इस महाकाव्य मे दृष्टि गोचर होता है । यह वर्णन “रघुवश' के चतुर्थ सर्ग मे 
वर्णित रधु के दिग्विजय के लिए प्रस्थान, 'नैषध' के प्रथम सर मे वणित नल के 
प्रस्थान तथा 'शिशुपालवध' के द्वादश सर्ग मे वर्णित श्री कृष्ण के प्रयाण का स्मरण 
कराता है तथापि वर्णन-कौशल तथा कल्पना-घातुरी की दृष्टि से वर्णन सर्वथा 
मौलिक है । 

कवि अभयदेव ने प्रयाण के अवसर पर सर्वप्रथम मेना की भीषणता तथा 
रणभेरी के शब्द का वर्णन किया है | उदाहरणार्थ एक श्लोक प्रस्तुत है-- 

विश्वभराभारभराय भूयस्तथा स्वसैन्यैरभवत्कुमार । 
फणरश्रेषै रपि शेषराजो यथावनमत्न कथमप्यधत्ताम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ उस समय कुमार (जयन्त) अपनी सेनाओ से वृथ्वी के भार को 
बढाने वाले हुए तथा झशुके हुए अशेष कणों से शेषराज भी किसी प्रकार पृथ्वी के 
भार को धारण कर सके । 





१ काव्यादशे, १/१७। 
२ जयन्तविजय, १०/१३ । 


'जबमस्तविजय' महाकाब्य मे बर्णन प्रसड्भ ] [२०१ 


इसी अ्कार रणभेरी का वर्णन करते हुए कवि अभयदेव॑ कहते हैं-- 
रमाकुचस्पर्शसुलेन शायिन मुकुन्दमप्यम्बुनिधो विविप्रयन्‌ । 
निदेशतो विक्रमसिह भूपते प्रयाणभेरीध्यनित तलो$भवत्‌ ॥" 
अर्थात्‌ इसके पश्चात्‌ विक्रमसिंह के आदेश से समुद्र मे रमा के कुच के 
स्पश से सुखपूर्वक शयन करने वाले मुकुन्द को भी विकृत करते हुए प्रयाथ की भेरी 
ध्वनित हुई । 
यहाँ पर अतिशयोक्ति के माध्यम से कबि की कल्पना शक्ति ब्यक्त हुईं है। 
शेषनाय भी सेनाओं के भार से बोझिल पृथ्वी को धारण करने में समर्थ न हो सके । 
इसीलिए झुककर उन्होने किसी प्रकार उसके भार का वहन किया तथा प्रयाण की 
भरी की ध्वनि से जब समुद्र मे निवास करने वाले भगवान्‌ विष्णु भी शयन न कर 
सके तो सामान्‍य व्यक्ति के लिए कहना ही क्‍या ? इस प्रकार यहाँ पर सेना तथा 
ध्वनि की भीषणता व्यक्त हुई है । 
प्रयाण के अवसर पर रणभेरी के शब्द का वर्णित एक अन्य स्थल भी अब- 
लोकनीय है । 
भेरीरवस्तत्न समुल्ललास तथा यथा ध्यानजुष। मुनीनाम्‌ । 
स सपभ्रमाणा करपड्डजेश्यो द्रुत निपेतु स्फटिकाक्षमाला ॥ 
तत्रैककाल परिवाद्यमान निश्वान भेरी पटह प्रणादे । 
सस्थापिता सारथिना त्सन्‍्त कथ कथचक्षित्तरणेस्तुरज्ा ॥* 
अर्थात्‌ वहाँ पर उस प्रकार भेरी-रव सुनायी पडा कि जिससे ध्यानलीन 
मुनियो के करकमलो से शीघ्र हो स्फटिक अक्षमाला गिर पड़ी तथा एक ही समय 
मे बजने वाली शब्दपूर्ण भेरी तथा पट की ध्वनि से डरे हुए सूर्य के घोडे किसी 
प्रकार से सारथी के द्वारा रोके जा सके । 
मुनियों की ध्यानमग्नता सर्वविदित है, किन्तु जब उनके हाथ से भी भेरी 
रव सुनकर अक्षमाला छूट गयी तो वहाँ पर उस समय उपस्थित मनुष्यों पर उस 
ध्वनि का क्‍या प्रभाव पडा होगा ? इसी प्रकार जब सूर्य का सारथी भेरी तथा पट 
की ध्वनि से डरे हुए घोड़ो को बडे प्रयत्न से रोक पाया तो यहाँ के घोडो तथा 
सारथियो की क्‍या दशा हुई होगी ? इस प्रकार प्रस्तुत स्थल पर भी ध्वनि की 
भीषणता व्यक्त हुई है । 
प्रयाण के अवसर पर मुह॒ते का सभ्यक्‌ विचार भी लोक-विश्वास पर आधा- 
रित है । इसी लिए शकुन तथा अपशकुन का महत्त्व सस्कृत कबियों के भह्ाकाब्यों 


१ जयन्तविजय, ६/५४६ | 
२ वही, १४/६,११। 


२०२ ] [ जैन सस्कृत महाकाध्य'*“जयन्तविजय 


में परिलक्षित होता है । कवि अभयदेव भी इसी भावना से प्रभावित हैं । उनका 
कहता है--- 
तथाप्यवज्ञाय तदीयमन्त्रित प्रयाणमाधत्त मदोद्धतस्तत । 
अरिष्टससूचित मृत्युरप्यसौ विलघ्यते कैभेवितव्यताथवा ॥।"* 
अर्थात्‌ मदोद्धत राजा ने मन्त्रियों की मन्‍्त्रणा की अवहेलनी कर प्रस्थान 
किया यद्यपि उसे अरिघष्टो की सूचना से मृत्यु की सभावना हो रही थी अथवा 
भवितव्यता को किसके द्वारा भेजा जा सकता है । 
प्रयाण के अवसर पर राज। के अश्यो का वर्णन भी अनेक श्लोकों मे किया 
गया है। यह वर्णन नैषध में किये गये नल के अश्व-वर्णन का स्मरण दिलाता है-- 
तुरज्भमास्तस्य चतु समुद्री रज समाजै स्थलता नयन्ति । 
खुरोद्धतैर्दातुमिवावकाशमपारनासीर॒ पर॒ पराणाम्‌ ॥| 
मत्तोईधिक तच्छिबिर हियेति विस्तार्थपिव्योम तदाविलम्बम्‌ । 
लीन तदीयाश्वखुरोत्थधूली . पटीकुटीकोटरकोणकोटौ ॥* 
अर्थात्‌ मानो उसके घोडे खुरो से उडाई गयी धूलि से सेनाओ की परम्परा 
को अवकाश देने के लिए चारो समुद्रो को स्थल बना रहे है । “मुझसे बढकर इसके 
शिविर है' इस लज्जा से लज्जित होकर आकाश शीघ्र उसके घोडो के खुरों से 
उडाई गयी धृलि के पट के कुटी के कोटर में क्रोड मे लीन हो गया । 
यहाँ पर घोड़ो के खुरो से उडाई गई धूलि से समुद्र स्थल बन गया है तथा 
आकाश लज्जित होकर छिप गया है । अत उत्प्रेक्षा अलकार द्वारा भावी विजय 
प्राप्ति रूप वस्तु ध्वनित हो रही है । 
सेना की भीषणता का वर्णन करते हुए भी कवि का कथन है, कि सम्पूर्ण 
जल का शोषण करने वाली सेना के उपस्थित होने पर क्षारता ही समु के जल 
की रक्षिका हुई । इसीलिए समुद्र ने उस क्षारता की ही स्तुति की 
उपस्थितो5पि मशोषे पानह्य रस्य सैन्यत । 
रक्षिका क्षारतैवेति तुष्टुस्तातुष्टुवेउम्बुधि ॥* 
यहाँ पर हेतु अलक्छार है, क्योकि समुद्र के जल की रक्षा उसकी क्षारता के 
कारण हुई है। अन्यथा सेना के जलपाम के कारण समुद्र सूख जाता है | इस प्रकार 
कवि ने अतिशयोक्ति के माध्यम से सेना की विशालता को प्रदर्शित किया है । 


१ जयन्तविजय, ६/५२ । 
२ वही, १०/७,१० । 
३ बही, १११४ । 


'जयन्तविजय' महाकाव्य मे वर्णन प्रसड्भ ] [ २०३ 


इस प्रकार कवि अभयदेव ने अपने 'जयन्तविजय”' महाकाब्य में प्राचीन 
परम्परा का अनुसरण करते हुए प्रयाण वर्णन प्रस्तुत किया है, जो #ि काव्यात्मक 
सौन्दर्य की दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय है । 
युद्ध-वर्णन 

महाकवि अभयदेव द्वारा विरचित 'जयन्तविजय' महाकाव्य में युद्ध-वर्णन का 
भी विशेष महत्त्व है, क्योकि इस महाकाण्य का अज्भीरस बीर है। इसमे चार 
स्थलो पर युद्ध का सजीव चित्नण किया गया है । सर्वप्रथम चतुर्थ सग मे राजा विक्रम- 
सिंह तथा एक योगी के मध्य मे युद्ध वर्णित है । दूसरे, इलशम सर्ग में सिहलभूपति 
हरिराज तथा विक्रमतनय जयन्त के मध्य मे । तृतीय, युद्ध का स्थल युवराज जमन्त 
का दिग्विजय के लिए प्रस्थान है। वह मार्ग भे कलिड्भ, केरल, पाण्ड्य, काआ्न्ची 
नरेश, कर्णाटक नरेश तथा हुण राजाओ पर विजय प्राप्त करता है। इसके पश्चात्‌ 
युद्ध का चतुर्थ स्थल चतुद्दंश सर्ग है, इसमे महेन्द्र चक्रवर्ती तथा जयन्त के मध्य युद्ध 
का वर्णेत किया गया है । कवि द्वारा प्रस्तुत युद्ध वर्णन वीर रस के साथ ही भयानक, 
वीभत्स तथा रौद्र रस की अभिव्यक्ति मे भी सहायक सिद्ध हुआ है। यह वर्णन 
इतना सुन्दर एवं सजीव है, कि ऐसा प्रतीत होता है कि कवि स्वय ही प्रत्यक्ष युद्ध 
का द्रष्टा रहा होगा अन्यथा इस प्रकार का सजीव चित्नण करने मे वह कैसे समर्थ 
होता ? कवि के शब्दों मे युद्धस्थल यमराज की सग्रीतशाला है, क्योकि युद्धस्थल 
में रथ के पहिये से उत्पन्न ध्वनि ही वाद्य है, हाथियों का चिह्लाडना ही कण्ठनाद 
है तथा मारे गये वीरो के कबन्ध ही नततेंक हैं - 


रथाडुधी रध्वनिनादमुद्यत्प्रहा रकुजत्करिकण्ठनादम्‌ । 
तृत्यत्कबन्ध समराज्धण तत्कृतान्तसगीततुलाप्रपेदे ॥" 
यहाँ पर उपमा अलझ्लार है, क्योकि युद्धस्थली को यमराज की सयीत 
शाला के सहश बताया गया है । सगीतशाला में वादक वाद्य बजाते हैं। यहाँ पर 
रथ के पहिये से उत्पन्न गम्भीर ध्वनि ही वादक का वाद्य है। वहाँ पर गायक राग 
का मधुर कण्ठ से अलाप करते है। यहाँ हाथियों के कण्ठ से नि सृत आवाज ही कण्ठ- 
नाद है तथा सज्जीतगाला मे जिस प्रकार नतंक तृत्य करते है। उसी प्रकार युद्ध 
स्थल मे तलवार से खण्डित वीरो के कबन्ध जुृत्य कर रहे हैं । 
कवि अभयदेव की कल्पना उस समय चरम सीमा पर पहुँच जाती है जब 


वह भयकर युद्ध को देखकर यह कल्पना करने लगते है कि महांवत मानों यमराज 
को प्रसज्ञ करने के लिए वीरो की भेट चढा रहे है । कवि के शब्दों भे-- 





१ जयन्तविजय, १४/७० । 


२०४ ] [ जैन सस्कृत महाकाव्य ***जयस्तविजय 


सजेन्द्रात्केपितियीरे स्वैरमाधोरणाबभु । 
प्रोतये प्रेतनाथस्य प्रस्तुतोपायना इब ॥।* 


अर्थात्‌ हाथियो से स्वतन्त्रतापूर्वक गिरते हुए वीरो द्वारा महावत बभराज 
की प्रसन्नता के लिए उपायन (भेंट) प्रस्तुत करते हुए प्रतीत हो रहे है । 


इसी प्रकार-- 


आधोरणैस्तीव्ररुष प्रयुक्ता करे प्रवीरान्करिणोइभिगृद्य । 
चक्र समाक़रम्य वपु पदाभ्या शिर सगोजैबलिमन्तकाय ॥।* 
अर्थात्‌ महावतो से प्रेरित अत्यन्त क्रोधी हाथी अपने शुण्डदण्डो से वीरो को 
पकडकर पैर से शरीर को दबाकर उसके शिर कमलो से यमराज के लिए बलि दे 
रहे है । 
इन दोनो श्लोकों मे वर्णन साम्य है, क्योकि कवि ने एक ही भाव को दो स्थलों 
पर व्यक्त किया है। प्रथम एइलोक मे यदि महावत यमराज को प्रमन्‍न करने के लिए 
वीरो की भेट चढा रहे है तो द्वितीय श्लोक मे महावतो से प्रेरित क्रोधी हाथी अपने 
शुण्डदण्डो से वीरो के शिरों को कमल की भांति यमराज के लिए भेट स्वरूप 
प्रस्तुत कर रहे हैं । 
युद्धस्थल मे प्रयुक्त होने वाले विविध प्रकार के आयुधों का वर्णन भी प्रस्तुत 
महाकाव्य में किया गया है-- 
नाराचबाणा सिभुसण्डिभल्ली चक्रार्धचक्रप्रमुखास्त शस्त्र । 
भूमण्लली खण्डितवी रमुण्डमालाकुलालोहितपड्िलाभूत्‌ ॥४ 
अर्थात्‌ वहाँ की भुमण्डली तरकस से निकले हुए वाण, असि, भुसुण्डि, 
भलली, चक्र और अधंचक्र इत्यादि अस्त्न-शस्त्नों से कटे हुए वीरो की भुण्डमाला से भर 
कर रक्त से लाल कीचड काली हो गयी । इन आयुधो के अतिरिक्त तुमुल*, तोमर*, 
गजा सत्र * ,पव्न्चाननास्त्न*,शरभास्त्र <, आग्नेयमस्त्न 5 ,पाथोधरास्त्न " * ,वायव्यमस्त्न  ", 
पवनाशनास्त्न "१, पत्तरथेन्द्रसज्षम्‌"९, तिमिरास्त्र गुञ्जामुखम्‌" ५, प्रद्योतनास्त " ९, 


१ जबन्तविजय, ११/६४ । दे वही, १४/८५४ । 
२ वही, १४/६६। १० बही, १४|५६। 
हे वही, १०/४३ | ११ वही, १४/८८। 
४. वही, १०(रिई । १२ वही, ११/४० । 
५ वही, १०/६४ । १३ वही, १४/६२ । 
६ वही, १४/७८५। १४ बही, १४/६४ । 
७ वही, १४८० | १५ वही, १४।६६ । 
८ वही, १४(८२। 


'जयन्तविजय' महाकाव्य में वर्णन प्रसज़ ] [२०५ 


तथा द्विपुरान्तकास्त्न," का प्रयोग भी जयन्तविजथ महाकाव्य में मिलता है। जिससे 
तत्कालीन शस्त्नास्त्रो के विषय मे ज्ञान प्राप्त होता है । 
युद्ध वर्णन के प्रसड़ मे कवि अभयदेव ने गजयुद्ध तथा अश्वयुद्ध के साथ ही 
साथ रथ युद्ध का भी सम्यक विवेचन प्रस्तुत किया है जो वास्तविकता पर आधारित 
प्रतीत होता है-- 
योधेप्रसिद्ध युथुधेरिसौधे सहाश्ववारै सममश्ववारै । 
रथि प्रवीरैरथिकेश्वच साध समानकक्ष जंयबद्धलक्ष ॥* 
अर्थात्‌ प्रसिद्ध शत्रुओं के साथ शत्रु, असवारों के साथ असवार और रथी के 
साथ रथी समान कक्ष मे जय के लक्ष्य को बाँधते हुए युद्ध मैं डट गये । 
रथ युद्ध का एक अन्य उदाहरण भी प्रस्तुत है--- 
प्रमादिन वीक्ष्य विपक्षवीरमरातिसूत प्रयत प्रहर्तुम्‌ । 
तदीयनिस्त्रिशहतो रुयुग्म सद्य प्रपेदेरए्णसारथित्वश्‌ ।। * 
अर्थात्‌ शत्त्‌ के सारथी ने विपक्षी वीर को मारने वाले प्रमादी को देखकर 
उसके शस्त्र से कटी हुई दोनो जाँघ के कारण शीघ्र ही अरुण के सारथित्व को 
प्राप्त किया । तात्पर्य यह है, कि सूर्य का सारथी पैरो से रहित है उसी प्रकार इस 
सारथी को भी विपक्षी शत्र्‌ से अपनी तलवार द्वारा पैरो से रहित कर दिया । 
युद्धभूमि मे भी सेनाओ की अनन्तता के कारण सर्वेत्न अन्धकार व्याप्त है । 
उस अधकार में दिखायी न पड़ने के कारण वीरो के अस्त्रो के परस्पर टकराने से 
चिनगारियाँ उठ रही है, किन्तु कवि अभयदेव की कल्पना में वह चिनगारियाँ 
चिनगारियाँ नही हैं अपितु बीरो को देखने के लिए विजय लक्ष्मी ने मानों दीपक 
जलाया है-- 
परस्परास्त्रसघट्टादेक्ष रग्निस्फुलिज्धका । 
वीरैविलोकनायेव कृता दीपा जयश्रिय ॥।४ 
अर्थात्‌ आपस मे अस्त्रो के सघर्षण से उत्पन्न होने वाली अग्नि की स्फुलिज्ञो 
के बहाने से जयश्री ने वीरो को देखने के लिए मानों दोपक जलाया । 


युद्धस्थल मे वीरो की तलवार के प्रहार से गिरने वाली ग्रजमुक्तावली का 
भी कबि ने सजीव चित्नण प्रस्तुत किया है । उदाहरणार्थ श्लोक प्रस्तुत है-- 
भटस्य कस्यापषि बभौ शितासिभिन्नेभकुम्भोच्छलितापतन्ती । 
मुक्तावली मूद्धनि पृष्पदृष्टिमुक्तेवदेवेरवदान वोषातू ॥*ं 
अर्थात्वु किसी वीर के शिर धर तीक्ष्ण तलवार से काटे गये गजमस्तक से 


१ जयन्तविजय, १४/१०६। ४ बही, ११/७० । 
२ बही, १०(४० । ५ वही, १०/४२। 


३ वही, १४/५४। 


२०६ ] [ मैन सस्कृत महाकाव्य*“*जयन्तविजय 


उछलकर गिरी हुई मुक्तावली दान से तुष्ठ देवताओं के द्वारा छोडी गयी पुष्पन्रृष्टि 
के समान सुशोधित हुई । 
युद्ध मे सैनिको की वीरता के सम्मुख पराजित होकर पलायन करती हुई 
शत्रू, सेला का कितना सुन्दर व सजीब वर्णन निम्नलिखित लोक मे हुआ है-- 
असीम सग्राम महार्णवेष पारीणतां येषपि ययु प्रवीरा, । 
कल्पान्तवातैरिव तस्य शस्त्रैविनिन्यिरें तेषपि दिशामुखेषु ॥* 
अर्थात्‌ असीम सम्राम मुद्ध मे जो भी वीर विजेता थे वे भी महाप्रलय- 
कालीन वायु के समात उसके शस्ल्नो से दिशाओ के मुखो मे पहुँचा दिये गये (अर्थात्‌ 
भाग निकले) । यहाँ पर वीरो के शौर्य का वर्णन किया गया है जिसके परिणाम- 
स्वरूप विपक्षी वीरो को समरा्रुण छोडकर भागना पडा। इसी प्रकार कवि 
अभयदेव द्वारा वणित इन्द्र युद्ध का चित्र भी अत्यन्त सजीव बन पडा है । उदाहरणार्थ 
राजा विक्रमसिह तथा योगिराज के मध्य होने वाले मल्लयुद्ध का वर्णन द्रष्टव्य है--- 
अपहृतासि पराभवकोपितस्तदनु योगिपत्ति कृतसाहस । 
घिरमयुध्यत मल्लयुधा क्रुधा हृपतिना सहदु सहतंजसा ॥* 
अर्थात्‌ इसके बाद तलवार को छीनने के पराभव से क्रद्ध साहसी योगपति 
ने क्रोध से अत्यन्त पराक्रमशाली राजा के साथ मल्लयुद्ध किया । 
इस प्रकार कवि अभयदेव ने अपने “जयन्तबिजय' महाकाव्य में युद्ध का 
सजीव चित्रण उपस्थित किया है । 
सूर्यास्त वर्णन 
कवि अभयदेव ने अपने “'जयन्तविजय” महाकाव्य मे सूर्यास्त का मामिक 
चित्न प्रस्तुत किया है। सूर्यास्त का वर्णन कवि सम्प्रदाय सिद्ध प्रसिद्ध प्रतीको, सूर्य 
और कमलिनी, भ्रमर और नलिनी एवं चक्रवाक और चक्रवाकी का आश्रय लेकर 
उत्प्रेक्ा, उपमा एवं रूपक आदि अलड्ूरो के माध्यम से किया गया है। वर्णन 
परम्परा शैली मे उपनिबद्ध होते हुए भी माध और श्रीहष॑ की अतिरजित शास्त्रीय 
बहुज्ञता, पौराणिक व्युत्पत्ति, श्लेष और यमक की क्लिष्टता से शून्य होने के कारण 
सरल, स्वाभाविक एवं काव्यत्व से परिपूर्ण है। दिवस भर तपनत्व का विस्तार 
करने के पश्चात्‌ सूर्य अस्ताचल की ओर गमनशील हो जाते है। इस सम्बन्ध में 
कवि ने एक अत्यन्त सरस परिकल्पना की है । दिन के अन्त में सूर्ये भगवान्‌ का 
मण्डल निश्चय ही अस्ताचल को प्राप्त हुआ क्योंकि काल के परिणाम को प्राप्त 
करने वाले की स्थिति इसी प्रकार अत्यन्त दु खदायिनी होती है क्योकि उच्च पद 
वाले की स्थिति भी स्थिर नहीं होती । 


१ जयन्तविजय, १०/६२। २ वही, ४/५५। 


'जयन्तविजय' महाकाच्य में वर्णन प्रसड़ ] [२०७ 


दिलावसाने. दिनरत्नमण्डल निपातमाप दुतमस्तभूभूत । 
दुरत्यय कालविपाकमीयृष स्थिति स्थिरा नोच्वप्रदश्चियोधपिहि ॥। " 
सूर्य मण्डल के अस्त हो जाने पर दिन भी अस्त हो जाता है क्योकि अपने 
प्राणो की बाजी लगाकर भी अत्यन्त निर्मल हृदय वाला कोई व्यक्ति कृंतज्ञता को 
नहीं छोडता । इसीलिए सूर्य से उन्नति को प्राप्त दिन उसके साथ ही अस्तता को 
प्राप्त होने लगा-- 
निजासु (जाशु) नाशेषपि नितान्‍्त निर्मल कृतज्ञता मुड्चति नैव कश्वन | 
समुन्तति भानुमताधिरोपित सहैव  तेनास्तमियाय. वासर ॥* 
काल कुचक्र मे पड जाने के कारण भी तेजस्वी हतप्रभ नही होते । कवि 
अभयदेव ने अपनी सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति के द्वारा इसी भावना को व्यक्त किया है । 
उनका कहना है कि जो सूर्या पहले उदयाचल पर्वत पर मौलिमाणिक्य की कान्ति 
के समान, इसके पश्चात्‌ आकाश गड्ा मे स्वर्ण कमल के समान सुशोभित था बही 
अब पश्चिमी गिरि की लक्ष्मी के भाल मे तिलक बिन्दु के समान प्रतीत हुआ 
क्योकि अन्त से प्रभा रखने वाला शरीरधारी (सूर्य) कहाँ मण्डन का कारण नही 


बनता -- 
प्रथममुदय शीले_ मौलिमाणिक्यकान्ति- 


स्तदनु_गगननद्या. स्वर्णओपमोध्भूत्‌ । 
रविरपर गिरिश्रीभालकालेय. बिन्दु- 
चुतिरथ वमुरन्त स्फु क्‍्य तो (?) मण्डनाय ।॥'* 
सन्ध्या ण्णन 
सस्कृत साहित्य के अन्य कवियों की भाँति ही कवि अभयदेव ने अपने 
'जयन्तविजय' महाकाव्य में सन्ध्या का रोमाचकारी वर्णन भी प्रस्तुत किया है। 
यूर्यास्‍्त होने करे पश्चात दिड्मण्डल अरुणिमा से ब्याप्त हो जाता है । कवि अभयदेव 
की कल्पना है कि जिस प्रकार कोई सखी अपनी प्रिय सखी से मिलकर हर्षातिरेक 
से रागवली हो जाती है उसी प्रकार वारुणी दिशा ने दिन मणि सूर्य के चले 
जाने पर अपनी सखी रूपी सन्ध्या से मिलकर नवीन कुकुमों से किये हुए अज्भराग 
के समान अरुणिमा को प्राप्त किया-- 
अथ स्वभत्त ्मणे समागमेउरुणाड्न शोभा दिगवाप वाढुणी | 
समेत्य सख्येवः च सध्ययादूभुत कृताड्भरागेव नवीनकुकुमं ॥४ 
इसके पश्चात्‌ सुन्दर कोमल हृप सुन्दरियों के बोलने वाले मज्जु-मज्जीरको 


१ जथन्तविजय, २/४५। 
२ वही, २/४७ । 
३ वहीं, ८/५६ । 
४ यही, २/४४ । 


२०ष ] [ जैन सस्कृत महाकाब्य जयन्तविजय 


की आवाज के समान अनेक प्रकार के विहगो के कृजन से जागरूक, दशी दिशाओं 
की अरूणिम आभा वाले बादलो से युक्त करती हुई सन्ध्या प्रकट हुई-- 
दधति दश दिशो5$थ स्निग्ध सध्याभ्रशोणा 
विविघविहग राजी कुजितो जागरूका । 
मसृणघुसृूणभासा भूपते सुन्दरीणा 
हे प्रतिकृतिमिह सिज्जन्मञजुमञझ्जी रकाणाम्‌ ॥ 
अन्धकार बणन 
कवि अभयदेव ने अपने 'जयन्तविजय' महाकाव्य में अन्धकार का मूर्तिमान्‌ 
रूप प्रस्तुत किया है। यूर्यास्त होते ही सर्पणशील अन्धकार शर्न -शनै आकाश 
मण्डल को आच्छादित कर लेता है -- 
अथाम्बुधेरम्भसि भानुमण्डले 
निलीय माने5रुणपड्धुजत्विषि । 
दिशा मुखेभ्यस्तदनुप्रधाविता 
मधुब्रतब्नातनिभा तमस्तति ॥े 
अर्थात्‌ लाल कमल की कान्ति मे सूर्यमण्डल के समुद्रजल मे छिप जाने पर 
दिशाओ के मुख से भौंरो के समान अन्धकार दौडने (फैलने) लगा । 
अन्धकार की सघनता वस्तुज्ञान एव दिशाज्ञान दोनों का सर्वथा विलुप्तीकरण 
कर देती है । अतएवं तिमिराच्छन्त दिशाओ के सम्बन्ध मे केवल कवि प्रतिभोत्यित 
सशय अथवा सरुभावना ही व्यक्त की जा सकती है। सस्क्ृत साहित्य के कवियो ने 
प्रभाढान्धकार वर्णन के सन्देह और उत्प्रेक्षा का आश्रय लिया है । कवि अभयदेव के 
अन्धकार वर्णन मे भी उत््रेक्षा, सन्देह जैसे उपयुक्त अलड्डार का प्राधान्य है । कवि 
कल्पना में अन्धकार से व्याप्त आकाश मण्डल इस प्रकार सुशोभित हो रहा है मानों 
तमाल से मण्डित हो अथवा कुन्तल वर्ण की भ्रमरावलियों से समस्त ससार चुम्बित 
किया गया हो अथवा चारो ओर अजन से राजपट्ट ही घटित कर दिया गया हो-- 
कलितमिव तमाले कुन्तलीकुन्तलाली- 
रुचिभिरिव तताभिश्चुम्बित विश्वविश्वम्‌ 
स्थगितरमिव समन्तादब्जने राजपट्टै- 
घंटितमिव चकामे व्याप्त मिद्धेस्तमोभि ॥।र 
प्रस्तुत स्थल्ष में वणित अन्धकार की कृष्णिमा एवं सान्द्रता कवि की उ्प्रेक्षा 
मे और अधिक स्तिग्ध एवं कोमल हो गयी है जो शूद्रक की 'लिम्पतीव तमों$ड्भानि* 
का स्मरण करा देती है, 


१ जयन्तविजय, ८/४७। ३. वही, ८५/५१। 
२ बही, २/४६। ४. 'मृच्छकटिकम्‌”, १/३४ । 


जयन्तविजय' महाकाव्य मे वर्णन प्रसड़ ] [२०६ 


सर्वत्र विस्तुत निविड अम्ध्कार में कही कुछ हृष्टियोचर नहीं हो रहा है । 
कालिमा से आध्छादित होगें के कारण सभी दिशाएँ एक में समाहित प्रतीत होती 
हैं । ऐसे समय मे ही अभिसारिकाओ को स्थेच्छापूर्वोक स्मण करने का अवसर 
मिलता है-- 
अभिनव गृगनाशीषणू वलुप्ताजूराया 
अ्मररुचिदृकुर्लचेंध मुद्रा... द्धषाा । 
मरकतकृत भूषा- पक्मलाक्ष्य. सलील 
रमणमशिसतरान्ति. स्वैरमिय्ध ज्यकारे ॥] 
अर्थात्‌ अभिनव कस्तुरी के पद्ु से अज़ुराग किये हुए, भ्रमर की कान्ति के 
समान साडियो से वेष मुद्रा को धारण किये हुए, मरकत मणि का आभूषण पहने हुए 
कमलनेत्रियाँ लीलापूर्वक बड़े हुए अन्धकार में स्वेच्छापूर्वक रमणों का अभिसरण 
करती है। 
मानवीकरण के रूप में भी अन्धकार वर्णन में कवि को अपू्थे सफलता प्राप्त 
हुई है। कवि अन्धकार मे एकछलत्न राज्यः करने वाले राजा का आरोप करता हुमा 
कहता है-- 
सपदि दधधति जातैकातपत्र प्रभृत्व 
जगति तिमिरराजे लुप्तभूभुससमाजे । 
तरणितरुण वीरैस्तैरवस्कन्द हेतो- 
रिव बहुविशिखादयर्भूरिदीएरदीपि ।॥! * 
अर्थात्‌ भूभूत्‌ समाज के लुप्त हो जाने पर शीघ्र ही ससार में एकछत्र 
राज्य करने वाले अन्धकार को जीतने के लिए सूर्य के उन तरुण वीरो के समान 
बढ़ी हुई विशिष्ट शिखा वाले दीपको ने अपना प्रभुत्व जमाया । 
चन्द्रोदप वर्णन 
कवि अभयदेव ने 'जयन्तविजय' महाकाव्य में अन्धकार के पश्चात्‌ चन्द्रोदय 
का वर्णन यथाक्रम निर्दिष्ट किया है। चन्द्रोदय वर्णन मे विशेषत कंवि ने रूपक, 
उत्प्रक्षा एव समासोक्ति आदि अलझ्ुरों का आश्रय लिया है। सूर्य के तपनत्व 
विस्तार रूप कार्य से वैराग्य ले लेने के अनन्तर ही ससार अन्धकाररूपी सागर में 
निमग्त हो जाता है किन्तु इस अन्धकाररूपी शत्रु को शीध्र ही अपने किरणरूपी 
भटो से चन्द्रमा जीत लेता हैं क्योकि पृथ्वी पर धनवालों के लिए कया साध्य 
नही है-- 


१ जयन्तविजय, ८/५२ । २. बही, ८५/५३। 
१९४ 


२१० ] [ जैन सस्क्ृत महाकाब्य'*"'जयन्तविजय 


तिमिररिपुजयाय भ्रस्थितस्याय राज्ञो 
रुचिर किरणवीरै प्रोल्लसद्धि समन्‍्तात्‌ । 
जगदखिल मकारि क्षिप्रमेवाविपक्ष 
किमिव वसुमता न क्ष्मालले साध्यमस्ति 
उदयकालीत चन्द्र का वर्ण पाण्डु दिखलायी पडता है किन्तु क्रमश चन्द्र की 
पाण्डुता ईषत्‌ रक्तिमा का स्पश करने लगती है। कवि की यह सम्भावना प्रस्तुत 
स्थल पर अत्यधिक सुन्दर एवं उपयुक्त प्रतीत होती है-- 
क्षणमदधत पूर्वाशावधूवक्रपनो 
घुसण तिलकलक्ष्मीडम्बर चन्द्रविम्बम्‌ । 
तदनुकिरण मुक्ताजालकस्फीतशोभ 
मदनधरणिभर्त्त पुण्डरीकश्रिय च ॥* 
अर्थात्‌ पहले चन्द्रमा का प्रतिबिम्ब पूर्व दिशारूपी वधू के मूख पद्म पर लगे 
हुए तिलक के समान प्रतीत हुआ और इसके पश्चात अपनी किरण की मोतियो वे 
जाल से बढी हुई शोभा वाले विष्णु के कमल की सुन्दरता को धारण किया । प्रस्तुत 
स्थल में पहले उदित चन्द्रमा की पाण्दुता की समता पूर्व दिशारूपी वधू के कमल मुख 
पर लगे हुए तिलक से और थोडी देर बाद विष्णु के कमल से स्थापित की गयी है । 
इस प्रकार उपमा के माध्यम से प्रस्तुत दृश्य उपस्थित किया गया है । 


॥ 


इसके पश्चात्‌ उच्चित कलाओ को धारण करने में दक्ष चन्द्रमा ने समार के 
नेत्नो के अन्धकार पटल के योग को हरण करने की इच्छा से धीरे-धीरे क्रम से अमृत- 
रूपी शलाका के समान अपनी रुचि (चाँदनी) को बिखेर दिया । 
तिमिर पटल योग हर्तुकामों जगत्या- 
स्तदनु च नयनानामौषधीण क्रमेण । 
अमृतमयशलाका सनिभा मन्दमन्द 
रुचिमुचित कलाभृत्तत्र चिक्षेप दक्ष ॥* 
चन्द्रमा मे प्रतिबिम्बित होने वाली कालिमा का भी कवि ने मनोहारी चित्र 
उपस्थित किया है क्योकि जब चन्द्र ने सम्पूर्ण जगत्‌ को अन्धकार से रहित करने 
का ब्रत लिया तो उस समय यह कालिमा अपने प्राणो की रक्षा के लिए अन्यत्न शरण 
न मिलने के कारण उसी चन्द्र मे जाकर छिप गयी । 
चन्द्र की कामोह्ीपता कवि सम्प्रदाय मे प्रसिद्ध ही है । सयोग ख्यूज्भार मे 
१ जयन्तविजय, ८/४८ 


२ वही, 5/५६। 
है वही 5/१४। 


जग्रल्तविजय महाकाथ्य में वर्णन प्रसद्ध॒] [ २११ 


घन्द्र सुप्त काम को जाग्रत कर कामियो का मित्रवत प्रिय सम्पादन करता है। काम- 
देव ऐसे समय में ही उन्हे अपने बाणों का लक्ष्य बनाता है--- 


भुवनमपतसिश्र सर्वेतोष्पि प्रपेदे- 
अभ्युदयमुदितराज्ये कौघुदी जीवितेशे । 
तदनु च कुसुमेषोर्मागंणे पश्चसख्य- 
रपि भुवनविजिल्ैलक्ष्य्तां को न नीत ॥"* 
अर्थात्‌ कुमोदिनी नायक चन्द्रमा के राज्य के बढ़ने पर सारा संसार अन्धकार 
रहित होते हुए अभ्युदय को प्राप्त हुआ और इसके बाद त्रिभुबन विजयी पञ»चसख्या 
वाले कामदेव के बाणों का लक्ष्य कौन नही बना । 
किन्तु यही चन्द्र विप्रलम्भ श्युड्भार मे वियोगियो को विशेषत पीडित करता 
है । रात्ि के ऐसे समय मे कवि चकोर पक्षी का दृष्टात उपस्थित कर देता है। कही 
वह अपनी प्रियतमाओ की आवाज श्रवण मात्र से आनन्दित होते हैं तो कही स्मरण 
मात्र से बेसुध हो जाते है-- 


दधति मुदमुदारां क्वापि चञ्चच्चकोरी- 
ध्वनि विधटिततन्द्राश्चन्द्रकाया चकोरा । 
क्वचिदरतिमय ते चक्रवाका सशोका 
सुखमसुखमिह स्यादात्मकर्मानुरूपम्‌ ॥* 
अर्थात्‌ कही चाँदनी मे चडझचल चकोरियो के बोलने की ध्वनि से टूटी हुई 
नींद वाले चकोरो ने भत्यन्त उदारपूर्ण आनन्द को धारण किया और कही पर 
शोकयुक्त चक्रवाक अरति को प्राप्त हुए क्योकि ससार में अपने कर्म के अनुकूल 
सुख-दु ख होता है । 
पूर्ण चन्द्र का ललित वर्णन करने के उपरान्त कवि शोभाविहीन कमलिनी 
और प्रफुल्लित होती हुई कुमुदिनी को देखकर दाशैनिक बन जाता है। कवि की 
भावुकता चरम सीमा पर पहुँचकर विश्व का शाश्वत सत्य सामने रख देती है-- 


तिमिररिपुमयस्थ॒ प्रौढिमुल्लास्यदूर 
कुबलयरमणीया चन्द्रिकासपद वर । 

अपरदिशिचचाल क्षोणि पालायमान 
कृतसकलविधेयों यामिनीकामनीश ॥ 





१ जयन्तविजय, 5/६२ । 
२ वही, ८५/६० । 
३ वही, 5/६३। 


२१२ ] [ जैन सस्कृत महाकाव्य जयन्त॑विजय 


अर्थात्‌ यामिनी कामिनीश (चन्द्र) तिमिरर्पी शत्रु की उदृष्हता के साथ 
कुवलय की रमणीयता को दूर कर एवं चन्द्रिकारूपी सम्पत्ति को उल्लसित कर 
पृथ्वी पर दौडते हुए सारे ससार को अपना विधेय बनाकर पश्चिम दिशा की ओर 
चल पडा । 
कवि ने ससार के इस सत्य को भी पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत किया है कि 
अपनी किरणों की शोभा के वैभव को नष्ट जानकर चन्द्र पश्चिमी पर्वत की 
चोटियों से शरीर को छिपाने की कामना से छिप गया क्‍योंकि क्षीण धनवानों की 
लज्जा का विस्तार होता है-- 
विगलितवसुशोभावैभव स्व विदित्वा 
तदनु शिशिररश्मिर्जातविच्छायकाय । 
अपरगिरिशिरोभि काममन्तहितो5भू- 
द्विघटितविभवाना स्फूजित छीपद हि ॥" 
वास्तविकता तो यह है, कि लौकिक ससार मे प्रबल शत्र को देखकर प्रति- 
इन्ही सामने से हट जाया करते हैं । इसी भावना को कवि ने प्रकृति के माध्यम से 
इस प्रकार व्यक्त किया है-- 
अनवरतमख॒ण्ड_ मण्डल निष्कलडुू 
प्रथथति कमलाना काममुन्निद्रता च। 
अयमिति परिभाव्य  क्ष्मापतेविक्रमस्य 
प्रविशति हिमरश्मिलेज्जयेवाम्बुराशिम्‌ ॥।* 
अर्थात्‌ 'इसका मण्डल निरन्तर अखण्डित एवं निष्कलडु है और कमलो की 
उन्निद्रता को यथेष्ट विस्तृत करता है' इस प्रकार सूर्य के पराक्रम को जानकर 
चन्द्रमा लज्जा के वशोभूत होकर समुद्र मे प्रवेश करता है। 
इस प्रकार कवि अभयदेव द्वारा वणित चन्द्रोदय वर्णन नितानत ही 
स्वाभाविक है । 
प्रभात वर्णन 
कवि अभयदेव ने अपने 'जयन्तविजय' महाकाव्य से प्रभात वर्णन की ओर 
अपनी विशेष अभिरुचि नहीं व्यक्त की है। यह वर्णन 'जयन्तविजयम्‌” महाकाव्य के 
अष्टम सगे में हुआ है। प्रात काल होते ही हाथियों के हिलने से उनके श्युखलाओ 
की खडखडाहट, अश्वशाला में बँधे हुए घोड़ो की हिनहिनाहट एवं बजने वाले 
मजूल वाद्य के निनाद से चतुर प्रिया की भाँति निद्रा ने तृपति जयन्त के नेत्नो को 
छोड दिया-- 


१, जयन्तविजय, ८५/६४ । २ वही, ५/६५॥। 


'अवस्तविजय' भहाक्राव्य मे वर्जत प्रसड्ध ] [२१३ 


सतामाता क्रमण्णद्धलाबणज़शध्वाने प्रवोधक्षते 
सपत्तुन्दरमन्दुरोदरचरहप्ताशय हेघारव । 
माथन्म जू लतूययवर्यनिनदप्रोहाम. लीलायितै- 
स्तस्य क्षोणिपते प्रिग्रेव चतुरा निद्रामुब्नल्लोचने ॥॥* 
निशावसाम की स्लिगध बेला मे चलने वाली कायु मानिनी नायिका के मान 
को भज़ कर देती है जिसके परिणामस्वरूप कामदेव की आज्ञा को पाकर वह स्वय 
ही अपने प्रियतमों का आलिड्भन करने लगती है--- 
मानोत्तानतया सखीयु कलुषा प्रेद्लोलरोबाश्चिरु 
दूलीषु स्वयमानतेडपि दयिते याश्चक्रिरे बक्रताम्‌ । 
ता प्रातश्चरणायुधध्वनिमिभादाज्ञामिवाप्यस्मर- 
क्षोणीशस्य समुत्सुका प्रियपरीरम्भ स्ल्रियस्तन्वते ॥|* 
प्रिय के स्वयं नत होने पर मान की वृद्धि से सखियो पर कलुषित, दूतियों 
पर बढ़े हुए रोषवाली जो स्त्रियाँ वक़्ता को धारण किये हुए थी बे प्रात 
वायु के ध्वनि के बहाने उत्सुकतापूवंक कामदेव की आज्ञा को पाकर अपने प्रियतमो 
का आलिड्भन करने लगी । 
प्रात कालीन सूर्य उदयाचल पर्वत पर उदय होता है किन्तु कवि की कल्पना 
भें मानो वह अपने किसी विपक्षी शूर को देखने के लिए ही पूर्वी पर्वत पर चढ़ 
गया है-- 
मान्मण्डलचक्रवालकलित स्थेय सुखश्षीकर 
सल्यातीतरथश्चवैभवपद नक्षत्नलोपावहम्‌ । 
शकते सूरमपूर्वमोक्षितुमण त्व कौतुकीवाधुना 
पूर्वक्षमाध रमारुरोह॒तपते पराथोजिनीवल्लभ ॥|* 


अर्थात्‌ है राजन्‌ ! अपने मण्डल के चक्रवाल मे सुशोभित स्थिर सुख्र श्री 
वाला, असख्य रथ, अश्व और समृद्धि युक्त नक्षत्रों को लुप्त करने बाला, कौतुकी 
आपके समान यह कमलिनी नायक सूर्य अपूर्व शूर को देखने के लिए पूर्वी पर्बत पर 
चढ़ गया । ऐसा मैं मानता हें । 

सूर्य की किरणो के स्पर्श लाभ होते ही कमलिनी प्रफुल्लित हो जाती है। 
कमलिनी के दलो में रात्निपयेस्त बन्दी रहेने वाला म्रमर स्वतन्त्र हो जाता है। 
प्रस्तुत प्रसड्ठ मे कवि ने प्रकृति मे मानबीय भावनाओं का आरोप किया है जिसके 





१ जयन्तविजय, ८/६७ । 
२ वही, ८-८ । 
३ बही, ८७० | 


२११४ ] [ जैन संस्कृत महाकाज्य“*'"जयन्तविजय 


परिणामस्वरूप मानसिक विकारों एव भावनाओ की भी अभिव्यजता हुई है। कवि 
भ्रमर और सूर॑ मे प्रेम, द्ेष, प्रतिशोध आदि भावनाओं का आरोप करवे हुए 
कहता है-- 
मद्वल्लभा कैरविणीमुपेत्य चुम्बन्यमी रागवतेति राज्ञा।! 
अमोचयत्पड्भुज ग्रुप्तिबद्वान्मित्र प्रभाते बसुभिद्दिरिफान्‌ ॥' 
रात्रि में भ्रमर कमलो के बन्द होने से कमल मे ही बन्द हो जाते हैं और 
प्रात काल सूर्य की किरणों का स्पर्श पाकर कमलो के विकसित होने पर बाहर आते 
हैं । इस प्राकृतिक तथ्य का कवि ने बडा ही मामिक चित्नण प्रस्तुत किया है । कवि 
की कल्पना मे इन भ्रमरो ने रात्रि मे चन्द्रमा को प्रेयसी कुमुदिनी का चुम्बन किया 
है । इसीलिए इनके इस अपराध के कारण चन्द्रमा ने इन्हे कमलरूपी कारागार 
मे बन्द कर दिया है किन्तु प्रात काल सुर्ये अपनी किरणों द्वारा कमलरूपी कारागार 
को खोलकर उन्हे मुक्त करवाता है जैसे कोई राजा अपनी प्रेयसी के कामुक व्यक्ति 
को कारागार मे डाल देता है किन्तु उसका विरोधी धन लेकर उसे मुक्त कर 
देता है । 
इस प्रकार कवि अभयदेव ने अपने पूव॑वर्ती महाकवियों की भांति ही प्रभात 
का मनोरम चित्न प्रस्तुत किया है किन्तु अनेक स्थलों पर कवि की अनेक कल्पनाये 
नवीन एवं मौलिक है । 


सरोवर वर्णन 
सस्कृत साहित्य के कवियों ने अपने महाकाव्यो मे सरोवर का अति रमणीय 
चित्रण भी प्रस्तुत किया है । कवि अभयदेव भी इसी प्राचीन परम्परा का अनुसरण 
करते हुए अपने 'जयन्तविजय' पह्यकाव्य मे सरोवर का रुचिर वर्णन प्रस्तुत करते 
है । कवि के शब्दों मे 'जहाँ पर ससार चक्र के कल्याण कमल का सार पद्माकर 
सुशोभित है जो अद्भुत सम्पत्तियो की रमणीयता की विश्वाम-भूमि है-- 
ससार चक्रस्थ चकास्ति सार प्माकर शमंसरोरुहस्य । 
विश्वामभूमी रमणीयताया य सपदामास्पदमद्भुतानाम्‌ ॥ 
ऐसा वह सरोवर गम्भीरता मे वारिधि को भी तिरस्कृत करता है तथा 
दृष्टिपर्यन्त होने के कारण ससार में सन्‍्जनों को परमाह्मादित करता है-- 
प्रीति परा यत्न नयन्ति लोक सरासिचेतासि च सज्जनानाम्‌ ! 
अद्ृष्टपर्यन्ततया श्ितानि गम्भीरतान्यक्कृतवारिधीनि ॥।* 
१ जयन्तविजय, ८/७१ | 
२ वही, १/३३। 
हे वही, १३७ । 


'जयसल्तविजय' महाकाव्य मे वर्णन प्रसद्भ ] [२१४ 


कवि की कल्पना उस समय चरम सीमा पर पहुँच जाती है जब वह सरोवर 
पर मानवता का आरोप करता है और उसमे मानव की भाँति ही ईर्ष्या-हेष को 
भाषनाएँ व्यक्त करता है-- 
यस्मिन्कटाक्षयल्तीव सरासि क्षीरसागरम्‌ । 
नलात्पलदलैलोलरोलम्बपरिचुम्बित ॥) 
सरोवर में कमल खिले हुए है। उन नील कमलो का परिचुम्बन चचल 
भ्रमर कर रहे है परिणामत वह दोलायमान हो रहे हैं। इस प्राकृतिक दृश्य का 
कवि ने अति सुन्दर निरूपण किया है। वह कहता है, कि खिले हुए नील कमल 
सरोवर के नेत्र है और चचल भ्रमर नेत्र मे रहने वाली काली पुतली हैं। इन्हीं 
नील कमल रूपी नेत्नो के द्वारा मानो वह सरोवर क्षीर सागर पर कटाक्ष कर 
रहा है । 
मानवीकरण के रूप मे प्रकृति का यह रूप पाठक के हृदय को बलातु 
अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है क्योकि मानव के समान सरोवर भी मानसरोबर 
पर ईर्ष्या कर रहा है । 
सरोवर के जल की स्वच्छता का वर्णन करते हुए कवि का कहना है कि 
राहु के द्वारा ग्रसे जाने के भय से भयभीत होकर चन्द्रमा की चन्द्रिका ही मानों 
इसके जल के रूप मे निवास कर रही है किन्तु जन्मभूमि (आकाश) के छूट जाने 
के कारण उसे अत्यन्त दु ख हुआ है और उसी दु ख को वह लहरो की आवाज के 
माध्यम से व्यक्त कर रही है--- 
भयभरशिथिलाजादद्रादगुणा ग्रस्यमान 
त्कथमपि पतिताधश्चन्द्रतश्चन्द्रिकेयम्‌ । 
गगनपतनदु खात्क्रन्दमानेवयस्मि- 
न्गुरुलहरिवि रावैले क्ष्यतेउम्भो मिषिण.. ॥' 
जिस तालाब में भय के भार से शिथिल अद्भ वाले राहु से प्रसी जाती हुई 
यह चन्द्रमा की चन्द्रकान्ति आकाश से किसी तरह गिरी हुई है जो कि गगन से 
गिरने के दु ख से रोती हुई गुरुतर लहरियो की आवाज सी प्रतीत हो रही है । 
ऐसे उस सरोवर में निवास करने वाली लक्ष्मी द्वारा महाकाव्य के नायक 
जयन्त के ग्रेणो का गान करवाने में कवि अपनी अपूर्य शक्ति का परिचय देता है। 
कवि की कल्पना में, सरोवर में निवास करने वाली लक्ष्मो कमलखझूपी नेत्नो से 
लीलापूर्वक पति की भाँति जयन्त को देख रही है। पवन द्वारा उत्प्रेरित तरड्भ- 


१ जयन्तविजय, ३/१४ । 
२ वही, ८३ । 


११६ ] [ जैन संस्कृत महाकाव्य*““'जयन्तविजय 


रूमी हाथो से नते ने कर रही है तथा ऋमरो के सुन्दर शब्दों के व्यांज़ से उसके गुणों 
का गान कऋर रही है-- 
रमण इव सहेल श्रीजयन्ते पुरस्थे 
कुबलयनयंते श्रीगंश्न ते पश्यतीव । 
प्रवनचलितवीचोषाह भिन्‌ त्यतीव 
अमरविश्सनादेसतदगुणान्यायत्तीज ॥* 
इस प्रकार कवि अभयदेव को महाकाध्यो मे वणित 'मानसरोवर', रामायण 
में वणित 'पम्पा' तथा कादम्बरी में वणित 'अक्षोद!' इस सरोवर के सामने सार 
रहित प्रतीत होते हैं । निष्कर्ष यह है कि यह एक अत्यन्त पवित्न एवं महस्वपूर्ण 
असाशय है जिसकी दैमिक जीवन में बंडी उपयोगिता थी । इस प्रकार कवि अभ्यदेव 
द्वारा बणित यह जलाशय वर्णन अत्यन्त मनोहारी है । 


इआतु वर्भन 
कवि अभयदेव ने अपने “'जयन्तविजय' महाकाव्य से पृववेवर्ती कवियों की 
भाँति ही पडऋतु परम्परा का निर्वाह किया है किन्तु वर्षाऋतु की हरीतिमा, शरद 
की निर्मलता, प्रीष्म की उदृण्डता एवं बसन्‍त की मादकता ले कवि को 
अधिक प्रभावित एवं आकर्षित किया है। अतएवं विशेष रूप से इन ऋतुओ का ही 
वर्णन 'जयन्तविजयम्‌' महाकाब्य मे विशेष रुचिकारी एवं रमणीय प्रतीत होता है । 
वबसन्‍्त धर्णन 
कवि ने सर्वप्रथम वसन्‍्त ऋतु का वर्णन किया है। हर्ष और उन्माद के 
प्रतीक ऋतुराज वसन्‍्त के आगमन मात्र से ही प्रकृति की रमणीयता का विस्तार 
हो जाता है। इसीलिए वन्दीगणो के जय-जयकार शब्द की भॉति पदच्चम स्वर से 
नाद करने वाली कोकिला कूृज उठती है-- 
श्री वसन्ततृपते समागमे कोकिलध्वनिरुदच्छल ** । 
बन्दिवुन्दव दना म्वुजान्त र प्रोल्लसज्जयजयारबोपम ॥* 


शीतल, सुरभित एवं मन्द मलयानिल प्रवाहित होने लगती है-- 
केरली कुचबतटी विलासिन कुन्तली चलित कुन्तलाअला । 
सिहलीवदन चुम्बनप्रिया सचरन्ति मलयाचलानिला ॥* 
अर्थात्‌ केरल कामिनी के कुचतट पर विलास करने वाली, कुतल कामिनी के 
१ जयन्तंविजय, ५८/३४ _ 
२ वही, ७/२५। 
३ वही, ७/२७। 


अयनस्तविजय' महाकाध्य मे वन प्रसजु ] [ रकछ 


चश्वल कुन्तल के अश्चल काली, सिहलदीभ की कामिती के मुक्त की शूअने वाली प्रिय ' 
मलयाचल की वायु प्रवाहित होने लगी । 


ब्रसन्‍्त की कामोद्दीपकता लोकश्रसिद्ध 'है अतएवं वसन्‍्त के श्रसड्भु में 
सरकृृत कवियों ने वसंस्त के प्रिय सित्र कामदेव का विविध प्रकार से अर्णन कर 
अपनी कला-चातुरी प्रदर्शित की है। इन स्थलो पर उनकी कल्पना को बिस्तार 
सीमातिक़मण कर गया है। एक से एक सुन्दर उपमा, उस्धेक्षा एवं अतिशयोक्ति 
आदि की सृष्टि हुई है । बसम्त ऋतु मे मानसरोबरों मे जल की कमी के कारण कमल 
सूखने लगते हैं। चम्पा के पुष्प विकसित हो जाते हैं। अंत कामदेव उन जीर्ण- 
शीर्ण निर्गुण कमलो को छोडकर चम्पा के पुष्पो की चाफका आश्रय लेकर बल- 
शाली हो जाता है--- 
कौन्द पुष्ममपहाय जर्जर निर्गु्ण धनुरजायताधिकम्‌ । 
खम्पक प्रसवचापमण्डलीलाभलोलुभभना मनोभव ॥१ 
अर्थात्‌ चम्पा के पुष्प की चाप के लीला के लाभ का लोभी कामदेव जीर्ण 
शीर्ण नियुंण कमलो को छोडकर अधिक बलशाली हुआ । 
इसीलिए भ्रमर समुदाय से चुम्धित चम्पा की कलियाँ पथिफों को मारने के 
लिए कामदेव से बनाये गये विषैले वाण की भाँति सुशोभित हो रही हैं--. 
चचरीकनिकरम्बचुम्बिताश्वम्पकेषु कलिकाश्वकासिरे । 
मन्मथेन पशथिकप्रमाधथितना निरमिता विषशिखा इवेषव ॥* 
वसन्त ऋतु मे आम्र दक्ष मे मंडजरी आ जाती है। उन पर कोकिलें कुजने 
लगती हैं । कवि की कल्पना में, सहकार वृक्ष की मझजरी का रसास्वादन कर बाल- 
कोकिलें विलासी जनों के लिए कामदेव के विजय धनु की ठद्कार को व्यक्त कर 
रही है-- 
यद्दिलिह्म सहकार मञ्जरी कूृजिता किमपि बालकोकिले । 
तद्भार विषमेषुकार्मुकज्यानिनादपदवी. विलासिषु ॥९ 
वसन्‍्त ऋतु विरही जनों के लिए अत्यन्त दु छदायी होती है। इसकी सुभग 
छटा को देखकर उनके हृदय में अपने प्रियतमों से मिलने के लिए उत्कण्ठा बढ़ जाती 
है किन्तु समागम न हो पाने के कारण वे अत्यन्त बेचैन हो जाती है । इसीलिए 
क्षीर सागर से उत्पन्न होने वाला चन्द्रमा अपनी अत्यन्त सुन्दर उज्ज्वल किरणों को 
बिखेरता हुआ भी उनके मत को ह्षित न कर अपितु मलिन ही करता है-- 


१ जयन्तविजय, ७/२६ । २ वही, ७/३०। 
३ बही, ७/२३। 


२१८ ] [ जैन संस्कृत महाकाउंय*““जयन्तविजय 


क्षीरवीर नीधिचारिमुज्जुल मुझचतापि करजालमुज्ज्वलमू । 
रोहिणीप्रणयिना विनिर्ममे स्वैरिणीजनमनों मलीमसम्‌ |!" 


बसन्‍्तश्री के बढने के साथ ही कामदेव कुसुम के शायक को छोडकर वायु 
को अपना शायक बनाता है और अधिक सौरभ वाले उसको धारण करते हुए 
पथ्चिकों को निश्चय ही मार देता है-- ; 
मारुत शरमुपाददे समर कौसुम तमपहाय सायकम्‌ । 
नूनमादधदनूनसौरभ मन्‍्मसाथ_ मलयानिलोध्वगान्‌ ॥।*१ 
कवि अभयदेव ने प्रस्तुत स्थल पर प्रकृति का मानवीकरण भी प्रस्तुत किया 
है । मल्लिका पुष्पो से निकलने वाला मकरन्द ऐसा प्रतीत होता है। मानो प्रोषित- 
पतिकाओ की दुर्देशा को देखकर वह आँसुओ द्वारा अपने हृदय की व्यथा को प्रकट 
कर रहा है । जैसे कोई व्यक्ति किसी की दुर्दशा को देखकर द्रवीभुत हो जाता है और 
उसके नेत्रो से एकाएक अश्रुओ की धारा फूट पडती है । यहाँ पर कवि की प्रकृति भी 
मानव की भाँति सप्राण और स्पन्दनशील है। इसीलिए प्रोषितपतिकाओ को देख- 
कर ऑसू बहा रही है-- 
अध्वगप्रणयिनीपु दुदंशा वीक्ष्यते करुणयेह मल्लिका । 
रोदतीव विपुलाश्रुभिभु श॒स्पन्दमानमकरन्द बिन्दुभि ॥* 
कवि अभयदेव द्वारा वणित इस हृश्य को भी हम कभी नही भूल पकते कि 
जब ऐसे सुभग समय में चारो ओर नाना प्रकार के वृक्ष पुष्पित है किन्तु मधूक के 
ढृक्ष अपने चारो ओर पतन्न समुदाय को छोडे हुए 'हम आश्रवितों से रहित हो गये है 
ऐसा विचार कर दु खी होकर पृथ्वी पर गिर रहे है-- 
त्यक्तपात्ननिकर समन्ततश्चया (?) विरहितो5स्मदाश्रय । 
इत्यमूनि मधुकानि दु खितानीव पेतुरवनीतले तत ॥॥४ 


कवि अभयदेव ने बसन्‍त और बसन्‍्तश्री का वर्णन करने के लिए बसन्त को 
नायक एवं बसन्‍्तश्नी को नाथिका के रूप मे कल्पना करके किडिचित्‌ नवीनता 
प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। उनका कथन है कि जिस प्रकार स्मितमुखी 
कुल-कामिनी अनुराग सागर मे निमग्न होती हुई पति के आगमन पर स्निग्ध आत्म- 
हृदय को समपित करती है उसी प्रकार नवीन बसन्तरूपी प्रियतम के आगमन पर 
बकुल की श्री अनुराग के वशीभूत होती हुई सौन्द्य॑ की माला को समर्पित कर 
रही है-- 


१ जयन्तविजय, ७/३७ । रे वही, ३/४०। 
२ वही, ७३४८ । ४ वही, ७|४७ । 





'जयन्तविजय महाकाव्य में वर्णन प्रसद्भ ] [ २१६ 


प्रेयसा नवसमागमे मधौ तत्क्षणोद्यदनुराससाधरे । 
अर्पेयस्ति बकुलश्रिय” स्रज स्निग्धमात्महुदय त्र सुझ्रुव ॥१ 
यहाँ पर कवि ने बकुल श्री की सती स्त्री से उपमा देकर कोमल भावना 
की सृष्टि की है। कवि की यह कल्पना सुन्दर एवं नवीन प्रतीत होती है । 
बसनन्‍्त ऋतु कामिनियो के लिए विशेष कष्टदायक क्यो होती है ”? इसका 
कवि अभयदेव ने स्पष्ट उत्तर दिया है। उनका कहना है कि कामदेव जिस समय 
अशोक वृक्ष की शाखाओं पर दृष्टिपात करता है उस समय उसे भगवान्‌ शद्धूर के 
तृतीय नेत्र से उत्पन्न अग्नि का स्मरण हो आता है। अत अन्यत्न शरण न पाकर 
विलास की तरद्भों से तरज्ित अद्भनाओ की शरण मे आ बहुँचता है--- 
वीक्ष्य पुष्पितमशोक शाखिन व्यम्बकाम्बकहुताशशझूया ! 
उद्विलासलहरीस्तरज्ि णी रज्ुुना शरणिमादधे समर ॥' 
प्रस्तुत स्थल पर कवि ने अपनी सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति का परिचय दिया है। 
कवि की कल्पना है कि प्रत्येक प्राणी अपनी रक्षा के लिए सुरक्षित स्थान की खोज 
करता है । 
बसन्‍्त ऋतु मे शने -शर्न दिन दीर्घता को प्राप्त होने लगते है। इस सम्बन्ध 
मे कवि का कथन है, कि सूर्य काञ्ची प्रदेश की रहने वाली कामिनियो की काआन 
की किकिणियों की आवाज से जाग गया है तथा मृगनयनियो के लोकोत्तर दोलान्दो- 
लन के कौतुक को देखने मे लीन हो गया है। उसके घोडे थक चुके हैं अत मन्द 
गति से जा रहे है । इसीलिए दिन अत्यन्त बृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं-- 
काधीकाधन किकिणीरणरणत्काराप निद्रस्मर 
दोलान्दोलन कौतुक मृगहशामालोक्य लोकोत्तरम्‌ । 
तत्नासक्तमना प्रयाति नलिनीकान्त प्रशान्तैहँये- 
म॑न्दमन्दमतीव दृद्धिमधिका पुष्णन्त्यमी वासरा ॥5 
अर्थात्‌ का की कान की किकिणियो की आवाज से समाप्त निद्रा- 
वाला, मृगनयनियों के लोकोत्तर दोलान्दोलन के कौतुक को देखकर वहाँ पर आसक्त 
मनवाला नलिनीकान्त थके हुए घोड़ो से अत्यन्त मन्द-मन्द जाता है अतएवं दिन 
अत्यन्त बृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं । 
बसनन्‍्त ऋतु में तायिका के पाद-प्रहार से अशोक वृक्ष के युष्पित होने की 
ओर भी कवि अभयदेव की दृष्टि गयी है--- 


है| जयन्तविजय, ७१५० । 
२ वही, ७/४५१। 
३, वही, ७/७४ ! 


२२० ] [ जैत संस्कृत महाकाव्य'“''अयस्तविणय 


स्त्ैणे पादप्रहारै. कुक्कलशतठीताडने रीक्षणाओ- 
निश्चिन्तन्ये (?) प्यशोक प्रमुखविटषिता पुष्पराजिच्छलेन 
ज्यक्त कामानुराग प्रसरति पुलके कामुकानामिवास्थ 
फ्राज्ये राज्ये बिलासातिशय इह मधौ कस्य धत्ते न चित्रमू ॥।" 
अर्थात्‌ स्त्रियों के पैर के प्रहार, कुचकलशतरी के ताइन एवं अवलोकन से 
निरंभयपूर्वक अशोक के पुथ्पित होने पर, काम के बढ़े हुए राज्य में यह मधुमास 
किसके मन मे विलासातिशयता को धारण नही करता ? यह विचित्न ही है । 
इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि बसन्त के वर्णन से कवि ने अपनी 
अपूर्वे प्रतिभा का परिचय दिया है। उसका यह वर्णन परम्परागत होते हुए भो 
मौलिक भावनाओ से ओतम-प्रोत है । 
ग्रोष्म ऋतु वर्णत 
बसनन्‍्त ऋतु के अनन्तर कवि अभयदेव ने क्रमानुसार ग्रीष्म ऋतु का वर्णन 
प्रस्तुत किया है | ग्रीष्म ऋतु के आते ही सूर्य उग्र हो जाता है। 'जयन्तविजय' में 
वर्णन करते हुए कवि का कथन है कि 'दृक्षो पर दावाग्ति की भाँति भयकर परिताप 
का भार सूर्य के निकलते ही पृथ्वी पर उदित होता है। ऐसी निदाघ ऋतु क्या 
दुर्जेन नही है ? (अर्थात्‌ अवश्य ही दुर्जन है। 
यदभिसगमत खलु मित्नतो<थ्प्युदयते परितापभरों भुवि। 
उपदवादिव वीरुधिदारुण किमु निदाघ ऋतु स नदुर्जन ॥* 


ग्रीष्म ऋतु की प्रचण्ठता के कारण सम्पूर्ण जगत सतप्त रहता है । किसी 
को शीतलता प्राप्त नही होती है । सृष्टि का सृजन करने वाले विधि ने ही इस 
ऋतु का विधान किया है । अत पुराण पुरुष होते हुए भी उन्हे अपनी मूर्खता के 
कारण पृथ्वी पर कल कित होना पड़ा है-- 
अकृत सृष्टिममुष्य सरस्वती सुचिर शोषक्ृतोषपि ऋतोविधि । 
भुवि पुराणपुमानिति मन्दधीरति कलडूपद स ततोड्जनि ॥४६ 
अर्थात्‌ रसवती वसुन्धरा का भली-भाँति शोषण करनेवाली इस ऋतु का 
विधि ने सृजन किया इसीलिए पृथ्वी पर सबसे प्राचीन पुरुष होकर भी मन्दबुद्धि 
कहलाते हुए वे कलद्धित हुए । 
प्रीष्म ऋतु में सूर्य की जो किरणें त्रिभुवन के लिए दु खदायी होती है । वही 
कमलनियो के लिए दु खदायी क्यो नहीं होती ? इस प्रश्न का हल कवि अपनी सूक्ष्म 
१ जयल्तविजय, ७/७७। .. 
र्‌ वही, १ दर || 
हे वही, १८/३। 


'जयन्तविजय' महाकाव्य में वर्णन प्रसड़ ] [रु 


निरीक्षण शक्ति हारा लौकिक संयार से ही' खोज निकालता है। उसका कहना हैं 
कि 'प्रियतमाओ पर कौंस कोमल नहीं होता ?' अर्थात्‌ सभी होते हैं। इसीलिए सूर्य 
की फकिरणें कमलनियों के लिए दु'खदायी नहीं होतीं--- 
दिनकर” करदण्डनिपाततैस्लिजगर्ता परित परितापद । 
तदपि पद्धुजिनीष्वमृतायते प्रियतमासु न को हि मुदुबंत ॥* 
अर्थात्‌ दितकर अपनी प्रचण्ड किरणों के गिराने से त्िभूवन को चारों ओर 
सतप्त करने वाले हुए किन्तु उनकी किरणों का निपांतन कमलनियों के लिए अमृत 
तुल्य हुआ क्योकि औरतो पर कौन कोमल नहीं होता । «» 
प्रस्तुत स्थल पर कवि ने प्रकृति पर मानवता का आरोप किया है जिसके 
परिणामस्वरूप समस्त मानवीय भावनाएँ प्रस्फुटित हुई हैं। जिस प्रकार अपने 
अत्याचारों से ससार को द्ञस्त करने वाला पुरुष भी अपनी प्रियतमा के प्रति कोमलता 
रखता है। उसी प्रकार सूर्य अपनी प्रचण्ड किरणों से त्िभवन को सन्तप्त करता 
हुआ भी प्रेयसी कमलतियों के प्रति अप्ृत तुल्य शीतलता प्रदान कर रहा है । 
ग्रीष्म की प्रचण्डता का वर्णन करते हुए कवि आगे भी कहता है-- 
पथिष्‌ पान्थजनस्थ चरेणवस्तपनतापवन नखपचा ।(?) 
स्फुरितवक्लिकणैरिव वधिण सततगाश्वनितान्तमरुतुदा ॥* 
अर्थात्‌ पथिको के मार्ग मे नाखूनो को तप्त करने वाली, अग्निकणों के समान 
निरन्तर वर्षा करने वाली धूल सूर्य के ताप वन को सन्तप्त करती हुई निरल्‍्तर ग्रीष्म 
जीवो के लिए दू खदायी हुई । 
ग्रीष्म ऋतु मे दिन बड़े एवं रात्नियाँ छोटी होती है। इस सम्बन्ध में कवि 
अभयदेव का कहना है कि सूर्य ने अत्यन्त तृषाकुल की भाँति समस्त अबनी के रस 
का पान कर डाला है। अतएवं उसका भार अत्यन्त बढ गया है जिसके परिणास- 
स्वरूप उसके रथ मे जुते हुए अश्वों की गति धीमी हो गयी है। फलत दिन निश्चय 
रूप से बढ रहे हैं-- 
बहुतपेत._ रसारसपानतस्तरणिरेष महाभरदुवेह । 
अभवदस्य रथाश्वगति शलैभ्भुवमतो दिनव्ृद्धिरजायत ॥ 
ग्रीष्म ऋतु मे सूर्य की गर्मी से स्त्रियों को बहुत कष्ट होता है अत इस कष्ट 
को शान्त करने के लिए वे प्रसाधन सामग्री का प्रयोग करती हैं। इस सम्बन्ध से 





१ जयन्तविजय, १५/४। 
६ वहीं, १८/५। 
३ वही, १८/६। 


२२२ | [ जैन सस्क्ृत महाकाव्य"'““जयन्तविजय 


कवि का कथन है, कि सरस चन्दन के पड्धु के विलेपन से, सुपनसार के पराग की 
बरड्भो से, शिशिरता आदि गुणों से, निरल्तर चलने वाले सुर और स्क्क आदि 
निदाघ के शत्रुओं से, बादलों के समान कदली दल के मण्डपों से, कामदेव को जगाने 
के लिए निपुणता के पाडित्य से, निरमेल मोतियो के भूषण की भूषा से, चन्द्रमा की 
किरणो से, चन्द्रमा की हचिर किरणों के कोरो से धोये हुए मधुर धरातल वाले 
उपवनो से, खिले हुए सुगन्धित कमल पराग से, तरगित पानी में मुख के धोने से, 
अभीष्ट अन्य शीतलता से, कामोद्दीपक रसपूर्ण रसायनों के भोग के उपयोग लाकर 
भोगी जनो से ससार भर मे निदाघ ऋतु को शीघ्र दबाया गया - 

सरसचन्दनपडू विलेपने सुपनसारपरागतरज्धित । 

शिशिर तादिगुण स्विभि (?) रज्चिते सततगै सुरतक्रमहारिभि ॥ 

घननिभ्न कदलीदलमण्डप स्मरविबोधनबन्धुर पण्डिते । 

विमलमौक्तिकभूषणभूषया. तुहिनरश्मिरसुवाच जलादेया ।॥ 


हिमरुचे रुचिरै करकोरुकैरुपवनैमंघुधोतधरातले । 
स्मितसरोजरज सुरभीभवज्न ' पयस्सु रयस्सु वमज्जन ॥ 
अभिमते शिशिरैरपरैरपि स्मरनरेन्द्ररसाढ्य रसायने । 


जगति भोगिजनेन पुरस्कृतेलंघुनिदाध ऋतु परिभूयते ॥"* 

ग्रीष्म ऋतु मे कवि अभयदेव ने प्रपा का भी मार्भिक वर्णन प्रस्तुत किया है । 
मृगनयनियाँ कुम्भ के जल से प्रपा का निर्माण कर रही है। ऐसे सुभग अवसर पर 
सौन्दर्यरूपी अमृत का पान करते हुए युवकों मे उनके कुचों के प्रति भी अद्भुत 
पिपासा उत्पन्न हो रही है-- 


व्यरचि यो मृगलोचनया प्रपा सुरक्षिकुम्भजलेन युवा तृष । 
लवणिमा मृतनिभरपानतो5जनि स तत्कुचयो स्तृषितो5द्भु तम्‌ ॥। 
कवि का मन निदाघ की प्रचण्डता से ऊब जाता है अत कतिपय श्लोको में 
ही इस ऋतु का वर्णन समाप्त करता है। कवि का कथन है कि अपने शासन के 
द्वारा यह रतिसुन्दरी का प्रियतम अत्यन्त उग्नता को नहीं सहन कर सकता। 
इसीलिए मानों भय से काँपता हुआ यह उग्र ऋतु शीघ्र भाग गया--- 


न परमुग्रमय रतिसुन्दरी प्रियतम सहते निज्रशासनात्त | 
इति भयादिव कम्पितमानसस्त्वरितमुग्रऋतु प्रपलायत ॥* 





१ जयन्तविजय, १८/७-१० । 
२ वही, १५/१२ । 
३ वही, १८/१५ | 


'जयन्तविजय महाकाव्य मे वर्णन प्रसद्भ ] [२२३ 


वर्षा ऋतु वर्णन । 
ग्रीष्म ऋतु के अनस्तर वर्षा ऋतु का आममन होता है । कवि अभ्यदेव ने 
अपने 'जयन्तविजय' महाकाण्य मे इस ऋतु का मनोहारी वर्णन प्रस्तुत किया है । 
कवि वर्षा ऋतु का मानवीकरण करते हुए कहता है कि यह वर्षा ऋतु रूपी राजा 
निदाघ ऋतु को पराजित करने के लिए ही पृथ्वी पर अवतीर्ण हुआ है । जय-जयकार 
करने वाले मड़ल पाठकों की भाँति मयूरों के समृह इसका जय-जयकार कर रहे 
हैं । मेघो की आवाज के व्याज से ही विजय-दुन्दुभि बज रही है। मेधो के मध्य 
विचरणशील विषकण्टिका ही इसका चंबर है तथा पृथ्वी पर उगे हुए शिलन्प्री 
पृष्पो के छत्न (आतप वारण) को यह धारण किये हुए है- 
जयजयोन्मुखमड़लपाठकरिव कलापिकुल कलनादिधि । 
घनघनाघनधोषमिषेण _च्‌ प्रसृमरै्जयदुन्दुभिनि स्वने ॥! 
जलदमध्यचलटद्विशकण्टिकावनिभिषाच्चमरैश्व चलाचले । 
स्फुटशिलन्धिततातपवारणैर्भेवि तपात्ययभूभृूदवातरत्‌ ॥* 
वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए कवि अभयदेव ने निदाघ की प्रचण्डता से तप्त 
पृथ्वी को नवीन जीवन प्रदान करने वाली सुधास्यन्दिनी जलधारा का भी मनोहारी 
वर्णन प्रस्तुत किया है - 
जलदवारिकण परिचुम्बित नवकदम्बमुदण्चितकेसरम्‌ । 
अनुकरोति विलासिनमुच्चक॑ पुलकित दयितापरिरम्भण ॥।* 
अर्थात्‌ (वर्षा ऋतु ने) दयिता के आलिज्भुन से पुलकित बिलासी की भाँति 
नये निकले हुए केसर वाले नवकदम्बों को जलद वारिकणों से परिचुम्बित किया । 
यहाँ पर भी मेघ के व्यवहार में नायक के व्यवहार की प्रतीति हो रही है। जिस 
प्रकार कोई नायक बहुत दिनो के पश्चात्‌ नायिका से मिलने के उपरान्त उसका 
चुम्बन करता है। उसी प्रकार मेघ ग्रीष्ण के उपरान्त नवकदम्बों से मिल रहे हैं । 
अतएव उनके द्वारा चुम्बन करना स्वाभाविक ही है। 
वर्षाऋतु कामोद्दीपषक होती है। अतएव कवि अभयदेव ने कुछ वर्णन 
परम्परागत किये हैं। यथा--आतप को नष्ट करने वाला पयोधर अमृत वृष्टि से 
ससार को सुखी बनाता है किन्तु कामाग्नि से विरहिणियो को सन्तप्त करता है। 
वस्तुत विधि के विविध चरित्र को यही विशेषता है 
भुवनमप्यमृतेते पैरयोधर सुखयति प्रहतातपवैशस । 
विरहिणीदंहति स्मरवक्लिना पुनरहों चरित विविधविधे ॥* 


१ जयन्तविजय, १८/१६-१७ । २ वही, १:/२४ | 
३ वही, १८/२२ | 


४ 


२२४ ] [ जैन संस्कृत महाकाव्य** जयन्तविजय 


इसीलिए तो मतस्विनी के स्पष्ट मान के खण्डन करने में निषुण विलासी 
जगत के कामियो के उपकारी नव वारिद के आने पर उसका सम्मान किया जाता 
है । कथि के शब्दों मे--- 
जगविलासमये४पि मनस्विनी स्फुरितमानविखण्डनपण्शितें । 
नवघनेबहुमानपरम्परा. निशमभूदुषकारिणि कामिसास्‌ ॥।" 
केतकी की कामोह्दीपकता का वर्णन करते हुए कवि का कथन है कि स्पष्ट 
केतकी थुति वाले कुटजों से बढ़ी हुई कटाक्ष परम्परा वाली मुस्कुराती हुई यह 
बादलों की विभूति भूमण्डल पर सुशोभित हुई-- 
स्मितवती कुटजै स्फुटकेतक्रीक्षुतिभिरिद्धकटाक्षपरम्परा । 
घनविभूतिरियं जगतीतले ललति रज्जितकामनरेश्वर ॥* 
प्रस्तुत स्थल पर भी कवि ने मेघ तथा केतकी पर नायक एवं नायिका का 
आरोप किया है । 
कवि अभयदठेव ने वर्षाऋतु मे प्रवाहित होने वाली नदियों का भी मनोहारी 
चित्नण प्रस्तुत किया है--पर्ववत की चोटियों से गिरते वाली नदियों का जल-प्रवाह 
मानों त्िलोक का उपकार करने से घूमते हुए बादलों के यश के समान सुशोभित 
हो रहा है-- 
गिरिशिर परिपातितरज्ि णीतरलतुज्भतरड्भपय प्लव । 
त्िजगतामुपकारितया प्रमञश इव प्रतिभाति पयोगुच ।॥६'* 
इस प्रकार कवि अभयदेव द्वारा वर्णित वर्षाऋतु के वर्णन मे सरलता और 
स्वाभाविकता है तथा प्रसाद गुण ने उसके सौन्दर्य को चरम सीमा पर पहुँचा 
दिया है । 
शरद ऋतु वर्णन 
वर्षा ऋतु के उपरान्त शरद ऋतु का आगमन होता है। कवि अभयदेव ने 
'जयन्तविजय' महाकाव्य मे शरद ऋतु का चित्रण करने मे अपनी विशेष सहृंदयता एवं 
सुरुचि का परिचय दिया है। शरत्कालीन दृश्य को कवि ने अत्यन्त रोचकता के साथ 
अनुप्रास, यमक तथा उपमा अलद्धार के माध्यम से चित्षित किया है। काब्यगत 
अलड्ारों के अतिरिक्त कवि का मन कमल समुदाय पर रमण करने वाले हस समूह 
में रम जाता है कारण, कि इस ऋतु मे कमल समुदाय पर कलरव करने बाला हस 
समूह उस पर बलातू रमण करता है क्योकि गुणियों का सगम अत्यन्त इष्ट वस्तुओं 
पर धुरीणता को प्राप्त करता है--- 


१ जयन्तविजय, १५८/२६ । २ वही, १५/२७ | 
३. बही, १५२५ । 


जयन्तविजय” महाकाध्य में वर्णन प्रसद्ध ] [ ९२४ 


इह मरालकुल कमलाकरे सरभस रमते कलकुजितम्‌ ! 
विशदपक्षयतां ग्रृणिसजुम. कलयतीष्टतरेषु धुरीणताब्‌ ॥" 
शरद ऋतु के आगमन मात से ही आकाश निर्मेल हो जाता है। फलत 
विमल घन्द्र की कान्ति द्विगुणित हो उठती है। आकाशमण्डल में व्याप्त नक्षत्र 
समूह भी ऐसा प्रतीत होता है कि मात्रों श्वेत मोती विखेर दिये बये हौं-- 


जलदबन्धनमुक्तिमहे विधो' स्नपयितुर्जलघेरिव वीचित' । 
पतितमुज्ज्वलमौक्तिकमण्डल॑ स्फुरति तारकचक्रमिषादिव ॥* 
शरद ऋतु मे रमणीयता का विस्तार हो जाता है, क्‍योंकि वर्षाऋतु में 
उत्पन्त होने वाला कीचड हृष्टिगोचर नहीं होता है-- 
जयति पद्भुमकारि मम द्विषा जलभृता सरितश्च॑विवधिता । 
इति रुषेव रविस्तद शोषयत्प्रविदधेति तनूरबला हिंता ॥* 
अर्थात्‌ ससार मे पद्धू ने मुझसे देष किया भरा यौर नदियों को बढ़ाया था 
इसलिए कुपित होता हुआ सूर्य उसका शोषण करने लगा तथा अबलाओ के हित के 
लिए तनु शरीर धारण किया । प्रस्तुत स्थल पर कवि ने मानवीय व्यापारों का 
आरोप किया है क्योकि जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपने विपक्षी का दमन करता हुआ 
स्थजनो पर अनुकूल रहता है उसी प्रकार सूर्य अपने विपक्षी का दमन करता हुआ 
भी अबलाओ का हितैषी है । 
शरद ऋतु मे गोपाड्ुनायें जडहन घान से लहलहाते हुए खेतों की रक्षा 
करती हैं। उनके कोकिल कण्ठ से नि सृत ध्वनि तझुणो के लिए घातक हो सकती 
है । अतएव कवि की कल्पना में मृगनयनी नवगोपिकायें हिरण आदि से कलमशाली 
(जडहन धान) वन की उसी प्रकार रक्षा करती हैं जिस प्रकार से कामदेव के वाणों 
के गिरने से नवसगम में अपने कलरवों से तरुणों की रक्षा करती है--- 


कमलशालिवन नवगोषिका सृगहश परिपान्ति मृग।दित । 
कल रवैस्तरुणाल्नवसगमे कुसुमसायकसायकपातत ॥॥*४ 
शरद ऋतु मे शर्ने -शनै चन्द्रमा की शुश्रता पीतिमा मे परिवरतित हो जाती 
है किन्तु अभयदेव इसका कारण भी खोज निकालते हैं-- 





१ जयन्तविजय, १८/३६ | 
२ वही, १५३२७ । 
३ बही, १८/३८ | 
४ वही, १८/४३ । 
१४ 


२२६ | | जैन संस्कृत महाकाव्य”*“जयन्तविजयम 


भृगहशां कलगीतरसे निशि प्रसरतीह जगस्मुदमाययो । 
भसृगवियोगभिया मृगलाड्छन. पुनरकूदतिपराण्डुबपुण्भ बस्‌ ॥" 
अर्थात्‌ रात में मृगनयनियों के कलकलगीत रस के फैलने पर सारा ससार 
परम आनन्द को प्राप्त हुआ परल्तु चन्द्रमा हिरण के वियोग के भय से अत्यन्त पीले 
शरीर वाला फिर से हो गया । ; 
कवि अभयदेव को शरद ऋतु को नारी के रूप मे चित्तित करना विशेष प्रिय 
प्रतीत होता है । उन्होंने अपने 'जयन्तविजय' महाकाव्य मे शरद की कल्पना नारी 
के रूप मे की है--- 
जगति राजसि रक्षयमण्डलैधनसमृद्धिबलैश्वविभूषित । 
इति जयन्ततृप  सुभगर्गुगैह तहदा शरदा समुपासत ॥।* 
अर्थात्‌ जयन्त राजा धन की समृद्धि और बल के अक्षय मण्डल से देदीप्यमान 
ससार में विभूषित है इसलिए उसके शुभगुणों से आक्ृष्ट होकर शरद्‌ ऋतु ने भली- 
भाँति उसकी सेवा की । 


कवि अभयदेव द्वारा की गयी यह कल्पना वस्तुत नवीन नहीं कही जा 
सकती । शरद ऋतु की वध्‌ के रूप मे कल्पना सस्कृत काव्य में अनेक कवियों ने की 
है । सर्वेप्रथण कविकुलगुरु कालिदास ने शरद ऋतु को बध के रूप में चित्रित 
किया है--- 


काशाशुका विकचपद्ममनोशवक्ता सोन्मादहसरवनूपुरनादरम्या । 
आपक्वशालिरुचिरानतगात्नयष्टि प्राप्ता शरन्तवध्‌रिवरूपरम्या ॥* 
अर्थात्‌ विकसित काँस के परिधान धारण किये हुए मत्त हसो की बाली के 
सुन्दर नूपुर पहने हुए, पके हुए धान से मनोहर शरीर बवाती एवं विकसित कमल 
रूपी मुख वाली शरद ऋतु नवविवाहिता रूपवती वधू के समान आ पहुँची । 
महाकवि भारवि ने भी शरद्‌ ऋतु की वधू अथवा अद्भुना के रूप में कल्पना 
की है--- 
धृतबिसवलयावलिवंहन्ती कुमुदवर्नकदुकूलमात्तबाणा । 
शरदमलतले सरोजपाणाौ धनसमयेन वधूरिवाललम्बे ॥९ 
अर्थात्‌ मृणालतन्तुरूप ककण को, कुमुदनी के वन रूप वस्त्र को एवं वाण 
के पुष्पो को धारण करती हुई शरदरूपी वध के सुकोमल कर-कमलो का आलभ्वन 
वर्षा ऋतु रूपी वर ने किया । 





१ जयन्तविजय, १८/४५। ३ कालिदास, ऋतु सहार, ३/१। 
२ वही, १८/४६। ४ किराताजु नोय १०/२४ । 


'जयन्तविजय' महाकाव्य मे वर्णन भ्रसजध ] [ २२७ 


भारवि के पश्चात्‌ कबि माघ ने भी शरद्‌ की वधू के रूप में फत्पना दो 
स्थलों पर की है। बधा--- 
सविकचोत्पलचक्षबमैक्षतक्षितिभृतों5कगतां दब्रिताभिव । 
सरदमच्छगलद॒वसंनोपमाक्षमघचनामघनाशकीतेन_॥ ) 
अर्थात्‌ जिनके कीर्तनमात्र से सम्पूर्ण पाप पुझुज नष्ट हो जाते हैं। ऐसे भग- 
वान्‌ कृष्ण ने विकसित कमलखरूपी नेत्नों वाली एवं नीचे गिरते हुए निर्मेल व्त्रों के 
समान श्वेत मेघों से युक्त शरद्‌ ऋतु को रैवकत (राजा) के अज् में विराजमान स्त्री 
की भाँति देखा । 
अपि च-- 
विलुलितामनिले शरदगना नवसरोरुहकेशरसम्भवाम्‌ । 
विकरितु' परिहासविधित्सया हरिवधूरिवधूलिमुदक्षिपत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ शरद बधू ने वायु से उडाई हुई, नवीन कमलो की केसरो से उत्पन्न 
घूलि को परिहास की इच्छा से मानो कृष्ण की स्त्रियों के ऊपर बिखेरने के लिए 
फेक दिया । 
इस प्रकार सस्क्ृत कवियों द्वारा शरद्‌ का वधू के रूप में चित्रण काव्य 
परम्परागत है किन्तु प्रत्येक कवि के वर्णण की शैली मे अपनी मौलिकता है । यदि 
कवि कालिदास ने उपमा और रूपक की ससृष्टि से शरद को एक वध के रूप मे 
चित्रित किया है तो भारवि ने श्लेषमूलातिशयोक्ति एव उपमा के शद्भूर से शरद वधू 
का वर से सम्बन्ध स्थापित कर अपनी नूतन कल्पना का परिचय दिया है । किन्तु 
माघ ने उपमा के आधार पर एक अद्वितीय चित्र ही प्रस्तुत किया है जो कवि कालि- 
दास और भारवि से बिल्कुल ही भिन्‍न है । कवि अभयदेव ने शरद ऋतु का वध्‌ के 
रूप मे चित्रण श्लेघोषमा के माध्यम से किया है जो तुलनात्मक दृष्टि से अधिक 
साम्य रखता है । 
कवि अभयदेव ने अपने 'जयन्तविजय' महाकाव्य मे षड्‌ ऋतुओ मे से 
इन्ही चार ऋतुओ का सामयिक चित्रण प्रस्तुत किया है। ऋतु वर्णन मे कवि प्रकृति 
से अत्यधिक प्रभावित है। ऋतुओ का सम्बन्ध प्रकृति से होने के कारण यह स्वा- 
भाविक ही है। महाकाव्यों की प्राचीन परम्परा को सेंजोते हुए कवि ने नवीनता को 
भी प्रश्नय दिया है । निश्चय ही कवि का यह वर्णन सरस एवं हृदयग्राही है । 
उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि कवि अभयदेव कृत 
वस्तु वर्णन से उनके महाकाव्य मे सरसता और रोचकता का स्पन्दन हुआ है क्योकि 
प्रकृति की मनोरम सौन्दर्य भावना सभी प्राणियों को आकर्षित करती है। सभी के 


१ शिशुपालवध, ६/४२। २ यही, ६/५२ । 


] 


श्श्द | [ बैन सस्कृत महाकाव्य'*“*जवनन्‍्तविजय 


हृदय में प्रकृति की छवि प्राण शोभा आनन्द का साथर उडेल देती है। कवि तो 
और भी सौन्दर्य द्रष्टा होता है। सामान्य जन जिस वस्तु को साधारण दृष्टि से देखते 
हैं कबि उसको उत्कृष्ट रूप में देखता है । कचि अभयदेव द्वारा वर्णित किसी भी चस्ठु 
का अति विस्तारपूर्वक वर्णन न होने के कारण उसमे रोचकता एवं आकर्षण बना 
हुआ है । कालिदास जैसी नैसगिक काव्य प्रतिश्ा की प्रकृष्टता का अधाव होने पर 
भी एवं भारवि, माघ तथा श्रीह्ृवर्ष जैसी क्लिष्टता और पौराणिक श्युत्पत्ति का 
स्पर्श न होने के कारण भी उनका वस्तु वर्णन हृदय सवेद्य है । उपमा और उत्ल्रेक्षा 
की स्वाभाविक छटा पाठक को बलात्‌ अपनी ओर आकृष्ट कर नेती है। सूर्यास्त 
चन्द्रोदय आदि वर्णन मे उनकी वर्णनर्शाक्त अपने सुन्दरतम रूप मे प्रकृष्ट हुई है। 
वस्तु वर्णन में कवि ने प्राय अभिधावृत्ति द्वारा वाच्यरूप मे भाव व्यक्त किये हैं । 
यत्नतत्न व्यज्जता बृत्ति का स्फुरण भी हुआ है । दर्शन के तत्त्वों से प्रभावित होने 
के कारण कवि का लक्ष्य दार्शनिक वस्तुओं का विश्लेषण करना ही अधिक रहा है 
किन्तु फिर भी कवि की अत्त प्रवृत्ति प्राकृतिक छटा को देखने मे रम गयी है। 
फलत वस्तु वर्णन की अप्रतिम क्षमता उसके 'जयन्तविजयम्‌' महाकाव्य में परि- 
लक्षित होती है । 


घदच्ठ अध्याय 


जयन्तविजय' महाकाव्य में रस निरूपण 


रस विषयक विधार 


प्राय” समस्त काज्य-प्रकारों का आत्म-तत्त्व रस है, यही कारण है कि प्राचीन 
, काल से ही काव्य-मर्मशी ने रस की व्यापकता एवं महत्ता को स्वीकार किया है। 
आचाये आनन्दवर्धन के मतानुसार काव्य के शोभावद्धेक तत्त्व, गुणालड्भार-रीत्ति 
एवं छन्‍्द की योजना काव्य मे अन्ततोग्रत्वा रसोत्कर्ष में सहायक सिद्ध होनी 
चाहिए, अन्यथा वे परिहाये है ।" महाकाव्य अथवा नादुक मे सन्धि सन्ध्यगों की 
योजना भी रसानुकूल होनी चाहिए, शास्त्र सम्पादत की इच्छा से नही ।* ध्वन्या- 
लोककार के उपर्युक्त मन्तव्य से स्पष्ट है कि काव्य का मुख्य तत्त्व रस है। अन्य 
तत्त्व रसाश्नित है । 


भरत मुनि ने विभाव, अनुभाव और व्यधिचारी भावो के सबयोग से रस की 
निष्पत्ति बताई है ।* लोक-व्यवहार मे जो कारण, कार्य और सहकारी होते है, वे 
ही जब नाट्य अथवा काव्य मे रति आदि स्थायी भावों के होते है, तब उन्हे कारण, 
कार्य और सहकारी न कहकर विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव कहा जाता 
है । उन विभाव आदि के द्वारा जो स्थायी भाव व्यक्त होता है वह रस कहलाता है ।* 


साहित्य दर्षणकार के अनुसार भी सहृदय-हृदय मे वासनारूप से अवस्थित 
रत्यादि रूप स्थायी भाव जब (कवि वर्णित) विभाव, अनुभाव ओर व्यभिचारी भाव 
के द्वारा अभिव्यक्त हो उठते हूं तब वे रस कहे जाते है ।* 


'जयपन्तविज्य' मे रस योजना 


कवि अभयदेव विरचित “जयन्तविजय' महाकाव्य का प्रधान रस वीर है । 
किन्तु रौद्र ओर भयानक रस वीर रस के परिपोष मे सहायक सिद्ध हुए है। इसके 
अतिरिक्त यथास्थान अड्भ रूप में वात्सल्य, शुद्भार और शान्त रस भी विद्यमान 
है। महाकाव्यों मे प्रधान रस के अतिरिक्त अन्य रसो को भी ग्रौण रूप मे रखन 


१ ध्वन्यालोंक २/१६, ३/१४ । २. बही, २/१२ । 
३ विभावानुभाव व्यभिचारिसयोगाद्रसनिष्पत्ति | --ताटुयशास्त्न, अध्याय ६। 
४ कारणान्यथ कार्याण सहकारीणि यानि च। 
रत्यादे स्थायिनों लोके तानि चेन्नाट्य काब्ययो, ॥ 
विभावानुभावस्तत्‌. कथ्यते व्यभित्नारिण । 
व्यक्तस्स तैविभावाद्यै स्थायी भावों रस स्मृत ॥ --काव्यप्रकाश, ४/२७,२८। 


५ विभावेनानुभावेन व्यक्त सञज्चारिणा तथा। 
रसतामेति रत्यादि स्थायीभाव सचेतसाम्‌ ॥ --साहित्यदर्पण, ३/१॥ 


२३२ ] [ भैन संस्कृत महांकाव्य ''जयन्तविजय 


का विधान किया गया है, क्योंकि मानवीय जीवन एक रस ने होकर बहुभाव समम्बित 
है ।१ अत' महाकाव्य मे अनेक रसो की उपलब्धि उचित तथा स्वाभाविक ही समक्ष 
पड़ली है । 
शूगार रस 
सस्कृत के प्राय सभी काव्यशास्त्रियों ने 'श्वज्भार का विवेचन सर्वप्रथम 
किया है। भोज ने तो श्ुद्भार, बीर आदि दस रसो के स्थान पर रस की सज्ञा केवल 
“अुज़रार' को ही दी है।* आनन्दवर्धन भी इसके महत्त्व को स्वीकार करते हुए 
कहते हैं कि हजार रस समस्त ससारी प्राणियो के अनुभव का विषय होते के 
कारण कमनीयता की हृष्टि से प्रमुख है ।' अत इसके वर्णन में कवि को अत्यन्त 
सावधान एवं प्रयलशील होना चाहिए | इसी कारण सस्कृत साहित्य के महान 
कवियो, आचार्यों तथा मनीषियों ने समस्त रसो मे श्युज्लञार रस को ही अधिक भ्राद्य 
और सरर्वभौम मानकर इसी का ही अधिकाधिक विवेचन किया है ।९ 
“पूद्धार रस' शब्दार्थ की दृष्टि से कामोप्रेक अथवा कामबद्धि का द्योतक 

है | शृद्धार शब्द दो शब्दों के योग से बना है--श्रड़ +आर । 'शू डर” का अर्थ है 
कामोद्रेक अथवा काम की वृद्धि तथा आर गत्यर्थक 'ऋ”'" धातु से बना है जिसका 
अर्थ है प्राप्ति ! अतएव “'्ृद्भार' का अर्थ है 'काम वृद्धि की प्राप्ति! । 'श्ज्भजार 
रस' रति तामक स्थायी भाव से उद्भूत होता है।इस रस के आलम्बन उत्तम 
प्रकृति के प्रमीजन होते हैं। अनुराग शून्य वेश्या नायिका को छोडकर अन्य प्रकार 
की नायिकाएँ तथा दक्षिण आदि प्रकार के नायक ही इसके उपयुक्त आलम्बन 
विभाव होते है ।* 
१ अड्भानि सर्वे रसा ', साहित्यदपंण, ६|३१७। 
२ श्वज्भारवीरकरुणदूभुतरौद्रहास्य 

वीभत्सवत्सल भयानक शान्तनास्न । 

अस्नासिषु दशरसान सुधियो वयतु 

शृद्धारमेव रसनाद्रसमाम नाम ॥--श्रुद्भार प्रकाश पृ० ४७० । 
३ शड्भार रसो हि ससारिणा नियमेनानुभव विषयत्वात्‌ सर्वरसेभ्य कमनीयतया 

प्रधानभूत । --ध्वन्यालोक, ३/३० कारिका । 
४. 0 शा 06 72885 ॥0ए6रा8 शाह (ण 4096९) एए)ए 8 80808 

पिहाए6 णी इग्रशंटातां एछ0609 280. ऐशब्शब ग 0त्ञात्वां 0 88 (8 

एबााएपर४/ 90600 हाधाशाए ॥88 था आंप्रा०४/ एारश३8! 399०७), (686 


जाएटा$ 743॥ए9 छ07९ 000 (8 70907(80 785 ॥7 &!| १8 908525. 
5 & ॥06--/8898॥68 ॥8 घा6 4988$079 रण 8888८) 79०९७708" 98286-333 


५ श्ज़॒ हि. मन्मथोद्भेदस्तदागमनहेतुक । 
उत्तम प्रकृति प्रायो रस अज्ार इष्यते ।। 
परोढा वर्जयित्वा तु वेश्या चानुराणिणीम्‌ । 
आलपघ्वनं नायिका स्युदेक्षिणाद्याश्चनायका ॥ ---साहित्यदर्षण । 





'जयम्तविजय' महाकरव्य मे रस निरूपण ] [ रहे३े 


चन्द्रमा, प्रमर, एकान्त स्थान आदि हसके उद्दीपन विभाव होते हैं। अनुराग 
अकुटि भड़, कटाक्ष आदि उसके अमुभाव तथा उम्नता, भरण, आलस्प, जुगुप्सा के 
अतिरिक्त अन्य (सज्चारी भाव) इसके व्यभिच्रारी भाव होते हैं ।* 


जयन्तविजय” महाकाव्य से श्युज़ूएर के सयोग-वियोग दोनों हीं पक्षों का 
विवेचन हुआ है। इस महाकाव्य में विप्रलम्भ पक्ष प्रथम आया है, संभोग बाद में ! 
विप्रल'भ, शृद्धार-पुर्वराग, मान, प्रवास एवं करुणात्मक राग से चार प्रकार का 
होता है। मिलन के पूर्व नायक और तायिका में मिलन की उत्कण्ठा के कारण 
उत्पन्न होने बाली व्याकुलता को पूर्वराग कहते हैं । पूर्वरराग चार प्रकार से सम्भव 
है--चित्रदर्शन, गुण श्रवण, स्वप्न दर्शन एवं प्रत्यक्ष दर्शन। कवि अभयदेत ते 
“जयन्तविजय' महाकाव्य में गुण श्रवण नामक पूर्वराग का बडा ही सुन्दर उदाहरण 
उपस्थित किया है। यथा--- 


यामिनीचरमयामचिरागे च्रक्रवाक इब सकभृतराग । 
स॒प्रियां नुपतिबशपताका ता तदेक्षितुमभूदतिमेष ॥ 
आस्य सौरभमिलन्मधुपालिध्वानमास लितनूपुर नादे । 
तत्न काचन विभाव्य मृगाक्षी सोडईपि कौतुकवशेन विवेश ॥।* 


अर्थात्‌ उस राजकुमारी के गुणों को सुनकर ही रात्ति के अस्तिम प्रहर के 
सुन्दर समय में चक्रवाक के समान बढ़े हुए अनुराग वाले वे ठृपति जयन्त तृपतिवश 
की पताका के समान भ्रिया को देखने के लिए निनिमेष हुए और मुख की सुगन्ध से 
मिले हुए पराग से ए4 मार्ग में बजते हुए नूपुर नादो से वहाँ पर किसी मृगाक्षी को 
जानकर कुतृहलवश प्रवेश किया । 


प्रस्तुत प्रसद्भ मे रति स्थायीभाव है। आलम्बन कनकवती तथा आश्रय हुप 
जयन्त है । कनकवती का रूप तथा उसके गुण उद्दीपन विभाव हैं । हर्ष, मद, 
ओऔत्सुक्य, चपलता आदि व्यभिचारी भाव है। भावातिरेक के कारण जयन्त का 
प्रस्थान करना अनुभाव है | हे के कारण स्वेद, स्तम्भ आदि सात्विक भाव हैं । 


गुण श्रवण की भाँति ही प्रत्यक्षदशशेन' नामक पू्वराग का भी बहुत ही सुन्दर 
वर्णन कवि अभ्यदेव ने अपने 'जयन्तविजय' महाकाव्य में किया है क्‍योंकि विश्युत्‌ 
१ चन्द्रचन्द्रनरोलम्बस्तादुयुद्दीपन मतम्‌ । 
प्र, विक्षेप कटाक्षादिरनुभाव प्रकीतित ७ 
व्यकत्वोग्रयमरणालस्य जुगप्साव्यभिचारिण । 
स्थायिश्ञावो रति श्याम वर्णोत्य विष्णुदेबत, । --साहित्यदर्पण, ३/१६५ । 


२. जयन्तविजय, १३/६,१० । 





२३४ .] [ जैन सस्क्ृत महाकाव्य"'जमन्तविजय 


की कान्ति को जीतने वाली एवं अपने रूप से त्रिभुवन के नेत्रो को तृपत्त करने 
वाली कसनकवती को देखकर आश्चयें से चकित होकर जयत्त सोचने लगते 
हैं कि क्या इस पर्वेत्त पर पर्बेत पुत्नी पर्वत की सुन्दरता को देखने के लिये आई है ? 
या रति है ? अथवा रमा है ? अन्त में वे यह निश्चय कर लेते है कि निमेष लगने के 
कारण यह मृत्युलोक की ही ललना है। इसके चरणों की सौभाग्य लक्ष्मी के लाभ 
की लम्पटता के कारण पृथ्वी के भार को वहन करने के ब्रत का पालन करते हुये 
कर्म रसिक हो गये । वे कल्पना करते हैं कि इस सुन्दर भौंहो वाली के जुही के समान 
पैर रखने एवं सुवर्णमणि की नृपुर ध्वनियों से कामदेव राजा सर्देव जागता रहता है । 
इसकी सुन्दर रोम रहित निरकृुश जधाओ की रमणीयता को देखकर ऐक ललना ने 
पराभव के दुख के कारण ही वनवास का आश्रय लिया। कवि की कल्पना उस 
समय चरम सीमा पर पहुँच जाती है जब युवराज जयन्त सोचने लगते हैं कि कुचो 
के ग्रुरुतर भार से दबाये गये और विस्तृत जाँघो से रोके गये इसके उदर ने असह्य- 
तम वेदना से ही कृशता को प्राप्त किया है तथा इसको सीधी ऊँची नासिका के 
बगल मे फैले हुए दोनो नेत्र एक नाल में दो कमल के पुष्प के समान सुन्दर वैभव 
को धारण करते हुए से प्रतीत हो रहे है-- 


ता तडिद्द्यूतिविजित्वरकान्ति रूपतपितजगत्यनेत्राम्‌ । 
वीक्ष्यविस्मयतरज्धितचेता स व्यचिन्तयदिद युवराज ॥ 
पर्वते किमिह पर्वतपुत्नरी. पर्व॑तश्रियमवेक्षितुमागात्‌ । 
कि रति किमु रमाखलु नैव मर्त्यलोकललनैव निमेषात्‌ | 
एतदछझप्रि सुभगा कृति लक्ष्मीलाभलम्पटतयेव सदाषि । 
क्षोणिभारवहनब्रतचर्या सेवनेंव.. रसिको$जनि कूर्म ॥ 
सुप्रुव क्रमपरिक्रमणैज्स्था जात्यहेमसणिनूपुरनाद । 
बोभवीति मकरध्वजभूभून्निद्रया सततमेव दरिद्र ॥ 
रामणीयकमनडकुशमस्या जड्डूयोरनघयों रवलोक्य । 
नूनमुद्गतपराभवदु खा संलुरेणललना वनवासम्‌ ॥ 
भारित गुरुभरेण कुचाभ्या विस्तृतेन जघनेन च रुद्धमू । 
इत्यसह्मतमवेदतयेन प्राप्तमेतदुदर तनु कार्श्यम्‌ ॥ 
एतदीय सरलोन्नततासा वशपाश्वेगतलोचनयुस्मम्‌ । 
एकनालकमलद्बयशो भाव भव दधदिव प्रतिभाति ॥" 


यहाँ पर रति स्थायी भाव है। आलम्बन कनकवती तथा आश्रय युवराज 
जयन्त हैं। कनकवती का रूप उद्दीपन विभाव है। हे, उन्‍्माद, ओऔत्सुब्य, चपलता 


१ जयन्तविजय, १३/११, १२, १६, १७, १६, २४ तथा २८ | 


'जयस्तविजय' महाकाज्य मे रस निरूपण ] [२३४ 


| 
आदि व्यभिचारी भाव है। घुन्दरी के ग्रहणार्थ उत्सुकता-अनुभाव है जिसके द्वारा ' 
पूर्ण शयुज़ार की अभिव्यक्ति हो रही है| 
मान---विप्रलम्भ शृद्भार के अन्तर्गत मान का बड़ा ही सरल, स्वाभाविक 

एवं सजीव चित्रण महाकबियों के महाकाव्य से प्रास होता है। कवि अभ्यदेव ने भी 
“जयस्तविजय' महाकावग्य मे नायिका के मान का बड़ा ही सुन्दर चित्नण प्रस्तुत 
किया है । कवि का कथन है कि विशेष वियोगी दिनो मे चित्षित समस्त कानन पर 
ताप से तस्त मातिती के मानस में मदन ने अति विस्तारिता को अआप्त किया । 
इसीलिये तो मनस्विनी के स्पष्ट माल के छण्डन करने मे निपुण विलासी जगत्‌ के 
कामियो के उपकारी नववारिद के आने पर बहुमान परम्परा हुई अर्थात्‌ वर्षा-ऋतु 
का विलासी जगत्‌ ने स्वागत किया क्योकि यह उनकी नायिकाओ के मान को 
खण्डित कर देता है-- 

तत्न चित्रित समस्त काननेध्नेहसि क्षपितविप्रयोगिणि । 

प्राय तापकलितेषु मानिनीमानसेषु मदनोहति विस्तृतिम्‌ ॥* 

जगत बिलाससमये 5पि मनस्विनी स्फुरितमान विखण्डन पण्डिते । 

नवघने वहुमान परम्परा निशमभुदुपकारिणि कामिनाम्‌ ॥* 

सान छण्डन--सस्कृत कवियों ने मान वर्णन के पश्चात्‌ समान खण्डन का भी 

ललित वर्णन प्रस्तुत किया है। 'जयन्तविजय” महाकाव्य मे कवि उसी परम्परा 
का अनुसरण करते हुये मान खण्डन का बडा ही स्वाभाविक वर्णन प्रस्तुत करता 
है-- मृूगनयनियों के मान खण्डन की विधि में वसन्‍्त प्रिय कामदेव से कोमल सुन्दर 
निनाद करने वाली कोयल की पड्ल्चम ध्वनि को अस्त्त बनाया गया। इसीलिए पति 
के स्वय नत होने पर भी मान की बृद्धि से सखियो पर कलुषित, वृतियों पर अत्यन्त 
क्रोध करने वाली जो स्त्रियाँ वक़्ता की धारण किये हुए थी, वे स्त्रियाँ प्रात वायु 
की ध्वनि के बहाने उत्सुकतापूर्वंक कामदेव की आज्ञा को पाकर प्रिय का आलि- 
फुन करने लगी--- 

माधव प्रणयिना मनोभुवा मानखण्डन विधौ भृगीदशास्‌ । 

कोमलो5पि कलकंणप्ठकासिनी पञथ्चमध्वनिरमीयतास्त्रताम्‌ ॥।' 

मानोत्ताततया सखीधषु कलषा प्रेद्घोलरोषाश्चिर 

ता प्रातश्च रणायुधध्वनिमिभादाज्ञामिवाष्यस्म र- 

क्षोणगीशस्थ समुत्सुका प्रियपरीरम्भ स्त्रियस्तन्वते ॥४ 


जयन्तविजय, ७/३५ | 
वही, ८/३६ 

वही, ७३१ । 

बही, हे कि । 


ज #  >0 


२३६ | ( जैन संस्कृत महाकाव्य "“जम्नन्तविजय 


अपि च-- 
अथकर  जलयन्तैवारिपुर किरद्धि 
स्फुरति क्यिति वर्षाडम्बरेध्म्योन्यमुच्च । 
जलललितिथु तासः प्रीतिवल्लीविज्ञास 
कलयति स व शोष मानमुद्राजवास ॥ 

» अर्थात्‌ जलकैलि के प्रसरु मे कवि अभयदेव का कहना है, कि हाथरूपी 
पिचकारियों से एक दूसरे पर अत्यधिक मात्रा मे जल को बिखेरने से आकाश 
मे वर्षडम्बर को प्रकट करती हुई जल की क्रीडाओ में उनके प्रेमरूपी लता का 
विलास तथा मानरूपी मुद्रा का 'ह्वास उत्पन्न हुआ । 

सम्भोग श्यू बार--- कवि अभयदेव विरचित “जयन्तविजय' महाकाब्य से 
सम्भोग श्ड्भार का भी चरमोत्कर्ष प्रदर्शित किया गया है। अष्टम सर्ग मे जयन्त 
अपनी प्रियाओ के साथ वन विहार, जल विहार आदि का रसास्वादन करते है। 
इस अवसर पर सभोग श्वृज्भार का पूर्ण परिपाक प्राप्त होता है।सभोग श्वद्भार 
के समस्त भेदो--सन्दर्शन, स्पर्श, वस्त्रग्रहण, चुम्बन, आलिड्भरन, दोलान्दोलन, 
पुष्पावतय, जलकेलि आदि का यथोचित वर्णन “जयन्तविजय' महाकाव्य मे प्राप्त 
होता है । 
सन्दर्श का उदाहरण 
व्यालिलिख भुहुरदप्रिणा मही सा चकर्ष भृूश मशुकाड्चलम्‌ । 
श्रीजयन्तयुवराजदर्शन कारिता किमु ने पुष्पधन्चन ॥* 
प्रस्तुत उदाहरण मे उस समय का वर्णन किया गया है जब रतिसुन्दरी 
जयन्त को देखती है । यहाँ रति स्थायी भाव है। आलम्बन विभाव जयन्त तथा 
आश्रय रतिसुन्दरी है । जयन्त का रूप तथा उनके ग्रुण उद्दीपन बिभाव है। हर्ष, 
क्रीडा, मद, जडता, चपलता, औत्सुक्य आदि व्यभिचारी भाव हैं। भूमि को पैर के 
नखो से खोदना, अशुकाञअचल को खीचना आदि अनुभाव है । हषे के कारण स्वेद, 
स्तम्भ आदि सात्विक भाव है। यहाँ पर नायिका का सभोग अधभिलाषत्व व्यग्य हो 
रहा है। जयन्त को देखते ही उसके हृदय मे सभोगेच्छा बलवती हो जाती है जिसके 
फलस्वरूप वह अपने अशुकाञजचल को बार-बार खीच रही है । 
इसी प्रकार त्रयोदश सर्ग मे जयन्त और कनकवती के परस्पर सन्दर्शन का 
उदाहरण भी कवि अभयदेव ने प्रस्तुत किया है-- 
यत्परस्परसमर्पितनि साचि सचरितनेत्रयुग तत्‌। 
यन्मनोभवमनोरथपात्र तत्तयोरजनि दर्शनमत ॥ 


१. जयन्तविजय, ८३७ । २ बही, १६/३७। 


'अग्रन्तविजय” महाकाव्य मे रस निरूफण ] [२३७ 


झूपकौतुकविलोकनलोल लोचतास्बुजयु्ग च॒ मिथस्तौ । 
हवेविन्दरुभिरियार्थ यत सम स्वाभिवाड्छितकर खल पूज्य: ॥ 
तो मिथोधप्रतिमकौतुक रूप श्री विलोकन विमोहित नेत्ौं। 
तत्क्षणाद मृत सिन्धुतरजभुस्‍्मापिताबिब तदा समभूताम्‌ ॥" 


प्रस्तुत प्रसग में स्थायी भाव रति' है। जयन्त कनकवती की हृद्यस्थ रति 
का आलम्बन तथा रति सुन्दरी जयन्त की हृदयास्थ रति का जआालम्बन विभाव है| 
परस्पर एक दूसरे का रूप तथा ग्रुण उदीपन विभाव है । हर्ष, मद, जडता, भऔत्सुक्य, 
चपलता, मोह आदि व्यभिचारी भाव हैं। नेत्र निमीक्न, वस्त का भीग जाता 
आदि अनुभाव है। हर्ष के कारण स्वेद, रोमाश्थ आदि सात्विक भाव है । 


ह्पश का उदाहरण 


क्वजन जघनविम्बे क्वापि तुड्ुस्तनान्ते 
क्वचिदपि मुखपक्मे कक्‍्वापि कण्ठेःम्बुपूरम्‌ । 
प्रगुणितक रयन्तै रक्षिपत्प्रेयसीना 
करकमलमिवाय_ कामसकेलौ. विलासी ॥ 
यहाँ वायक जयन्त कामकेलि के प्रसम मे कही जघन स्थल पर, कही ऊँचे 
उरोजो पर, कही मुखकमल पर और कही कण्ठ पर भरे हुए पानी के चुल्लू को 
करतल के सदृश फेंक रहे हैं । रति स्थायी भाव है । आलम्बन विभाव नाथिका और 
आश्रय नायक है । सरोवर की शोभा तथा नायिका के अग्रो की सुन्दरता उद्दीषर 
विभाव हैं । नेत्र निमीलन, मुस्कुराहट एवं नत मुख आदि अनुभाव आशक्षिस हैं। 
स्तम्भ, रोमाश्व आदि सात्विक भावों के द्वारा श्र गरार रस की अभिव्यक्ति हुई है । 


बस्वाहरण का उदाहरण 
पयसि लघु निलीन कौतुकेतापकर्ष- 
त्परिहितसि (च) यान्‍्त दक्षयालक्षिकान्त । 
तदनु च स तयोक्त को$पि चौरो:मेव 
सरसविधि बबन्धे बाहुपाशेत सद्य ॥* 
प्रस्तुत प्रसण मे जयन्त अपनी प्रिया के साथ सरोवर मे जलक्रीडा कर रहे 
है । शीक्रतापूर्वक डुबकी लगाये हुए तथा कुतृहलवश वस्त्र खीचते हुए उन्हें किसी 
दक्ष स्त्री के द्वारा पकड़ लिया गया तथा “यह कोई चोर है! इस तरह से कहते हुए 


१ जयन्तविजय, १३/दै८-१०० । 
२ वही, ८४२ । 
३ वही, ८/४१। 


२३६ ] [ जैन संस्कृत महाकाव्य'"'"जयन्तविजय 


बाहुपाश में पकड़ लिया गया । यहाँ रति स्थायों भाव है। परस्पर आलस्बन विभाव 
जयन्त व उनकी प्रिया है। सरोवर की सुन्दरता उद्दीपन विभाव है । हें, उन्‍्माद, 
ओऔत्सुक्य, चपलता आदि व्यभिचारी भाव है। बस्तर ग्रहणार्थ उत्सुकता तथा अनुनय- 
विनय अनुभाव है, जिससे पूर्ण श्यु गोार की अभिव्यक्ति हो रही है। 
पुस्थन का उदाहरण 
कुतलयदलनेत्रा पकवनारंगनव्य- 
त्वगुदितरसघाराक्षेपतों व्याकुलाक्षीम्‌ । 
विदधदय जयस्तो&न्यां चुचुम्बे तदग्रे 
गुरुरिह चतुरत्थे कामदेवो5स्य नूलम्‌ 
प्रस्तुत उद्धरण मे जयन्त वसन्‍्त ऋतु मे अपनी प्रियाओं के साथ विहार कर 
रहे हैं। नाना प्रकार की उनकी क्रीडाओ को देखकर वह प्रेमातुर हो उठते हैं परन्तु 
उन समस्त नायिकाओ के समक्ष चुम्बन करने मे लग्जा का अनुभव करते है। अत 
किसी नायिका के सामने पकी हुई नारगी के वल्कल से निकले हुए रस के गिराने से 
उसे व्याकुल नेत्र वाली करते हुए जयन्त ने कमल दल के समान नेत्न वालो दूसरी 
नायिका का चुम्बन किया । वस्तुत उसकी इस क्रीडा मे कामदेव ही उसका गुरु 
ठहरा । यहाँ रति स्थायी भाव है। जयन्त और उनकी प्रिया परस्पर आलम्बन विभाव 
है | उपवन, वन विहार तथा नायिकाओ की क्रीडाये उद्दीपन विभाव हैं। हर्ष, 
उत्माद, चपलता, औत्सुक्य आदि व्यभिचारी भाव हैं । आलिगन और चुम्बन अनु- 
भाव हैं। रोमाज्, स्वेदादि सात्विक भाव आक्षिस है। जिनके सहयोग से सयोग 
श गार आस्वादित हो रहा है । 
आलिजुन का उदाहरण 
मुद्रितेक्षणपुग. सुखनिद्रामुद्रया नववधृपरिरम्भात्‌ । 
उत्तरगरतिसागरमग्नस्तरक्षण क्षणमिवैष निनाय ॥ 
प्रस्तुत प्रसग मे कवि अभयदेव कुमार जयन्त तथा नवपरिणीता कनकबती 
के परस्पर आलिंगन का वर्णन करते हुए कहते है कि 'राज कुमार ने दोनो नेत्न बन्द 
कर नववधू के परिरम्भन से सुख की निद्रा से उत्कर्ष तरग वाले रलति के सागर में 
निमग्न होते हुए उन क्षणों को एक क्षण के समान बिताया । यहाँ स्थायी भाव रति 
है । जयन्त और कनकवती परस्पर आलम्बन विभाव है । महल की रमणीयता एव 
शय्या की सजावट उद्दीपन विभाव है । हर्ब, उन्माद, चपलता, औत्सुक्य आदि व्यकि- 
चारी भाव है । रोमाच स्वेदादि सात्विक भाव है। इनके सहयोग से सम्भोग 
शृ गार अधिव्यक्त हो रहा है । 
१ जयन्तविजय, ८/२१। 
२ वही, १३(१०१। 


॥* 





'जमन्तविजम' महाकाथ्य में रस निरूपण ] [ रह | 


पृष्पावचय, जलकेलि आदि के उदाहरण वर्णन प्रसंग बाले अध्याय में किये 
जा ज्के हैं । 


वोश्श्त 


“उत्साह रूप स्थायी भाव का आस्वाद ही वीर रस कहा जाता है। इसके 
आशक्षय उत्तम प्रकृत्ति के वीर होते हैं। इसका वर्ण गौर है, तथा इसके देवता महेन्द्र 
हैं। महेन्द्र को सभी का वीराधिपतिस्व प्राप्त है। वीर रस का स्थायीभाव “उत्साह 
है । उत्साह का अर्थ स्पष्ट करते हुए शारदातनय ने “भावप्रकाश' में कहा है कि 
किसी भी कार्ये-विशेष को करने के लिए हमारे सानस में एक विशेष प्रकार की 
सत्वर क्रिया सजग रहती है । इसी क्रिया के द्वारा हम किसी भी कार्य को करने की 
प्रबल इच्छा रखते हैं । यही उत्साह है ।" जिस व्यक्ति मे शक्ति या बल नहीं होता 
उसमे उत्साह भी नहीं होता । भानुदत्त के अनुसार पूर्णतया परिपुष्ट उत्साह अथवा 
सम्पूर्ण इन्द्रियों का प्रहर्ष ही वीर रस है ।* इसके आलम्बन विभाव जितेव्य शलु 
आदि होते है। इन जितेब्य शत्रु आदि की चेष्टायें इसके उद्दीपन विभाव हैं । 
युद्धादि की मामग्री अथवा अन्यान्य सहायक साधनों का अन्वेषण इसका अनुभाव है । 
ध्रृति, मनि, गे, स्मृति, तर्क रोमाउच आदि इसके व्यभिचारी भाव है ।रै 


जयन्तविजय' महाकाव्य का अज्भी रस वीर है| वीर चार प्रकार के माने 
गये है-- दानवीर, धर्मवीर, दयावीर तथा युद्धवीर । वीरता के यह चारो गुण पुरुष 
में प्रदशित किये गये है। कवि अभयदेव के जयन्तविजय महाकाव्य में दानवीर, 
धर्मेवीर एव दयावीर का साड्डोपाड़ चित्रण हुआ है । किन्तु युद्धवीरता का चित्रण 
किड्चित विस्तार के साथ किया गया है--- 


पुद्ध बोर--युद्धवीर का पूर्ण परिपाक चतुथे, नवम, दशम, एकादश तथा 
त्रयोदश सगे मे प्राप्त होता है। इस प्रसद्भ में कुछ उद्धरणों को देख लेना न्‍्याय- 
समत होगा -- 
१ उत्साह सर्वेकृत्येषु सत््वरा मावसी क्रिया । --भावध्रकाश पृ० १३ । 
२ रस सिद्धान्त स्वरूप विश्लेषण, पूृ० ३५४८ पर उद्धृत । 
हे उत्तमप्रकृतिवीर उत्साह स्थायिभावक । 
महेन्द्रदेवतो हेमवर्णोञ्य समुदाहुत ॥ 
आलम्बन विभावास्तु विजेत व्यादयोमता । 
बिजेतव्यादिचेष्टा. द्यास्तस्पोद्टीपन. रूपिण । 
अनुभावास्तु तत्॒ स्‍्यु सहायान्वेषणादय । 
सञ्चारिणास्तु धृतिमति अक 3 ततरकरोमाञ्चा ॥ 
सच दानधर्मयुद्धं देयया चर समन्वितश्चतुर्धास्थात्‌ ॥ 
--साहित्यदर्पण, २/२१२-२३४ । 








२४० ] [ जैत संस्कृत महाकाध्य'““'जयस्तविजय 


स विक्रमक्षोणिधवात्वय्राम्बर प्रभाकर प्रीणितबन्धुपद्धूज । 
असीमतेज शमितारिकौशिकस्तत प्रतस्थे थतुरज़ुसेनया ।।*१ 
प्रस्तुत स्थल पर पिता विक्रमसिंद को आज्ञा से मुद्ध के लिए जाते हुए 
युवराज जयन्त का वर्णन किया गया है। 'उत्साह' स्थायी भाव है। आलम्बन विभाव 
सिंहलराज तथा प्रश्नय जयन्त है। हरिराज की सेना उद्दीपन है। जयन्त के पास 
इनके गर्वोक्तपूर्ण सन्देश अनुभाव हैं। गवें, आवेग, अमर्ष आदि स्थायी भाव है 
जिनके सहयोग से वीर रस आस्वादित हो रहा है । 
पुनश्च--- 
अथविक्रमभूभर्तु पुत्र प्राज्यपराक्रम । 
प्रताप इब पिण्डस्थ प्रतस्थे दिग्जिगीषया ॥ 
श्री जयन्त सतत पूर्व पूर्वस्यामचलहिशि । 
चतुरज्भचमुश्चक्रे चलयन्नचलामपि ॥। 
ततश्चीर खुरक्षुण्णक्ष्मापीठप्रभवैभू शम्‌ । 
रजोमिरभवन्वन्ध्यावापारास्तरणेस्त्विव ॥ 
तस्मिश्बलतिभूपालमौ लिलालित शासने । 
अहितानामव्धेन्तत्नास श्वासमहोर्मय ॥* 


प्रस्तुत प्रसड्भ मे युवराज जयन्त के दिग्विजय के लिए प्रस्थान का वर्णन किया 
गया है। यहाँ 'उत्साह' स्थायी भाव है। विपक्षी राज आलम्बन एवं आश्रय जयन्त 
हैं । दिग्विजय की अभिलाषा उद्दीपन विभाव है । विपक्षी राजाओ को युद्ध के लिए 
आमन्त्रित करना एवं गर्वोक्ति अनुभाव है । गर्ग, औत्सुक्य, मद तथा असूया आदि 
व्यभिचारी भाव हैं जिनसे उत्साह” परिपोष्य प्राप्त कर युद्ध वीर मे आस्वादित हो 
रहा है । 

युद्ध के लिए प्रस्थान करते हुए सैनिको मे वीर रस का सुन्दर निर्वाह करते 
हुए कवि अभयदेव कहते हैं कि शीघ्र होने वाले समग्राम के उत्साही वीर समूहो के 
मन मे दर्प व्याप्त हो गया और हर्षातिरिक के कारण रोमाञज्च शरीर मे उत्पन्न 
हो गया जिसके परिणामस्वरूप उनके शरीर मे कवच बडी कठिनाई से आ रहा 
हैं। मुझ नवीन विजयश्नी का तुम्हारी बल्‍लभा से आज सपत्न हो' इस प्रकार गद- 
गद वाणी से प्रिय आशीर्वाद को प्राप्त कर कोई बीर रण में अत्यन्त हषित हो 
रहा है-- 

आसन्तसग्रामसमुत्सहिष्णोर्वीरत्र जस्यानशिरे_ मनांसि । 





१ जयन्तविजय, &६/६८। 
२ वही ११/१-२, ४-४ 


जयमन्तविजय' महाकाव्य मे रस निरूपण ) [२४१ 


रणोत्सबोत्साह समुद्भ विष्णु रोमाञयबडन्वत्कवत्षान्तरस्थ । 

एकस्थ कस्यापि महाभटस्थ भातिस्मकृच्छे गतनौतनुत्रम्‌ । 

सापत्नयमप्यस्तु जयश्रियामे नवीनया वल्लभया तवाध | 

प्रियाशिष गदगदया गिरेति श्रुत्ता ययौ कोषपि रणेप्तिहपित ॥" 

यहाँ वीरो के हृदय मे उत्साह स्थायीभाव हैं। वैरी हरिराज आलम्बत 

तथा जयन्त आश्रय हैं। हरिराज का सीमा पर आ जाना तथा जयन्त द्वारा युद्ध की 
आज्ञा देता उद्दीपन विशभाव है । वीरों का कवच धारण करना, निर्भय होकर बुद्ध के 
लिए प्रस्थान करना, शरीर का रोमाड्िचित होना अनुभाव है। गर्व, आवेग, 
औत्सुक्य, हर्ष आदि सजञ्चारी भाव है। इस प्रकार युद्ध अ्रमाण जनित उत्साह की 
भव्य निदर्शना यहाँ प्रस्तुत की गयी है । 


युद्ध क्षेत्र मे एकत्नित होने वाली सेनाओ के अप्रतिम उत्साह” का वर्णन 
करने में कवि को विशेष सफलता मिली है। यधा--- 


तदाग्रसैन्ये रणतूयंनाद॑. सहाच्छलदि्भिस्तुमलोल्यणास्थै । 
शितास्त्रशस्त्रैवंबृषेडतिमात्न वर्षाम्बुवाहैरिव वारिवार ॥ 
योधे प्रसिद्धेयुयुधेरिसों (रो) धैे सहाश्ववारै सममश्ववारै । 
रथिप्रवीरे रथक॑श्च साधध॑ समानकक्षैजयबद्ध  लक्ष ॥ 
विनश्वरै रप्यसुभि_ स्वकीयैरनश्वर जन्ययशो<र्थयद्मि । 
राजन्यकैस्तत्र चिर “*“*““““चक्रेहहपूविकापूर्वकमाजिकेलि ॥। 
भटस्यकस्यापि बभौ शितासिभिन्नेभकुम्भोच्छलिता पतन्ती । 
मुक्तावली मूृद्धेनिपुष्पदृष्टिमुक्तेव. देवैरबदानतोषात्‌ ॥ 
मा कादिशीकत्वसिहाश्रयध्वयशश्चिनुध्व निजपूर्वजानाम्‌ । 
अरृष्टपूर्व भवता हि पृष्ट सख्येष्वयि * वैरिवीरे ॥ 
कोलाहल सिहलराजसैन्ये जित जित न प्रभुणेत्युदस्थात्‌ ॥। 
मूच्छावसाने च स भोमसेनोः्प्यथात्मसैन्यप्रमदेन साधंम्‌ । 
नीरन्प्रवाणान्तरितान्तरिक्ष न्‍्याक्ककारनादैबेंधिरी कृताशम्‌ ।। 
रणे तयो स्फूजितमूजित तब्दभूव वा गोचरमेति यक्त ॥* 


प्रस्तुत प्रसज्ञ मे जयन्त और हरिराज दोनो की सेना में वर्षाकालीन मेघो 
से जल की भाँति रण के तूर्यनाद के साथ अस्त्र-शस्त्नो की वर्षा कर रही है। युद्ध 
स्थल में प्रसिद्ध शत्रुओं के साथ शत्रु, असवारों के साथ असवार और रथी के साथ 
रथो जय के लक्ष्य को बाँधते हुए डटे हुए हैं। राजागण अपने प्राणो के मोह को छोड- 


१ जयन्तविजय, १०/२७, २६, ३२ | 
२ वही, १०(र६-४२, ४६, ५५, १७ । 
१६ 


२४२ ] [ जैन सस्क्ृत महाकाव्य'"“*जयन्तविजय 


कर अविनाशी यश की प्रथम प्राप्ति की आकुलता से युद्ध कर रहे है। किसी बीर 
के शिर पर तीक्ष्ण तलवार से काटे गये गजमस्तक से उछल कर गिरी हुई मुक्तावली 
दान से तुष्ट देवताओ के द्वारा छोडी गयी पुष्पन्नष्टि के समान सुशोभित हो रही 
है । ऐसे घमासान युद्ध मे सैनिको का उत्साह प्रशसनीय है। उनका कहना है कि 
किसी दिशा को मत जाओ, यही पर रहो, अपने पूर्वजों के यश को एकत्रित करो, 
क्योकि युद्धस्थली मे आपकी पीठ शत्रुओ ने कभी नहीं देखी है। तदनन्तर 'हमारे 
प्रभु ते जीत लिया, जीत लिया' इस तरह से कोलाहल सिहलराज की सेता में 
उठ खडा हुआ और मूर्छा की समाप्ति मे वह बीर भीमसेन भी अपनी सेना 
की प्रसन्नता के साथ उठ खडा हुआ | वहाँ पर अत्यधिक बाणों के गिरने से आकाश 
नीरन्ध हो गया । नगाडो की आवाज से दिशाएँ बहरी हो गयी ! उन दोनो के बढ़े 
हुए ऊर्जित तेज के युद्ध मे जो हुआ वह दृष्टिपथ पर नही आया । 


कवि आगे कहता है कि ये दोतो अत्यन्त बलशाली परिश्रमी और 
अस्त चलाने में समान है इनकी इस वीरता को देखकर इन दोनों मे से कौन विजयी 
होगा । इस तरह से विधाता को भी सन्देह हुआ । तलवार का तलवार में, बाण 
का बाण से जवाब देने वाले युद्ध को करते हुए एवं अपार कुतृहल रस को दृष्टि के 
सामने फैलाते हुए उन दोनो के युद्ध के गुण के उत्कर्ष और अपकर्ष के क्षण में विमुग्ध 
विजयश्री से किसके पास जाऊँ ? इस तरह से परेशान होकर विचारा गया-- 
एतावुभावष्यनिवार्यवीयाँ कृतश्रमा द्वावपि चास्त्शस्त्नौ । 
युद्धे सदक्षावथ वीक्ष्य वीर जेतानयो क समशेरतेत्थम्‌ ॥। 


खड्ढ खड्धिशराशरप्रभुतिभियुद्धपकारे. युध 
कारकारमपार कौतुकरस विस्तारयन्तो हशाम्‌ । 
प्रत्येक विजयश्रिया रणगुणोत्कर्षापकर्ष क्षणे 


के यामीति विमुस्धया प्रतिकल तौ खिन्नया ॥) 
वीर रस का जहाँ अन्तिम उत्कर्प है ऐसी युद्ध की भीषणता का वर्णन करते 
हुए कवि कहता है कि उस युद्धस्थल में कटे हुए हाथियों के कुम्भस्थल से गिरे हुए 
मोती के दाने कुमार के शौर्य की अदभुत क्रिया से रणक्षेत्र के हास्य के आलस्य को 
तरह सुशोभित हुए-- 
रराज तत्र क्षतकुम्भि कुम्भस्थलीगलन्मौक्तिकचक्रवालम्‌ । 
कुमार शौर्याद्भुतरड्जिताया रणक्षमाया इव हास्यलास्यम्‌ ।। 
इस प्रकार प्रस्तुत स्थल में 'उत्माह' स्थायी भाव है। आलम्बन विभाव 
हरिराज तथा आश्रय जयन्त है। युद्धस्थल मे बजायी गई भेरी, वीरो की ललकार, 





१ जयन्तविजय, १०/५८, ७१ । २ वही, १०(६४ । 


'जयन्तविजय' सहाकाव्य मे रस निरूपण ] [२४३ 


अस्त्-शस्तों की आवाज उद्दीपन विभाव है। जयन्त के द्वारा वाणों की वृष्टि अनु- 
भाव है। मति, घृति, औत्युक्य, मद आदि व्यभिचारी भाव हैं जिनके योग से वीर 
रस स्पष्ट हो रहा है । 
दिग्विजय प्रसऊू मे युद्ध की भीषणता का वर्णन करते हुए कवि अभयदेव 
एकादश सर्ग मे भी कहते हैं कि स्वर्ग मे तीक्ष्ण शस्त्रों से उत्पन्न देदीप्यमान सम्पूर्ण 
आतपत्रो (छत्तो) से दित में भी चन्द्र ग्रहण की शद्धा हो गयी। हाथियों से 
स्वतन्त्रतापूर्वक फेंके गये वीरो से महावत मानों यमराज को प्रसन्‍न करने के लिए 
पेंट चढ़ा रहे हैं। आपस मे शस्त्रो के सघषंण से उत्पन्त होने बाल्बी अग्नि स्फुलिज 
को मानों विजय लक्ष्मी ने वीरो को देखते के लिए दीपक की भाँति जलामा है-“ 
सोमग्रहणशड्भा भूदातपत्रन समस्तक । 
दिवापि दिवि दीव्यदिभ शितशस्त्समुद्धते ॥ 
गजेन्द्रान्क्षे पितैवीरे स्वैरमाधो रणाबभु । 
प्रीतये प्रेतनाथस्य प्रस्तुतोपायला इव ॥ 
परस्परास्त्रसघट्टादेश्षु रग्निस्फुलिड्रका । 
वीरैविलोकनायेवकृता दीपा जयशिय ॥)" 
प्रस्तुत प्रसड्भ में वीरो का उत्साह स्थायी भाव है । विपक्षियों की सेना तथा 
वृष परस्पर आलम्बन एवं आश्रय है । युद्धस्थल में शस्त्रों के सपषेण एवं वीर उद्दी- 
पन विभाव है, दिग्विजय की अभिलाषा अनुभाव है। गये, औत्सुक्य, मद तथा असूया 
आदि व्यभिचारी भावों से वीर रस आस्वादित हो रहा है ! 


दानवीर -कवि अभयदेव ने अपने 'जयन्तविजय' महाकाव्य मे दानवीरता 
के सुन्दर उदाहरण भी प्रस्तुत किये हैं। पाणिग्रहण सस्कार के अवसर पर कवि 
अभयदेव पवनगति की दानवीरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उस कन्यादान के 
अवसर पर पवनगति ने सुवर्ण, घोड़े, हस्तिनी की घटाओ और रत्नकिन्नरों से 
याचक समाज को श्री पति विष्णु की भाँति कर दिया-- 


तत्र दानसमये. खचरेत् प्राज्यवाजिकरटीद्घटाभि । 
स्वर्ण रत्ननिकरैश्व से चक्रे श्रीपति हरिमिवाधिसमाजम्‌ ॥" 
प्रस्तुत उदाहरण में 'उत्साह' स्थायोभाव है । आलम्बन विभाव याचक तथा 
आश्रय पवनगति है। दान के द्वारा राजा का यशोलाभ उद्दीपन विभाव है । याचकों 
को दान देने के साथ ही सम्मान देना अनुभाव है। हर्ष, गर्ब, औत्सुक्य आदि व्यभि- 
चारी भाव है। जिनके परिणामस्वरूप दानवीर अनुभवजस्य हैं । 





१ जयन्तविजब, ११६८, ६४६, ७०। 
२ वही, १३|६४ | 


२४४ ] [ जैन सस्कृत महाकांव्य'**जयन्तविजय 


विक्रमसिह की दानवीरता की प्रशसा करते हुए कवि अभयदेव की कल्पना 
चरम सीमा पर पहुँच जाती है। वह कहता है कि उनके द्वारा भूरिदान सलिल से 
कीतिलता को इतना अधिक सीजचा गया जिससे कि वह विश्वमण्डप के नीचे तारा 
रूपी कुसुम के समान पृथ्वी मे नं समा सकी -- 


लेन कीतिलतिका तथाधिक भूरिदानंसलिलैरसिच्यते । 
तारकाकुसुमशालिनी यथा विश्वमण्डपतले5पि ने मौ ॥॥ 


दानवी रता का गुण पुरुष मे ही पाया जाता है किन्तु कवि अभयदेव ने 
प्रकृति के द्वारा प्राणियों को दान दिलाकर अपनी अद्वितीय प्रतिभा का परिचय 
दिया है | कवि का कथन है, कि जहाँ पर अनेक तरुवर बड़े-बड़े पललवरूपी हाथों 
से शरीधधारियों को खाने के लिए अपनी फलरूपी सम्पत्ति का दान देते हुए कुटुम्बी 
की भाँति स्थित हैं--- 


हस्तैरिवोच्चैस्तरव पलाशैश्छाया दधाना फलसपदा च। 
पथ्यद्चिना पथ्यदनाय यत्न स्वबन्धुबुद्धेध भवन्ति भय ॥' 
धमंबोर-- धमेंवीरता का सुन्दर चित्रण भी कवि अभयदशेव के 
'जयन्तविजय' महाकाव्य मे प्राप्त होता है। महाकाव्य का नायक जयन्त युद्ववीर 
होने के साथ ही साथ धरममंवीर भी है । शत्रु की क्षय. की इच्छा रखने वाला वह 
हरिराज की सीमा पर पहुँचकर भी एकाएक आक्रमण नही करता है। अपितु उसके 
देश की रक्षा ही करता है क्योकि स्वभाव से वैरी नकुल सर्प के गृह मे प्रविष्ट 
होकर उसे नहीं मारता-- 
ररक्षदेश स्वमिवाप्यशत्रों क्षय स तस्वेव यतश्चिकीर्ष । 
स्वभाववैरान्नकुलो हि सर्प निहन्ति नो तत्सदन प्रविष्ट ॥ऐ 
प्रस्तुत प्रसद्भ मे स्थायी भाव “उत्साह” है । आश्रय स्वय राजा जयन्त है। 
राजा के शत्र्‌ आलम्बन है । शत्रु के प्रति राजा का व्यवहार उद्दीपन है । राजा की 
गम्भीरता अनुभाव तथा धर्मयुक्त मति, तर्क आदि सचारी भावों के सहयोग से धर्म- 
वीरता की सिद्धि हो रही है । 
दयाबोीर--बीर रस के प्रभेदो मे 'दयावीर' का भी प्रमुख स्थान है। कवि 
अभयदेव विरचित 'जयन्तविजय' महाकाव्य मे अनेक स्थलो पर इसका प्रयोग किया 
गया है। रक्षणीय उस राजा के राज्याभिषेक को सुनकर उसके पास नतमस्तक 





१ जयन्तविजय, ७/१४८ । 
२ वही, १/३१। 
३ वही, १०|१८। 


जयम्तविजय' महाकाव्य में रस निरूपण ] [ २१४५ 


समस्त भूमिपालों ने आकर प्रणाम करके उसकी सेवा की । फलत उस राजा ने 

अपनी कृपा से राजाओं को आनन्दित किया । बे लोग भी उस राजा के अनन्यगुणों 

से अपने अन्त करण को प्रमुदित करते हुए अपने-अपने राज्य को चले गये--- 
श्रुताभिषिक जनकस्य राज्ये तमेत्य भूयगोचरखेचरेन्द्रा । 
नत्वोपढौक्यो5द्ध _तढोकनानि सिेविरेनक्नशिर किरीटा ॥ 
प्रमोदितास्तेव महाप्रसादनिज निज राज्यमयुविसृष्टा । 
महीपतेस्तस्थ ग्रुणरतन्ये सदानितान्त करणस्ततस्ते ॥" 


यहाँ पर “उत्साह' स्थायी भाव है। राजा जयन्त आश्रय है। आत्मरक्षा 
करने वाले भूमिपाल जो दयनीय परिस्थिति के प्राणी हैं, अनम्लम्बन विभाव है । 
शन्रुओ को पीडा पहुँचाकर विजय प्राप्त करना उद्दीपन विभाव है | परन्तु शत्रु द्वारा 
नत्तमस्तक होना अनुभाव है । हार मान लेने पर राजा को हर्ष की प्राप्ति होती है । 
हर्ष सचारी भाव है| इस प्रकार विभाव, अनुभाव और सचारी भाव के समोग से 
यहाँ पर दानवीर प्रस्फुटित हो रहा है । 


रौद्रस 

रौद्ररस का वर्णन 'जयन्तविजय' महाकाव्य के नवम्‌ एवं चतुर्देश सर्म मे प्राप्त 
होता है | रौद्ररस का स्थायी भाव '्रोध' है। इसका वर्ण रक्त है। इसके देवता 
रुद्र माने जाते है। इसके आलम्बन रूप में शत्र का वर्णन किया जाता है और शर्त्रु 
की चेष्टाये उहीपन विभाव का कार्य करती है। इसकी विशेष उद्दीप्त मुष्टिप्रहार, 
भूपातन, भयकर मार-काट, शरीर विदारण, कठोर वचन, द्रोह सगम्राम, सम्रम 
आदि में हुआ करती है |" भ्रकुटि-भज्भ, दाँत तथा ओठ चबाना, भुजाये फडकाना, 
ललकरना, आरक्त नेत्र, स्वीकृत वीर कर्म वर्णन, शस्त्रोत्क्षेपण, उम्रता, आवेग, 
रोमाञ, स्वेद, कम्प, मद, आक्षेप, क्रहृष्टि आदि इसके अनुभाव है। मोह, अमर्ष 
आदि इसके व्यभिचारी भाव है ।* 


१ जयन्तविजय, १६/४२-४३ । 
२ रीौद्र क्रोधस्थायीभावों रक्तो रूद्गाधिदेवत । 
आलम्बनमरिस्तस्थ तच्चेष्टोद्दीपन मतम्‌ ॥ 
मुष्टिप्रहार पातन विक्रतच्छेदावदा रणोश्चेव । 
सग्रामसश्रमाधैरस्योह्ीप्तिभेवेतू... प्रौढा ॥ --साहित्यदर्पण-३/ २७-२८ । 
३ भ्र॒वि भज्जौष्ठनिर्देश बाहुस्फोटनतर्जना । 
आत्मावदनकथनमायुधोत्क्षेपणानि च्‌॥ 
अनुभावास्तथाक्षेप क्ररः सदर्शनादय । 
उग्रतावेग रो माअस्वेदवेपथबो मद ॥ 
मोहामषवियस्तत्र भावा स्थुव्यभिच्वारिण ॥ --साहित्यदपंण-३/२२६-३० । 


२४६ ] [ जैन सस्क्ृत महाकाव्य जयन्तविजय 


नवम सर्य मे विक्रमसिह अपनी सभा में आये हुए सिंहलेशवर के गज को 
बन्दी बना लेते हैं। कुछ समय के बाद सिहलेश्वर का दूत उसे लेने के लिए सभा में 
आ पहुँचता है । परन्तु विक्रमसिह गज लौटाने से स्पष्ट इन्कार कर देते हैं । दूत 
राजा से अपने पराक्रम के विषय मे बताना च(हता है । परन्तु हृपननन्‍्दन जयन्त उसके 
स्वामी के लिए कटु बचनो का प्रयोग करते है। जयन्त के उन वचनो को सुनकर 
दूत के क्रोधित होने मे रोद्ररस की स्पष्ट अभिव्यक्ति हुई है-- 
निशम्य निन्‍दामथ भर्तुरात्मम परिस्फुरत्कोपभरारुणैक्षण । 
जगाद दूत क्षितिनाथनन्दन प्रकम्पसपबवलितोत्तराधरः ॥| 
निपीड्य दोदेण्डबलेन तत्प्रभुड्धिपाधिराज सह राज्य सपदा । 
«ते यावदादास्यतितावदस्य ते प्रभो प्रतीतिर्न भविष्यति ध्ुवम्‌ ॥" 
अर्थात्‌ अपने स्वामी की निन्‍दा को सुनकर क्रोधयुक्त लाल-लाल नेत्न, वाले 
फडकते हुए रक्तिम अधर वाले एवं काँपते हुए उस द्वत ने राजा के पुत्र (जयन्त) से 
कहा कि है हृपनन्दन ! जबतक अपनी भुजाओ के द्वारा राजसम्पत्ति के साथ आपके 
राज्य तथा गज की जीतकर मेरे प्रभु न ले लेगे तब तक उनके पराक्रम से आपको 
निश्चय ही विश्वास न होगा। यहाँ पर क्रोध स्थ,पी भाव है। आलम्बन विभाव 
भूपति विक्रमसिह एवं उनके पुत्र जयन्त विक्रमसिह तथा आश्रय दूत है। विक्रमसिह्‌ 
द्वारा आत्मश्लाघा एवं हरिराज की निन्‍दा करना उद्दीपन है। नेत्र का रक्त होना, 
ललाट पर भ्रकुटि पड़ना, कॉपना आदि अनुभाव है। गवें, आवेग, अमर्ष , तिरस्कार 
आदि सचारी भाव है । इन सबके सहयोग से दूत का क्रोध रौद्गररस मे आस्वादित 
हो रहा है । 
अपिच --- 
अथेति दृतादबंगस्य सम्यग्विद्याधराणामधिप प्रदधत्तिम्‌ । 
कराल कोपस्फुरदोष्ठ पृष्ट क्षणादभ्द्म्रू कुटिभीषणास्य ॥। 
जयश्रिय सयति लब्धुमिच्छोस्तस्थावभ्‌ स्वेदलवा शरीरे। 
सापत्न्यसभावनया विमुक्ता बाष्पाभ्वुलेशा इव राजलक्ष्म्या ॥ 
दोष्ण क्रंपाणे च रुषाभिताम्रातस्याघदृष्टि शुशुभे पतन्ती। 
सम्रामकालस्थय जयाय पूजानिमित्तमम्भोरुहमालिकेव ।॥। 
- रराजग्रुज्जारूणनेत्न कान्ति करम्बिता तस्य कृपाणलेखा । 
समस्तवैर क्षितिपालशौय सूर्यास्त सध्येव परिस्फुरन्ती ॥ 
करीन्द्र कुम्भाहतिककंशेन से ताडयन्न सतट॒ करेण । 
चिराय वैरिव्ययत प्रसुप्त प्रबोधयव्शौर्यमिव व्यराजत्‌ ॥* 
4 जयन्तविजय, &/र५, ३ । 
२ बही, १४/१-२,४-६ । 


'जयन्तविजय' महाकाव्य मे रस सिरूपण | [२४७ 


प्रस्तुत प्रसज्भ मे महेन्द्र अपने पुत्र के लिए पवनगति से उनकी कनकवती 
कन्या को माँगता है। परन्तु पवनगति जयन्त के साथ पहले ही उस कन्या का 
पाणिग्रहण सस्कार कर देते है। अत महेन्द्र के दृत से उस कन्या को देने से इन्कार 
कर देते हैं। फलत भूपति महेन्द्र दृत के मुख से समाचार पाकर क्रुद्ध होता है। यहाँ 
पर “क्रोध स्थायी भाव है। आलम्बन विभाव पवनगति एवं आश्रय महेन्द्र है। 
पवनगति के जामाता जयन्त द्वारा महेन्द्र की निन्‍्दा एवं उसके दूत का अपमान 
उद्दीपन विभाव है। आँखों का लाल होना, काँपना, ओठो का फड़फडाना आदि 
अनुभाव है | गये, आवेग, अमर्ष , तिरस्कार आदि सचारी , भाव है विद्याघर अधिय 
महेन्द्र का जयन्त पर सहज उत्पन्न होने वाला क्रोध रौद्ररस मे आस्वादित हो 
रहा है । 

सथयानक रस- सस्कृत महाकवियों ने अपने महाकाव्यों मे भयानक रस को 
गौण रूप में स्वीकार किया है। कवि अभयदेव भी इसी परिपाटी का अनुसरण करते 
है । इसका आलम्बत भयोत्यादक हृश्य होते है। इमका वर्ण कृष्ण है और इसके 
देवता काल है | भयोत्यादक मनुष्यो की भीषण चेष्टाये इसके उद्दीपन विभाव है। 
विवर्णता, गदगद भाषण, प्रलय, स्वेद, रोमाच्च, कम्प, हतस्तत , अवलोकन आदि 
इसके अनुभाव है । जुगुप्सा, आवेग, सम्मोह, सत्नास, ग्लानि, दीनता, शका, अपस्मार 
सप्रम, मरण आदि इसके व्यभिचा री भाव होते है ।* 

कवि अभयदेव के 'जयन्तविजय” महाकाव्य मे यत्न-तत्न भयानक रस के 
उदाहरण प्राप्त होते है । एकादश सर्म मे दिग्विजय के लिए जयन्त के प्रस्थान करने 
पर उनके आक्रमण के भय से रात मे गुफा के अन्दर छिपे हुए उसके बैरीगण 
उसके जाज्वल्यमान प्रताप से जलती हुई महौषधियों के लिए ईर्ष्या करते है--- 

तदा पातभयानतक्त निलीता कन्दरोदरे । 
अयूयन्ति महौषध्ये ज्वलन्त्यस्तस्यथ बैरिण ॥* 





१ भयानकौ भय स्थायिभावा भूताधिदेवत । 

सत्नीनीच प्रकृति कृष्णो मतस्तव विशारद ॥ 

यस्मादुत्मग्यते। भीतिस्तदत्नालम्बन मतम्‌ । 

चेष्टा घोरतरास्तस्य भटेदुद्दीगन पुन ॥ 

अनुभावो5धत्त वैवर्ण्प गदगद स्वर भाषणम्‌ | 

प्रलयस्वेद_ रोमाञ्चकम्पादि कौोध्रेक्षणादय ॥ 

जुगुप्सावेगसमोह सत्रासग्लानिदोनता । 

शड्भापस्मार सश्नान्ति मृत्थ्वाद्या व्यभिचारिण ॥ 

-+साहित्यदर्पण, ३२३५-३८ । 

२ जयन्तविजय, ११/(८७। 


२४८ ] [ जैन संस्कृत महाकाज्य “'जयन्तविजय 


यहाँ पर शत्रुओ के सन में आक्रमण की शज्भूत होने से 'भय' स्थायी भाव 
है । जयल्त आलम्बत तथा उसके वैरीमण आश्रय हैं। नृप के प्रताप एवं भ्ौषधियों 
का जलना उद्दीपन विभाव है । शत्रुओं का गुफा मे छिपना अनुभाव है। वियाद, 
दैन्य, चिन्ता आदि व्यभिचारी भाव हैं । इस प्रकार विभावादि के सहयोग से भय 
स्थायी भाव तर्वणा के योग्य हो गया है । 
पुनश्च - 
विलोलकर्णा निलवीचि शीतल सदाभिषिचन्तिकराग्रशीकरे | 
विमूल्छितान्यस्य भयेन दिग्गजान्स्वजातिवात्सल्यधियेव हस्तिन ॥।* 
प्रस्तुत प्रसज् में विक्रमसिह के व्यवहार से असन्तुष्ट सिहलभूष ह।/रराज 
द्वारा जयन्ती पर आक्रमण करने के समय उसकी सेना के हाथियों का वर्णन किया 
गया है। उसके हाथी भय से अपनी जाति की वत्सलता के कारण चड्न्चबल कर्णों 
की वायु के झलोको से शीतल शुण्डो से गिरे हुए जलविन्दुओं से मूछित दिग्गजों का 
निरन्तर अभिषेक कर रहे है । यहाँ पर स्थायी भाव “भय” है। आलम्बन विक्रम- 
सिंह की सेना एवं हरिराज के हाथी आश्रय हैं। विपक्षी सेना की भीषणता उद्दीपन 
विभाव है | हरिराज के हाथियों का फेन डालना उद्दीपन विभाव है। विषाद, चिन्ता 
आदि व्यभिचारी भाव हैं। इस प्रकार इन सबके सहयोग से भय स्थायी भाव परि- 
पुष्ट हो रहा है ' 
युद्ध की भीषणता का वर्णन करते हुए भो कवि अभयदेव कहते है कि उस 
समय धनुष से वादल की भाँति बाणो की झडी लगा देने पर कीतिकदलित राज- 
कुमारों से आकाशगमन सा प्रतीत होने लगा । इस समय कृतान्त को भी केंपा देने 
वाले, भय को भी भयकर लगने वाले तथा वैरीकुल को समाप्त करने वाले युद्ध को 
जयन्त ते किया-- 
तस्मिन्पर्जन्यवत्तज्न शरासार विमुश्वति । 
राजहसे समुड्डीनमुद्भूत कीतिकन्दले | 
भयकर भयस्यापि कृतान्तस्थापि कम्पकृत । 
चकार वैक्रिमिवेरिकुलान्त करण रणम्‌ ॥* 
यहाँ पर घमासान युद्ध का प्रसज्ञ होने से “भय” स्थायी भाव होकर भयानक 
रस का आस्वाद करा रहा है । 
बीभत्स रस--धृणित वस्तु को देखकर मानव मन में जो घुणा की भावना 
उदित होती है, वही वीभत्स रस का स्थायी भाव है। “जुगुप्सा' स्थायी भाव का 


१. जयन्तविजय, ६/५३ । 
२ वही, ११/७३-७४ । 


जयम्तविजय' महाकाब्य मे रस निरूषण ] [ र४ड 


अभिव्यव्जन ही 'वीभत्स रस' है। उसका वर्ण नील है । इसके देवता महाकाल 
हैं। इसके आलम्बन दुर्येन्धमय मास, रक्त, मेदा (चर्बी) आदि है। दुर्गन्धमय 
मासादि में कीड़े पड़ना इसका उद्दीपन विभाव है। थूंकना, मुँह फेरना, नेत्न बन्द 
करना आंदि इसके अनुभाव हैं और मोह, अपस्मार, आवेग, वब्याधि तथा भरण आदि 
इसके व्यभिचारी भाव है |" 


वीभत्स रस प्युगार, करण आदि की भाँति आहलादकारी न होने के कारण 
कवियों को विशेष प्रिय नही रहा है। महाकाब्यों मे उसका वर्णन स्फुटरूप में प्राप्त 
होता है । कवि अभयदेव के काव्य में भी वीभत्स रस निम्न स्थल में दर्शेतीय है-- 


मृतकोटिकरालकलेवर प्रचुरदु सहगन्ध भरावहे । 
अभिमुख|गत गन्धवडैर्मुहुयंदतिदुर विवर्त्यंपि सूच्यते ॥॥ 
मिलिद सझ्य शिवाकृत फेल्कृतैर्यद सुकम्पकृदृद्वितमृद्ध जम्‌ । 
अधिक घृकघनातिदघृत्कत स्खलितकातरजन्तुगतागति ॥ 
भूतदिगन्तरदु श्रवहु कृत विकृतवेषवपुर्मुखनतेने । 
प्रचुरराक्षत भूत पिशाचकैभंय कुलैरि दुर्गपथ दृणाम्‌ ॥ 
विपुल मासवसामदिरोन्मद वितत मुत्कलकेशमवस्त्भृत्‌ ! 
भ्रमति यत्र सताण्ड व डाकिनी कुलमकाल मृतेरिव सादरम्‌ ॥॥ 
निशि च यत्र निशाचर निर्मितामति भयकरकेलिविलोकनम्‌ । 
छलयति सम विधैर्येंघन जन यमगृहा तिथिता नयते चर ताम्‌ ॥ 
किमिंह भूरिवचोभिरुदीरितैस्तदपर भुवि काल निकेतनम्‌ । 
निजगुह स्थिर घैयेवता पुन पितृवन स ददर्श नृपस्‍्तत ॥ 


प्रस्तुत प्रसज्ध में श्मशान के दृश्य का वर्णन किया गया है । यहाँ पर आश्रय, 
पाठक अथवा कवि के हृदय में विद्यमान जुगुप्सा स्थायी भाव है। आलम्बन श्मशान 
है जहाँ अनेक जीव मरे हुये पडे है। श्वुगालियो की आवाज एवं मास, वसा और 
मदिरा आदि से उन्मत्त डाकिनियो का नर्तेन उद्दीपन है। आक्षेप से रोमाश एव 
दृष्टि सकोच को अनुभाव माना जा सकता है । ग्लानि एवं जड़ता सचारी भाव 


१ जुगुप्सा स्थायिभावास्तु वीभत्स कथ्यते रस । 

नीलवर्णो महाकालदेवतोध्यमुदाहृत ॥ 

दुर्गेन्धमासरुधिर मेदास्यालम्बन मतम्‌ । 

ततश्रैव कृमिपातश् मुद्दीपनमुदाह्त म्‌ ।। 

निष्ठीवनास्यवलननेत्र संकीचनादय । 

अनुभावास्वत्न॒मतास्तथा स्युत्यंभिचारिण । 

मोही5पस्मार आवेगोव्याधिश्व मरणादय ॥ --साहित्यदर्पंण, १२३८-४१ । 
२. जयन्तविजय, ४८-१४ । 


२५० |] [ जैन सस्कृत महाकाव्य"““'जय न्‍्तविजय 


है । इन सभी विभाव, अनुभाव एवं व्यभिचारी भाव के सयोग से 'वीभत्स रस' की 
पुष्टि हुई है । 
अदसतरस किसी भी अद्भुत वस्तु, व्यक्ति अथवा घटना को देखकर 
अथवा पढ़कर गुमसुम हो जाना, नेत्नो का स्तब्ध रह जाना स्वाभाविक है। 
/विस्मय! नामक स्थायी भाव का अभिव्यञ्जन ही अदभुत रस है। इसका वर्ण पीत 
है । इसके देवता गन्धर्व है । इसका आलम्बन अलौकिक वस्तु है । अलौकिक वस्तु का 
गुण कीर्तन इसका उद्दीपन है। स्तम्भ, स्वेद, रोमाञच, गदगद स्वर, सश्नम, हर्ष, 
नेत्न विकास आदि इसके अनुभाव हैं | वितंक, आवेग, सप्रम, हर्ष आदि व्यभिचारी 
भाव माने गये है ।" 
सस्कृत महाकाव्यो मे अद्भुत रस गौण रूप मे प्राप्त होता है । कवि 
अभयदेव का महाकाव्य भी इससे अछूता नहीं है। कवि का एक स्थल दर्शनीय 
है - विद्युत की द्युति को जीतने योग्य कान्ति वाली, अपने रूप से त्निलोक के नेत्नो 
को तृप्त रखने वाली उस कनकवती को देखकर चकित होते हुए युवराज जयन्त 
सोचने लगते है कि क्‍या यहाँ इस पर्वत पर पव॑तपुत्नी सुन्दरता को देखने के लिए 
आई है ? या रतति है ? अथवा रमा है ? परन्तु जब वे उसे ध्यानपूर्वक देखते है 
तो उनका आएचये दूर हो जाता है और निरमेष के कारण उसे मृत्युलोक की 
ललना समझते है -- 
ता तडिद्द्युतिविजित्वरकान्ति रूपतपितजगत्नयनेत्नाम्‌ । 
वीक्ष्य विस्मयतरज्ित चेता स व्यचिन्तयदिद युवराज ॥ 
पर्वेते किमिह परवव॑तपुत्री पर्वतश्चियमवेक्षितुमागात्‌ । 
कि रति किमु रमा खलु नैव मर्त्यलोकललनैव निमेषात्‌ ॥। 
प्रस्तुत वर्णन मे युवराज जयन्त को कनकवती के रूप-सौन्दर्य के प्रति 
आश्चय होता है। यहाँ पर जयन्त आश्रय तथा कनकव॒ती विषयालम्बन है। कनक- 
वती का अद्भुत सौन्दर्य ही उद्दीपन है। अद्वितीय सौन्दर्य को देखकर जयन्त का 
आश्चर्य से स्तब्ध रह जाना एवं सभ्रम मे पड जाना ही अनुभाव है। वितक 
सच्चारी भाव है | इस प्रकार इन सबसे पुष्ट होकर विस्मय स्थायी भाव अद्भुत 
रस के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है । 
१९ अदभुतो विस्मयस्थायीभावों गन्धवेदेवत । 
पीतवर्णोवस्तु लोकाति गमालम्बन मतम्‌ ॥ 
गरुणाना तस्थ महिमा भवे दुद्दीपन पुन । 
स्तम्भ स्वेदो5ध रोमाञझच गदगद्‌ स्वरसभ्रमा ॥ 
तथा नेत्र विकासादा अनुभावा प्रकीतिता | 


वितर्क वेग सप्नान्ति हर्षाद व्यभिचारिण ॥ --साहित्यदर्पण, ३/२४२-२४४ । 
२ जयन्तविजय, १३/११-१२ । 


'जयन्तविजय' महाकाव्य मे रस निरूपण ] [ २११ 


अपि च - 


लोचनैरिव विकस्वरपुष्पे पलल्‍लवे करतलैरिवशौण । 
उत्कुचैरिव फलैवन लक्ष्म्यास्तत्न विस्मयमतीव सा भजे ॥। * 


यहाँ पर वन की शोभा का वर्णन किया यया है । जिस शोभा को देखकर 
युवराज चकित हो जाते है । कवि का कथन है कि उस बन में वनलक्ष्मी के नेत्न के 
समान खिले हुए पुष्पो से, करतल के समान रक्तिम पल्‍लवों से और उन्नत कुचों के 
समान फलो से वहाँ पर विस्मय प्रादुभू त हुआ । इस प्रकार “विस्मय' स्थायी भाव 
के द्वारा अद्भुत रस की स्पष्ट अभिव्यक्ति हो रही है 


शान्त रस---कवि अभयदेव ने 'जयन्तविजय' महाकाव्य मे शान्त रस का भी 
वर्णन प्रस्तुत किया है । 'ताट्य-शास्त्र' मे शान्‍्त रस का स्पष्ट उल्लेख न होने के 
कारण शान्त रस के सम्बन्ध मे विभिन्न मत प्रचलित हो गये है । कुछ आचार्यों 
ने तो शान्त नामक रस को स्वीकार ही नही किया है, कुछ आचार्य ऐसे भी हैं 
जिन्होने काव्य मे शान्त रस को स्वीकार किया है किन्तु नादूय में उसका होना 
असम्भव बताते है ।* 


विश्वनाथ कविराज शान्त रस के समर्थक काव्याचार्यों मे है। आचार्य मम्मट 
ते भी शान्त रस का समर्थन किया है, किन्तु शान्त रस के स्थायी भाव के सम्बन्ध 
में दोनो आचार्यो मे मतभेद है। आचार्य मस्मट के अनुसार शान्त रस का स्थायी 
भाव निवेंद है ।* परन्तु विश्वनाथ कविराज ने शान्त रस का स्थायी भाव 'शम' 
को माना है ।” विश्वनाथ के अनुमार शान्‍्त रस वह है जिससे 'शम' रूप स्थायी 
भाव का आस्वाद होता है। इसके आश्रय उत्तम प्रकृति के व्यक्ति होते हैं। इसका 
वर्ण कुन्द स्वेत अथवा इन्द्र स्वेत है। इसके देवता नारायण है। अनित्यता अथवा 
दु खमयता के कारण समस्त सासारिक विषयों की निसारता का ज्ञान अथवा 
साक्षात्‌ परमात्मस्वरूप का ज्ञान ही इसका आलम्बन है! पवित्र आश्रम, भगवान 
की लीला मतियाँ, तीर्थ स्थान, रम्य कानन, साधु सन्‍्तो का सत्सड्भ आदि इसके 
उद्दीपन है। रोमाञज्च आदि अनुभाव हैं और निर्वेद, हर्ष, स्मृति आदि व्यभिचारी 
भाव हैं (९ 


जयन्तविजय, १३/५ । 

शममपि केचित्प्राहु पुष्टिनद्येषु नैतस्य | --दशरूपक, ४/३५। 
निर्वेदस्थायिभावो5स्ति शान्तोईपि नवमी रस । --काव्यप्रकाश, ४/४७ | 
शान्त शम स्थायिभाव उत्तम प्रकृतिमंत । --साहित्यदर्पण, ३/२४५ । 
कुन्देन्दुसुम्दरुष्छाया श्री नारायण दैवत । 
अनित्यत्वादिनाओओेष वस्तुनि सारतातु या । 


मद बन छा 0 0 


२५२ ] [ जैन सस्कृत महाकाव्य'“'जयन्तविजय 


“जयन्तविजय' महाकाण्य मे शान्त रस के उद्धरण भी प्राप्त है क्योकि जिस 
प्रकांर आनन्द की सम्प्राप्ति के लिए शज्ार की परम उपादेयता है उसी प्रकार 
परममोक्ष की आध्यात्मिक सुखानुभूति के लिये शान्त रस की अपेक्षा है। लौकिक 
जगत्‌ से किसी विशेष घटना द्वारा मत पर प्रभाव पड़ने से जब समस्त 
संसार असार, क्षणभगुर तथा दु खमय प्रतीत होता है और सासारिक भोगो से 
वितृष्णा उत्पन्न हो जाती है तो ऐसी स्थिति को ही “निर्वेद” कहते हैं । प्रस्तुत 
प्रसज़ हमे 'जयन्तविजय' महाकाव्य के अष्टादश सर्ग में प्राप्त होता है। राजा 
विक्रमसिंह के हृदय मे ससार की अनित्यता को देखकर विरक्ति की भावना उत्पन्न 
हो जाती है।वे विचारने लगते है यह शरीर जो पहले सुख का साधन था वह भी 
रोग और बृद्धावस्था से ग्रस्त हो जाता है। अत यहाँ पर कौन सा इष्ट फल को 
उत्पन्न करने वाला वन है जो कि दावारिन की शिखा की भाँति क्षणभग्रुर न हो ” 
अर्थात्‌ यहाँ सब कुछ क्षणभगुर ही है। शरद कालीन बादल के सगे भाई की भाँति 
ससार मे उत्पन्न होने वाला सुख है। अभिप्राय यह है, कि वह भी कुछ समय के 
पश्चात्‌ नष्ट हो जाता है तथा परिणाम मे नीरस एवं मुख में मधुर विषतरु की 
भांति मनुष्य पके हुए फल के समान है । अर्थात्‌ जिस प्रकार पका हुआ फल किसी 
समय गिर सकता है, उसी प्रकार मनुष्य भी किसी समय शरीर का त्याग कर सकता 
है, क्योकि ससार में नित्य सब को अनित्यता का कवल बनाते हुए खेल सा हो रहा 
है इसीलिए शीघ्रातिशीत्र अनन्त सनातन अतुलनीय कल्याण वाले ब्रत का आधान 
करना चाहिए -- 

वपुरिद प्रथम सुख साधन तदपि रोगजरादिभिरस्थिरम्‌ । 
किमिह मिष्टफल प्रभव वन वनजवह्लिंशिखाभिरभगुरम्‌ ॥ 
भवति शारदनीरदसोदर सकलमेव भवप्रभव सुखम्‌ । 
परिणती विरस मधुर मुखे विषतरोरिव पक्वफल नृणाम्‌ ॥ 
ब्रिभुवनेष्वपि नित्यमानित्यताकवलित निखिलखलु खेलति । 
तदविलम्बमनन्तसनातनानुपमशर्म कर ब्रतमादधे ॥" 


यहाँ पर राजा विक्रमसिंह के जरावस्थाजन्य ससार की नश्वरता को देखकर 
हृदय मे उत्पन्न विरक्ति का वर्णन किया गया है । अत विक्रमसिह आश्रय है । 
5, 3 3थ 39  त न तक वी तल तीन तत-त+--त>-+म---स-3>+०»--> 3 

परमात्म स्वरूप वा तस्यलम्बन मिष्यते । 

पुष्याश्रम हरिक्षेत्र तीर्थ रम्यवनादय ।॥ 

महापुरुषसड ग्रादयास्तस्योद्दीपनरूपिण . । 

रोमाअ्चाद्यानुभावास्तथा स्युव्यंभिचारिण ।॥ 

निर्वेदहर्षस्मर णय ति भूतदयादय । --साहित्यदर्पण, ३/२४४-४८ । 
१ जयन्तविजय, १८/५०,५५-५६ । 


'जयन्तविजय” महाकाव्य मे रस निरूपण ] [ २५३ 


4 


ससार की अनित्यता “विषय' है। शरद्कालोन बादल एवं पका हुआ फल उद्दीपन 
है। “निर्वेद'! सचारी भाव है। इस प्रकार 'शम' स्थायीभाव शान्त रस की पुष्टि 
कर रहा है । 


वाश्सल्थ रस--कवि अभयदेव विरचित 'जयन्तविजय' महाकाज्य मे 
“बात्सल्य रस” भी हृष्टिगोचर होता है | यद्यपि अभिनवगुष्त, रुद्रट, हेमचन्द्र आदि 
आज्ार्यों ने बात्सल्य को रस के रूप मे स्वीकार नही किया है ।" क्योकि उन्होने इसे 
स्नेह का ही नामान्तर माना है तथा इसका अन्तर्भाव 'भाव' में ही कर लिया है 
किन्तु आचारये विश्वनाथ ने वात्सल्य रस मे चमत्कार होने के कारण स्वतन्त् रूप से 
उसकी प्रतिष्ठा स्थापित की उनके अनुसार इसका स्थायों भाव वात्सल्य प्रेम' है । 
पुत्र आदि इसके आलम्बन विभाव है। पुत्रादि चेष्टाओ मे उनकी विद्या, शूरता, 
दया आदि उद्दीपन विभाव होते हैं। आलिज्भुन, अद्ध स्पर्श, शिशु चुम्बन, सस्नेह 
वीक्षण, रोमाच, आनन्द से अश्रुओ का निकलना आदि इसके अनुभाव हैं। हे, 
गये आदि इसके व्यभिचारी भाव हैं | 


'जयन्तविजय' में अपने शिशु जयन्त को देखकर राजा विक्रमसिंह का हृदय 
पुत्न प्रेम से भर जाता है जो कि वात्सल्य रस का सुन्दर उदाहरण है। कवि के 
शब्दों मे-- 


समभ्रमाथ प्रतिपत्तिपूर्व मुर्बीपते रासनमाश्रितस्य । 
ततो5्नुजन्मानमिव स्मरस्यथ सादर्शेयन्नन्दनमिन्दुकान्तम्‌ ॥। 
तमडूमारोप्य निरूप्य सम्यक्सल्लक्षणैल क्षितकाययष्टिम्‌ । 
अमन्यत क्षोणिपतिधेरित्रीभार समुत्तीर्णमिव स्वदोष्ण ॥ऐ 


अर्थात्‌ सम्भ्रम से उस रानी ने आसन पर बैठे हुए राजा को कामदेव के 
अनुज के समान इन्दुकान्त नन्‍्दत को दिखाया तथा राजा ने उस बालक को गोदी 





१ अभिनवभारती, अध्याय ६, पृ० ६४०, रुद्रट काव्यालकार, १२|३ तथा 
काव्यानुशासन अध्याय २, पृ० ६७। 
२ स्फूट चमत्कारितयवा वत्सल चरस विदु । 
स्थायी वत्सलता स्नेह पृुत्राद्यालम्बन मतस्‌ ॥ 
उदहीपनादि तच्चेष्टा विद्याशौर्य दयादय । 
आलिजुनाज़ूसस्पर्श शिरश्चुम्बनमीक्षणम्‌ ॥ 
पुलकानन्दवाष्पाद्या अनुभावा प्रकोतिता । 
सचारिणो5निष्ट शबद्भुतह॒गर्वादयों. मता ॥ --साहित्यवर्षण, ३२५१-५३ । 
हे जयन्तविजय, ६/६६-६७ । 


२५४ |] [ जैन ससस्‍्कृत महाकाव्य**'जयन्तविजय 


में बैठाकर अच्छे लक्षणों से युक्त उस पुत के शरीर को देखकर अपनी भुजाओ से 
सम्पूर्ण पृथ्वी के भार को उत्तीर्ण की भाँति समझा ! अर्थात्‌ अपने को धन्य माना । 
यहाँ पर राजा विक्रमसिह की पुत्न-विषयक रति स्थायी भाव है | पुत्र जयन्त 
उनका आलम्बन है। जयन्त का सनोहारी कामदेव के समान रूप और बाल चेष्टाएँ 
उद्दीपन विभाव है। पुत्न को गोद मे लेना तथा उसके शरीर को एकटक दृष्टि से 
देखना अनुभाव है । हर्ष, औत्सुक्य, उत्साह आदि सचारीभाव हैं । इत सबसे परि- 
पुष्ट होता हुआ वात्सल्य रस अत्यन्त चमत्कारी व आनन्ददायक है | 
इसी प्रकार निम्नलिखित श्लोक भी पिता के शिशुप्रेम को प्रकट करता 
हुआ वात्सल्य रस को अत्यन्त पुष्ट कर रहा है-- 
कान्तकूचेकचकर्षणरसो स्पर्शतश्चपलकोमलाज्ूजै । 
मन्मनैश्च टचनैदददे पितुर्वाशगोचर सुखोदया दशाम्‌ ॥" 


अर्थात्‌ मनोहर दादी और सुन्दर कच के रगडने से, चडचल कोमल अजड्भो 
के स्पश से एवं मनोहर बचनों से इस बालक (जयन्त) ने पिता को अगोचर सुख 
को पैदा करने वाली दा को प्राप्त कराया । 

यहाँ पर कुमार की दाढ़ी, कच, कोमल अग एवं मनोहर वचन उद्दीपन 
विभाव है। देखना” अनुभाव तथा 'हषे' सचारी भाव है । 

इस प्रकार कवि अभयदेव ने अपने जयन्तविजय महाकाव्य में अन्य रसो को 
भाँति वात्सल्य रस की योजना भी की है । 


जयन्तयिज्ञय भहाकाध्य मे भाव योजना 


रस वर्णन के साथ ही भाव योजना भी प्रस्तुत महाकाव्य से वर्णनीय है, 
बयोकि रस की भाँति भाव भी सामाजिक चर्वणा का विषय बन जाते है । साहित्य- 
दर्षणकार विश्वताथ रसामभास, भावाभास भावोदय इत्यादि को आस्वाद का विषय 
बताते हुए उनमे उपचार में 'रम' शब्द के महत्त्व को स्वीकार करते हैं।'* इस 
प्रकार स्पष्ट है, कि काव्य मे रस के समान ही भाव योजना का भी महत्त्व है । 
आचायें मम्मट ने भी अपने काव्यप्रकाश' मे भाव योजना के महत्त्व को 
स्वीकार किया है । उनका कथन है-- 
रतिदेवादि विषया व्यभिचारी तथाडिजित भाव प्रोक्त ।* 
१ जयन्तविजय, ७/१० 
२ रसभावो तदाभासौ भावस्य प्रशमोदयौ । 
सन्धि शबलता चेति सर्वोष्षि रसनाद्रसा ॥ -साहित्यदर्षण, ३/२५६-६० । 
३ काव्यप्रकाश, ४/३५, सूत्र ४८ । 


'जयन्तविजय' महाकाव्य मे रस निरूपण ] [ २५४ 


अर्थात्‌ देवादि विषयक रति (आदि स्थायी भाव तथा व्यग्य व्यभिचारी 
भाव) भाव कहलाते है । 
आचार्य विश्वलाथ के अनुसार-- 
सच्चारिण प्रधानानि देवादिविषया रति । 
उदबुद्धमात्र स्थायी च भाव इत्यभिधीयते ॥* 
अर्थात्‌ प्रधान रूप से प्रतीयमान व्यभिचारी भाव तथा देवता गुरु आदि के 
विषय मे अनुराग एवं सामग्री के अभाव मे रस रूप को प्राप्त न हो सकते वाले 
उद्बुद्ध मात्र स्थायी भाव भाव के अन्तर्गत आते है । 


महाकवि अभयदेव विरचित 'जयन्तविजय' महाकाव्य में अनेक स्थलों पर भाव 
योजना के उदाहरण प्राप्त होते है । यथा देव-विषयक रति का उदाहरण-- 
श्रेयासि विश्राणयतादजस्र नाभेयदेवस्य पदाम्धुज व । 
समस्तसपन्मधुबद्धरागा यत्र त्िलोकी भ्रमरीव भाति ॥* 
अर्थात्‌ नाभेयदेव का चरणकमल आप लोगो को निरन्तर कल्याण प्रदान 
करता रहे । जिस चरणकमल में त्रिलोकी सस्पूर्ण सम्पत्तिरूपी मधु मे अनुराग 
लगाये हुए भ्रमरी की भाँति सुशोभित होता है । 
यहाँ पर कवि का इष्टदेव 'नाभेयदेव' के प्रति भक्तिपरक रतिभाव स्पष्ट 
रूप से प्रतीत हांता है । अत यह भाव का उदाहरण है। इसी प्रकार कवि वाणी 
की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती के प्रति अपनी भावना को व्यक्त करते हुए कहता है-- 
निणिक्तमुक्तामणिमड्जुकर्णताटकयुग्म_ विरराज यस्या । 
आस्यश्रिय लुभ्यमित्रोडुचारुचन्द्र दय पातु सरस्वती सा | 
अर्थात्‌ जिसके बनाये गये मुक्तामणि से सुन्दर कान में पहना हुआ ताटक 
युग्म नक्षत्रयुक्त चन्द्रहय के समान सुन्दर मुख की शोभा का लोभी है। वह सरस्वती 
आप लोगो की रक्षा करे । 
यहाँ पर देवी सरस्वती के प्रति कवि का भक्तिपरक रतिभाव परिलक्षित 
होता है । अत यह भाव का उदाहरण है। 
भाव का एक अन्य उदाहरण निम्नलिखित श्लोक में प्राप्त होता हे जिसमे 
कवि की अपने गुरु के प्रति श्रद्धारहूप भाव का चित्रण किया गया है-- 
प्रसृत्वरामोद गुणप्रवोध दिशन्ति शिष्यभ्रकराम्बुजानाम्‌ । 
ये स्पर्धयेवाम्बुजिनीप्रियस्य जयन्तु ते में गुरवों मुनीन्‍्द्रा ॥९ 


१ साहित्यदर्पण, ३/२६०-६१ । ३ बही, १७ । 
२ जयन्तविजय, १/१ | ४ वही, १/८। 





२५६ ] [ जैन संस्कृत महाकाव्य जयन्तविजय 


अर्थात्‌ जो कमलरूपी शिष्य समूह को शीक्र गन्धरूपी गुणों से जगाने से 
सूर्य से स्पर्धा करते हैं । उन मेरे मुनीन्द्र गुरु की जय हो । 
यहाँ पर कवि का अपने गुरु के प्रति अनुराग स्पष्ट रूप से व्यक्त हो रहा 
है । इसी प्रकार कवि अभयदेव का उन सभी कवियों के प्रति श्रद्धारूप भाव व्यक्त 
हुआ है जितकी सत्प्रेरणा के मन्द बुद्धि वाले कवि भी कविता मे प्रवीण हो गये हैं--- 
जयन्ति ते सत्कवयों यदुब॒त्या बाला अपि स्थु कविता प्रवीणा । 
श्री खण्डबासेन कृताधिवासा श्रीखण्डता यान्त्यपरेषपि वृक्षा ॥ 
जयन्तु सर्वेषपि कवीश्वरास्ते यदीयसत्काव्यसुधा प्रवाह । 
विकुणिताक्षेण सुहज्जनेन निषीयमानो5्प्यति पुष्यतीव ॥१ 
अर्थात्‌ उन सत्कवियों की विजय हो जिनकी रचना से बाल (मन्द बुद्धि 
वाले) भी कविता में प्रवीण हो जाते हैं, क्योंकि मलयागिरि चन्दन के वास से 
अधिवासित हो जाने पर अन्य वृक्ष भी मलयगरिरिता को प्राप्त होते है तथा वे सभी 
कवीश्वर, जिनके सत्काव्य के अमृत का श्रवाह विस्फारित नेत्नों वाले सुहृज्जनों के 
द्वारा पान किया जाता हुआ फलित होता है, जय को प्राप्त करे । 
यहाँ पर कवि का अपने पूर्ववर्ती कवियों के प्रति अनुराग स्पष्टत है । अत 
भाव का उदाहरण है । 


राजा विषयक रति के उदाहरण भी 'जयन्तविजय' महाकावब्य मे प्राप्त 
होते हैं । यथा-- 
एतत्प्रभावप्रथित ब्रिलोकीहृद्य त्रिवर्गानुपमप्रकर्षम्‌ । 
बीरब्रतालकरण चरित्र श्रीमज्जयन्तस्थ तृपस्य वक्ष्ये ॥ 
अर्थात्‌ इस प्रकार के प्रभाव से विख्यात, त्रिभुवन के हृदयग्राही धमं, अर्थ, 
काम की असीम विशेषता वाले, वीरब्रतधारियों के लिए अलकरण, श्रीयुत जयन्त- 
राज के चरित्र को कहता हूँ 


यहाँ पर जयन्त के प्रति कवि अभयदेव का स्तुति रूप भाव प्रकट हुआ है । 
अत यह तृपविषयक रति का उदाहरण है! 

इस प्रकार भाव के अन्तर्गत देव विषयक, गुरुविषयक तथा नृपविषयक 
रति के उदाहरण प्रस्तुत किये गये हैं किन्तु इसके अतिरिक्त जहाँ पर स्थायी भाव 
पोषक सामग्री के अभाव में रस रूप को नही प्राप्त कर पाता केवल उद्बुद्ध मात्र 
होकर रह जाता है । उसका विवेचन भी भाव के अन्तर्गत किया जाता है। यद्यपि 





१ जयन्तविजय, १/१७-१८ । 
२ बही, १/२४ | 


जयन्तविजय' महाकाब्य मे रस निरूपण ] [२५७ 


सामान्यरूप से 'जयन्तविजय' मे र॑स का पूर्ण परिपाक विद्यमात है किन्तु इस प्रकार 
के उद्बुद्ध मात्र स्थायीभाव के एकाध स्थल उदाहरणस्वरूप काव्य मे मिल जाते 
हैं। उदाहरणार् उद्बुद्ध मात्र रतिरूप स्थायीभाव का निम्नलिखित इलोक प्रस्तुत 
कि चावदत्कापि विलाससारा सारगकान्ता कमनीयनेत्ना। 
स्मरो5ड्ूलक्ष्या यमपूर्वरूपस्तत्युजयैन सखिनेत्रपृष्पे ॥! 

अर्थात्‌ किसी कमतीय नेत्न वाली मृगनयनी ने विलासपूर्ण होकर कहा--हे 
सखि ! ये अद्भलक्ष्मी के अनुपम रूप कामदेव हैं। अत इनकी नेत्नरूपी पुष्पी से 
पूजा कीजिये । 

यहाँ पर सुन्दरी के हृदय मे जयन्त के लिए रतिरूप स्थायी भाव का चित्रण 
है, परन्तु आलम्बनादि सामग्री के अभाव मे यह रस रूप को नही प्राप्त हो पाया 
है । अत यह भाव का उदाहरण है| 

इसके अतिरिक्त जहाँ पर व्यभिचारी भाव प्रधान रूप से ध्यक्त हो रहे हो 
वहाँ पर भी भाव का स्थल समझना चाहिए । यद्यपि काव्य में रस प्रधान तत्त्व होता 
है तथा व्यभिचारी भाव उसकी पोषक सामग्री के रूप में होने के कारण उसकी 
तुलना में गौण रहते है तथापि किसी-किसी स्थल पर व्यभिचारी भाव भी प्रधानता 
को प्राप्त कर लेते है। मम्मट ने इसको भृत्य तथ। राजा के उदाहरण से स्पष्ट करते 
हुए कहा है कि यद्यपि भृत्य की तुलना मे राजा प्रधान होता है, किन्तु किसी भृत्य 
के विवाह के अवसर पर उपस्थित होते हुए राजा की तुलना मे शभ्ृत्य प्रधान हो 
जाता है । उसी प्रकार रस के मुख्य होने पर भी कभी-कभी भावादि को भी प्रधानता 
प्राप्त हो जाती है ।* 

साहित्य दर्पणाकार आचायें विश्वनाथ इसी भाव को दूसरे ढद्भ से व्यक्त 
करते हैं । उनके अनुसार प्रपानक रस की भाँति आज्भारादि रस मे विभाषादि का 
मिलाकर एक आस्वाद होता है । इस प्रकार यद्यपि सचारी भाव पृथक नही रहता 
तथापि जिस प्रकार प्रपानक रस में मिर्च, खाड आदि का एकीकरण होने पर भी 
कभी-कभी (मिर्च आदि) की अधिकता हो जाती है उसी प्रकार सचारी भाव की 
कह्दी-कही प्रधानता हो जाती है ।* 
१ जयन्तविजय, १६/२६ । 
२ मुख्ये रसेईपि तेडड्लित्व प्राप्तृवन्ति कदाचन | 

ते भाव शान्त्यादय । अज़्ित्त राजानुगतविवाहप्रदृत्तभृत्यवत्‌ । 
--काव्यप्रकाश, ४ ३७ सूत्र ११९ तथा दृत्ति 
३ मनृकत प्रपानक रसवद्विभावादीनामेको5त्चाभास्ों रस इति तत्र सच्चारिण । 
पार्थक्याभावात्कथ प्रधान्येनाभिव्यक्तिरित्युज्यते यथामरिचखण्डादेरेकी भावे प्रपानेक । 


उद्रेक कस्यचिद्क्वापि तथा सच्चारिणों रसे ।--साहित्यदर्पेण, ३/२६१-६२ । 
१७ 


२४५८ ] [ जैन संस्कृत महाकाव्य'''जयस्तविजय 


“जयन्तविजय' महाकाब्य मे अनेक स्थलो पर व्यभिचारी भाव के उदाहरण 
हृष्टियोचर होते हैं । जिनमे से कुछ निम्नवत्‌ हैं-- 
अयुया 
मधुरसविभवेन स्परद्धते नो घराग्रै- 
ररुणिम सुकुमारत्वेन पाणिप्रवाले । 
कमलवनमितीवासूययोत्याटयन्ती- 
रविशदथ जयन्तस्ता पुरस्कृत्य तत्न ॥" 
अर्यात्‌ इसके पश्चात्‌ वहाँ पर मधुरस के विभव के द्वारा अधरो से स्पर्धा 
करने वाले तथा अरुणिमा और सुकुमारता के द्वारा पाणिप्रवाल से स्पर्धा करने 
वाले उस कमलवन को अत्यन्त ईर्ष्या से उ्ाडती हुई उन स्वियो को आगे करके 
श्री जयन्त ने प्रवेश किया । 
यहाँ पर कमलो के प्रति स्त्रियों की असूया अथवा ईष्यरूप सख्वारी भाव 
की स्पष्ट रूप से प्रतीति हो रही है। अत यह भाव का उदाहरण है । 
इसी प्रकार कवि ने प्रकृति मे मानवीय भावताओ का आरोप कर अनेक 
प्रकार के मानसिक विकार एवं भावों का विश्लेषण किया है -- 
मदल्लभा कैरविणीमुपेत्य चुम्बन्यमी रागवतेति राश्ञा । 
अमोचयत्यद्भूज युप्तिनद्वान्‌ मित्र प्रभाते वसुभिद्विरेफान्‌ ॥'* 
अर्थात्‌ ये भ्रमर चन्द्रमा की प्रेयसी कुर्मा दनी का रात्रि में चुम्बन करते हैं । 
अत चन्द्रमा उन्हे कमलरूपी कारागार में बन्द कर देता है। किन्तु प्रात काल 
सूर्य उन्हे अपनी किरणो से कमलरूपी कारागार को खोलकर मुक्त कर देता है, 
जैसे कोई राजा अपनी प्रेयसी के कामुक व्यक्ति को कारागार मे डाल देता है किन्तु 
प्रात उसका विरोधी धन लेकर उसे मुक्त कर देता है । 
यहाँ पर भ्रमरो के प्रति चन्द्रमा की असूया अथवा ईर्ष्या रूप सचारी भाव 
की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। अत मानवीकरण के रूप में प्रकृति का यह 
प्रयोग कलात्मक होने के साथ-साथ भाव का उदाहरण भी बन गया है। इसी 
प्रकार--- 
तदापातभयाप्नक्त॑ निलीना._ कन्दरोदरे । 
असूयन्ति महौषध्ये ज्वलन्त्यस्तस्थ वैरिण ॥* 
अर्थात्‌ उसके आक्रमण के भय से रात में गुफा के अन्दर छिपे हुए उप्तके 
१ जयन्तविजय, ८[३५ | 


२ वही, ८5/७१ ॥ 
३ बही, ११८७ । 


'जयन्तविजय' महाकाव्य में रस तिरूपण ] ह [२५६ 


बैरीगण उसके जाज्वल्यमान प्रताप से जलती हुई महौषधियों के लिए ईर्ष्या 
करते हैं । 

प्रस्तुत उदाहरण मे रात्रि मे जलने वाली महौषधियों के प्रति शत्रुओं की 
ईर्ष्या व्यक्त हो रही है । अत भाव का उदाहरण है । और भी-- 


कीत॑न विशतु मा सम कन्यका काक्षिणामपरभूभृतासित । 
अंगुलीकिसलयेन कश्चन श्रोत्सपुटमिति व्यघण्टयत्‌ ॥* 
अर्थात्‌ यह कन्या, चाहने वाले दूसरे राजाओं की काणी मे प्रविष्ट न हो । 
इसीलिए किसी राजा ने अंगुलिपल्लव से स्लोत सम्पुट को बन्द कर लिया । 
यहाँ पर एक राजा की दूसरे राजा के प्रति असुया अथवा ईर्ष्या व्यक्त हुईं 
है । अत यह भी भाव का उदाहरण है । 
लज्जा 
बथा-- 
मधुकलसमनाभि स्फारसौरभ्यसार 
कुसुमनिवहमेता य गृहीतु प्रयान्ति । 
तदभिरुचितवासैस्ता अदृश्यन्तभुड्र 
परपरिभवकारी क किल प्रीतिमेति ॥' 
अर्थात्‌ मधु से सुशोभित मध्य भाग वाले, बढ़ती हुई सुगन्धसार वाले जिन 
पुष्प समुदाय को लेने के लिए स्त्रियाँ जाती हैं। उनमें रुचिकरवास वाले भौरे ने 
उन्हे देखा, क्योकि दूसरे का अनादर करने वाला कौन प्रसश्न होता है । 
यहाँ पर स्त्रियो के पुष्णावचय का वर्णन किया गया है। किन्तु जब वे 
स्त्रियाँ पुष्पो तो तोडने के लिए जाती हैं तो उनमे बैठे हुए भौरे उन्हें देखते हैं । 
अत वे लज्जित होकर वापस चली आती हैं। इस प्रकार यहाँ लज्जा रूप व्यभि- 
चारी भाव की प्रतीति हो रही है। इसी प्रकार--- 
अनवरतमखण्ड मण्डल निष्कलड्धू 
प्रथयति कमलाना काममुन्निद्रतां च । 
अयमिति परिभाव्य क्ष्मापतेविक्रमस्य 
प्रविशति हिमरणिमिलेज्जयेवाम्बुराशिम्‌ ॥ र 
अर्थात्‌ इसका मण्डल निरन्तर अखण्डित एवं निष्कलक है और कमलो की 
उन्लिद्रता को यथेष्ट बिस्तृत करता है । इस प्रकार सूर्य के पराक्रम को जानकर 
चन्द्रमा लज्जा के वशीभूत होकर समुद्र में प्रवेश करता है । 
१ जयन्तविजय, १६/४५ । > वही, ८१८ । 
ह वही, ८/६५। 


२६० ] [ जैन सस्‍्कृत महाकाव्य'*'जयन्तविजय 


प्रस्तुत स्थल पर भी सूय के पराक्रम को जानकर चन्द्रमा की लज्जा के 
विस्तार का वर्णन किया गया है। अत लज्जारूप व्यभिचारी भाव दृष्ठिगोचर हो 
रहा है। 
इसी प्रकार त्रयोदश सगे मे भी कनकवती के जधाओ की रमणीयता को 
देखकर ऐण ललना लज्जित होकर वनवास का आश्रय लेती है। कवि के शब्दों 
मेल 
रामणीयकमनकुशमस्या. जड्भुयो रनघधयोरबलोक्य । 
नूनमुद्गत पराभवदु खा सलुरेणललना वलवासम्‌ ॥" 
अर्थात्‌ इसकी सुन्दर रोमरहित निरकुश जघाओ की रमणीयता को देखकर 
ऐण ललना ने पराभव के दुख के उत्पन्न होने के कारण वनवास का आश्रय 
लिया । 
यहाँ पर भी लज्जारूप व्यभिचारी भाव की प्रतीति हो रही है । 
इसी प्रकार-- 
सा विकासिवदनापि कुलीना लज्जया निगदितु न शशाक । 
कि तु कम्पपुलकानब्खितगात्ररेव ते वरतया प्रतिपेदे ॥* 
अर्थात्‌ विकसित बदन वाली वह कुलीन कन्या लज्जा से कुछ कहने मे 
समर्थ नही हुई किन्तु पुलकित गात्रो में उसको वर बनाने के समान प्राप्त हुई । 
यहाँ पर भी नारी-विषयक लज्जा का मनोहारी वर्णन किया गया है । 
नारी-विषयक लज्जा का एक मनोहारी उद्धरण चतुर्देश सर्ग से प्रस्तुत है-- 
प्रहार मूर्छाप्रविलुप्तसन्॒ वराधिनी कचिदुपेत्य वीरम्‌ । 
पुन प्रवृत्त प्रधनाय दुृष्ट्वा जगाम लज्जा विधुरासुरस्त्री ।रै 
अर्थात्‌ वर को चाहने वाली, पतियो से हीन देवाड्डनाएँ, प्रहार की मूर्छा 
से शून्य सज्ञा वाले किसी वीरबर के पास आकर फिर से उसको युद्ध के लिए प्रद्धत्त 
देखकर बडी नज्जा को प्राप्त हुई । 
यहाँ पर भी लज्जा रूप व्यभिचारी भाव का निरूपण हुआ है । 
बिन्ता--- 
यथा-- 
इति प्रतिज्ञावचनादमुष्य सा मुमूछ वज्लाभिहतेव तत्क्षणम्‌ । 
पपात च च्छिल्नलतेव भूतले किमद्भुत प्रेमवतामिद हि वा | 


१, जयन्तविजय, १३/१४ । ३ वही, १४/६५। 
२ वही, १३/५६८ । ४ वही, २(३२। 


'जयन्तविजय' महाकाव्य मे रस निरूपण ] [ २६१ 


अर्थात्‌ इस तरह से वह राजा के प्रतिशा वचन से वज्ञाघात के समान उसी 
समय मूछित होकर भूतल पर छिन्‍न लता की भाँति गिर पडी, क्योकि प्रेमी जनों 
के लिए इसमे आशचयें ही क्या है ? 
यहाँ पर रानी प्रीतिमती के चिन्ताविषयक व्यभिचारी भाव का निरूपण 
किया गया है । इसी प्रकार 
तब ॒स्फूर्जेच्छोय॑प्रभवयशसा चन्द्रमहसा 
भूश शुप्रीभूत खकचनिचय वीक्षितवती । 
पलिन्कीत्वश्रान्त्या कुलितहृदयात्रौषधविधे 
शी पृच्छाक्लेशे निपतति मुहु स्वगिभिषजों ॥* 


अर्थात्‌ तुम्हारे बढे हुए शौयं के प्रभाव के यशवाले चन्द्र से अत्यन्त शुप्र 
होते हुए अपने कच निचय को देखती हुई, बाल के पकने की भ्रान्ति से व्याकुलहृदय 
वाली शची स्वर्गीय वैद्य अश्वनीकुमारों से बार-बार पूछने के क्लेश मे पढ़ गयी । 

यहाँ पर कवि की कल्पना सराहनीय है, क्योकि इन्द्राणी को भी यह चिन्ता 
उत्पन्न हो गयी, कि कही हमारे बाल तो नहीं पक गये हैं। अत वह स्वर्गीय वैद्य 
अश्वनीकुमारों से बारम्बार व्याकुलता के साथ पूछ रही है। अत यहाँ पर भी 
चिन्तारूप व्यभिचारीभाव की स्पष्ट प्रतीति हो रही है । 

ओशत्सक्य 
यथा--- 
निशम्य भूभुजज्ध तमुपायान्त रसादथ । 
साध्वसध्यासिता प्रापदक्षिणाकम्पसपदम ॥* 

अर्थ त्‌ इसके पश्चात्‌ उस राजा को आते हुए सुनकर रसवती दक्षिण दिशा 
कम्प की प्राप्त हुई । 

यहाँ पर दिग्विजय के प्रसद्भ का वर्णन हुआ है । जिस प्रकार कोई नायिका 
नायक के शुभागमन को सुनकर उससे मिलने की इच्छा से उत्सुक हो जाती है उसी 
प्रकार दक्षिण दिशारूपी नायिका के मन से राजा के शुभागमन को सुनकर उत्सु- 
कता बढ गयी है। इसीलिए शरीर मे रोमाश्े उत्पन्त हो गया है। अत यहाँ पर 
ओऔत्सुक्य रूप व्यभिचारी भाव की स्पष्ट प्रतीति हो रही है। 

इस प्रकार 'जयन्तविजय” महाकाव्य मे रस भाव का पूण्ण निर्वाह हुआ है। 

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है, कि प्रस्तुत काव्य मे विभिन्‍न रसो तथा भावों 
का सन्निवेश कुशलतापूर्वक किया गया है किन्तु वीर रस के प्रयोग में कवि ने 
यथेष्ट सफलता प्राप्त की है । 


कककनननमननीननटी नया: 





१ जयन्तविजय, ६/७२। २ वही, ११/२४। 


सप्तम अध्याय 
आदान-प्रदान 


जयन्तविजय  महाकाव्य पर पूर्बबर्तो कवियों का प्रभाव 


कवि पर पूर्ववर्ती एव सामयिक कवियों का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है । 
राजशेखर ने इस प्रभाव को हरण की सज्ञा श्रदान की है। 'हरण” के औचित्य को 
अस्पष्ट करने के लिए उन्होने प्राचीन आच्षार्यों के मत का उल्लेख किया है। बथा--- 
'धुराणकवि क्षुण्ये वत्म॑ति दुरापमस्पृष्ट वस्तु ततश्च तदेव सस्कर्तुँ प्रयतेत इत्याचार्या । 
अर्थात्‌ काव्य मार्ग का प्राचीन कवियों ने सम्यक्‌ अध्यास कियाहै अत उनसे 
असम्पृष्ट वस्तु असम्भव है । कबियो का करतंव्य है कि वे प्राचीन कवियों से अभ्यस्त 
वस्तु का ही सस्कार करें ।" फलत निज काव्यकृति के सर्जेन के अवसर पर पूर्वे- 
वर्ती एव समसामयिक कवियों के प्रभाव की उपेक्षा करना कवि के लिए असम्भव 
सा था | कवि अभयदेव ने 'जयन्तविजय' महाकाव्य के प्रारम्भ मे जो श्लोक प्रस्तुत 
किये है, उनसे भी यह ज्ञात हो जाता है, कि उन्होने अपने पूर्ववर्ती कबियी की 
रचनाओ का सम्यक्‌ अध्ययन किया था। कवि के शब्दों मे--- 

जयन्ति ते सत्कवयों यदुक्‍त्या बाला अपिस्यु कविताप्रवीणा । 
श्रीखण्डवासेन कृताधिवासा श्रीखण्डता यान्त्यपरे5पि बृक्षा ॥' 

अर्थात्‌ वे सत्कवि जय को प्राप्त करे, जिनकी उक्तियो से बाल (मन्द बुद्धि 
वाले) भी कविता मे प्रवीण हो जाते है क्योकि चन्दन की सुगन्ध से सुगन्धित हो 
जाने पर अन्य दृक्ष भी चन्दत बन जाते है । 

अत स्पष्ट है, कि कवि ने चन्दन सहश उन सत्कवियों के काव्य का अवलो- 
कने अवश्य किया है। जयन्तविजय काव्य उतकी प्रतिभा का ज्वलन्त उदाहरण है। 
इसमे उन्होने प्राचीन ऐतिहासिक महाकाव्यो का उतना आश्रय नहीं लिया जितना 
पौराणिक एवं कालिदास प्रभृति भावपक्ष प्रधान कवियो के काव्यों का आश्रय लिया 
है । यही कारण है कि उनके काव्य पर जिनसेन के महापुराण तथा कालिदास, 
भारवि, माघ एव श्रीहर्ष आदि कवियो के काव्य का प्रभाव परिलक्षित होता है । 


जिनसेन 


सस्क्ृत कवियों ने अपने महाकाव्य का कथानक अधिकाशत पुराणों से ग्रहण 
किया है | अत बाद मे होने वाले जैन कवियों पर भी इन्ही कवियों का प्रभाव पडा 
और उन्होने अपने पूर्ववर्ती कवियों का अनुकरण करके अपने महाकाव्य के कथानक 


१ काज्य मीसासा, अध्याय १२, पृ० १५८ (चौ० प्र०) । कर 
२ जयन्तविजय, १/१७। 


२६६ ] [ जैन संस्कृत महाकाव्य“““जयन्तविजय 


का आधार जैन सहापुराण बनाये | किन्तु कदि अभयदेव की विचारधारा इन 
पूर्ववर्ती अथवा परवर्ती कवियों से स्‍भिन्‍त रही है, क्योंकि उन्होंने अपने महाकाब्य 
का कथानक किसी भी पुराण से नही लिया है। हाँ इतना अवश्य है, कि उनके 
महाकाञ्य पर जिनसेन के 'महापुराण' का प्रभाव परिलक्षित होता है । 


जिनसेन ने अपने “महापुराण” के अट्ठाइसवें पर्व से लेकर सैंतीसवे पर्व 
तक भरत की दिग्विजय का वर्णन किया है। भरत सर्वप्रथम पूर्व दिशा की और 
प्रस्थान करते हैं और मार्ग से वेग से चलते हुए उतके घोडो के समूह के खुरों से 
उडी हुई पृथ्वी की धूल केवल शज्तुओ के तेज को ही नही अपितु सूर्य के तेज को 
भी रोक देती है । भरत के समीप पहुँचते ही शत्रु राजाओ का सब तेज नष्ट हो 
जाता है, उनके भारी-भारी श्वासोच्छवास चलने लगते है, वे अन्त करण मे व्याकुल 
हो जाते हैं तथा उनका मरना ही केवल शेष रह जाता है-- 


प्राची दिशमथो जेतुम आपयोधेस्तमुग्यतम्‌ ॥ 
तत प्रचलदश्वीयखुरोद्धृत मही रज । 
न केवल द्विषा तेजो रुरोध गबुमणेरपि ॥ 
ध्वस्तोष्मप्रसरा गादय उच्छवसन्तोः्स्तराकुला । 
प्राप्तेडस्मिन्‌ वैशिभूपाला प्रापुर्मतव्यशेषताम ॥"१ 


इसी प्रकार कवि अभयदेव ने भी 'जयन्तविजय' महाकाव्य के एकादश सर्ग 
में जयन्त की दिग्विजय का वर्णन किया है। जयन्त भी अपनी सेना द्वारा पृथ्वी को 
चलायमान करते हुए सर्वप्रथम पूर्व दिशा की ओर प्रस्थान करते है और उनके 
घोडो के खुरो से खोदी गयी पृथ्वी के पृष्ठ भाग से उडी हुई घूलि से सूर्य की किरणे 
ढक जाती हैं तथा समस्त भूमण्डल के राजाओ के द्वारा शिरोधार्य आदेश वाले उनके 
प्रस्थान करने पर विपरीत (शत्तु) राजाओं की भय के कारण स्वास की तरज्भ बढ 
जाती हैं--- 
श्रीजयन्तस्तत पूर्व॑ पूर्वस्यामचलदिशि । 
चतुरड्ध चमृर्चक्रे चलयन्तचलामपि ॥ 
ततश्चीर खुरक्षण्णक्ष्मापीठप्रभवैर्भ शम्‌ । 
रजोभिरभवन्बन्ध्यावापारास्त रणेस्त्विष. ॥ 
तस्मिश्वलति भूपालमौलिलालितशासने । 
अहितानामवर्धन्त  त्रासश्वासमहोर्मय' ।। 


१ महापुराण, २०/५, ३०/८६६ तथा २६/२० । 
२. जयन्तविजय, ११/२,४-५ । 


आदान-अदान ] [२६७ 


इस प्रकार यहाँ पर जिनसेव तथा कवि अभसदेव के भावों में साम्य है, 
जिसका एक प्रमुख कारण यह भी हो सकता है कि जिनसेत तथा कवि अभयदेव 
दोनो ही जैन धर्मावलम्बी हैं । 
कवि अभयदेव जयन्त की दिग्विजय का वर्णन करते हुए आगे कहते हैं--कि 
मार्ग मे कुछ राजा लोग अपना सर्वस्व दान देकर तथा कुछ लोग अपना अभिमान 
छोडकर शरण देने वाले उन जयन्त की शरण लेकर उनके पीछे-पीछे चलने लगते 
हैं । जयन्त सर्वप्रथम पूर्व दिशा मे भिल्‍लो को पराजित करते हैं तथा इसके पश्चात्‌ 
सुहयानो के तेज को नष्ट करते हैं। गौड़ राजा उन्हे हाथी भेंटकर अपनी अधघीनता 
स्वीकार करते हैं। इसके पश्चात्‌ वे समुद्र तट पूछ पहुँचते हैं-- 
सर्वेस्वादानत केचिन्मानभज्भाज्च केचन । 
शरण्य शरणीक्ृृत्य मार्गेभूपास्तमस्वयु॥ 
स॒पूर्व पब॑तोत्स'द्भतरज्धित महोत्सवान । 
विजिज्ञ तरसा भूरिभिल्लानुल्लस्लितक्रम ॥ 
तत समुत्तरन्सुह्यानजिद्धितपराक्रम । 
चकार चरणन्यस्तमस्तकानस्ततेजस ॥ 
नागानुपायनीकंत्य तमेवोजितविक्रमस्‌ । 
सिषेवे खवित जानत्मौड शौण्डीयंमात्मन ।॥ 
स वैरिकैरवरविह प्यद्ोदंण्ड मण्डल । 
प्रापत्तमालहिन्ताल श्यामल कूलमम्बुधे ॥१ 


यहाँ पर 'महापुराण” के श्लोको का कवि अभयदेव पर प्रभाव स्पष्ट है 

क्योकि जिनसेन ने भरत की दिग्विजय का वर्णन भी इसी प्रकार किया है--- 
महामुकुटबद्धाना सहस्नाणि समन्तत । 
तमनुप्रघलन्ति सम सुराधिपमिवामरा ॥ 
प्रतिरष्ट्रमुपानीतप्राभृतान्‌ विषयाधिपान्‌ । 
सम्भावयन्‌ प्रसादेन सोधत्यगाद विषयान्‌ बहुनू ॥ 
हश व्यापारयामास कुल्याबुद्ध्या महोदधौ ॥। 
ब्रजन्‌ मद्राश्व कच्छाश्य चेदीन्‌ वत्सान्‌ ससुह्यकान्‌ । 
पुण्ड्रानोण्ड्रांशश गौडाश्व मतमश्रावयद्‌ विभो ॥ 
ददुरस्थे॑तुपा प्राच्यकलिज्भाजारजात गजानू | 
गिरीतिव महोच्छायान प्रश्चोतन्मदनिश्लैरान्‌ ॥ 
कालिन्दकालकुटाो. च॒ किरातविषय तथा ॥५ 

व जवन्तबिजय, ११७-११। 

२ महापुराण, २८/१०,२६,६६, २६/४१,४३,४८ । 


२६८ ] [जिन सस्क्ृत महाकाव्य *'जयन्तविजय 


अर्थात्‌ जिम प्रकार देव लोग इन्द्र के पीछे-पीछे चलते है उसी प्रकार 
हजारो मुकुटबद्ध राजा लोग चारो ओर भरत के पीछे-पीछे चल पड़ते है। तथा 
भरत प्रत्येक देश मे भेंट लेकर आये हुये वहाँ के राजाओ का बडी प्रसन्नता से 
आदर सत्कार करते हुये बहुत से देशो का अतिक्रमण कर आगे बढ़ जाते हैं । वे 
आगे चलकर नदी के समान समुद्र को देखते है। भरत का सेनापति मद्र, कच्छ, 
चेदि, वत्स, सुद्दा, पुण्ड, औण्ड और गौड़ देशों मे जाकर सब जगह भरत्त की आज्ञा 
सुनाता है तथा वहाँ के राजागण जिनसे मद के निर्झ रने क्षर रहे है ऐसे पूर्व देश में 
उत्पन्त होने वाले तथा कलिंग और अगार देश मे उत्पन्न होने वाले, पर्वतो के 
समान ऊेँबे-ऊँचे हाथी उन्हे भेट मे देते हैं। इसके पश्चात्‌ भरत का सेनापति कालिद, 
कालकूट तथा भीलो के देश में भी पहुंचता है। 
इस प्रकार जिनसेन के 'महापुराण' का कवि अभयदेव के जयन्त-दिग्विजय 
वर्णन पर स्षष्ट प्रभाव है । 
भरत पूर्व दिशा के समस्त राजाओं को जीतकर दक्षिण दिशा के राजाओं 
को जीतने की इच्छा से दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करते है-- 
इत्यथ स॒पृथिवीमध्यान पौरस्त्यान्निजयन्तृपान्‌ । 
प्रत्थे... दक्षिणामाशा. दक्षिणात्यजिगीषया ॥" 
इसी प्रकार जयन्त भी पूर्व दिशा मे राजाओ को परास्त करते हे और जब 
राजाओ की रानियाँ अपने पृत्रो के लिए भिक्षा की याचना करती है तो वे उनके 
पुत्रो को राज्य पर अभिषिक्त कर दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करते है-- 
तस्यावरोधने पुत्रभिक्षामभ्य थितस्तत । 
निवेध्यतत्सुत राज्ये प्रतस्थे दक्षिणा दिशम्‌ ॥* 
इसके पश्चात्‌ वे केरल की ओर जाते हे और केरल निवासी इनके प्रताप 
रूपी सूर्य से व्याकुल होकर इनके पैर के नाखून को चन्द्र सहश किरणों से अपने 
को शीतल करते है-- 
विश्वम्थ विविध॑स्तत्न विनोदर्भूरिवासरान्‌ । 
प्रताप,ग्रेसर सो5थ प्रतस्थे केरलान्ध्रति ॥ 
प्रतापतपनेनास्य केरलैराकुलीकृते । 
आत्मा निर्वापित पादनखचन्द्रमरीचिभि ॥४ 
कवि अभयदेव के इन श्लोको पर भी “महापुराण' के अग्रलिखित श्लोको 
का प्रभाव है-- 
१ महापुराण, २६/७७ । 
२ जयन्तविजय, ११/२३ । 
३ जयन्तविजय, ११/३२, ३६। 


आदान-प्रदान ] [२६६ 


ल्िकलिजभपधिपानोद्रान्‌ू._ कंच्छास्ध् विषयाधिपान्‌ । 
प्रातरान्‌ केरलाश्चोलान्‌ पुश्नागांश्व व्यजेष्ट सः ॥ 
ठृपानेतानू विजित्याशु प्रणमय्य स्वपादयों । 
हत्वा तत्साररत्नानि प्रभ॒प्रापत्‌ पर्रा मुदम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ दक्षिण में भरत ने त्रिकलिड्भ, औद्,, कच्छ, प्रातर, केरल, चेर और 
पुन्नाग देशो के सब राजाओं को जीता तथा इन सब रांजाओ को शीघ्र ही जीतकर 
उनसे अपने चरणों मे प्रणाम कराया तथा उनके सारभूत रत्न लेकर परम आनन्द 
को प्राप्त किया । +* 
भरत का सेनापति महेन्द्र पर्वत का उल्लघन कर विन्ध्याचल के ससीपवर्ती 
प्रदेशों को जीतता हुआ नागपवंत पर चढकर मलयपर्वत पर पहुँचता है-- 
महेन्द्रादि समाक्रामन्‌ विन्ध्योपान्त च निर्जयन्‌ । 
नागपर्वतमध्यास्थ प्रययौ मलयाचलम्‌ | * 
इसी प्रकार जयन्त भी राजाओं से सम्मानित होते हुए मलयाचल की ओर 
प्रस्थान करते है--- 
अथ समर शिशु क्रीडा साक्षिपिर्देक्षिणानिले । 
सूचितो&नाध्वना भुप प्रतस्थे मलय प्रति ॥४ 
अर्थात्‌ इसके पश्चात्‌ काम शिशु की क्रीडा के साक्षी दक्षिण वायु से सूचित 
होकर बिना मार्ग के ही राजा जयन्त मलयाचल की ओर चल पड़े । 
जयन्त मार्ग मे पर्वतीयो को जीतकर उनसे भेट स्वीकार करते है । इसके 
पश्चात्‌ वे पाण्डु देश को जीतने के लिए प्रस्थान करते हैं और युद्ध में पाण्डु देश के 
राजा को जीत लेते है-- 


वेक्रमिविक्रमेणाथ पाव॑तीयान्विजित्य स । 
तेभ्य सारमिवास्याद्रेरुपायनमुपाददे ॥। 
चमूचक्ररज पुज्जै शोषयन्दक्षिणोदधिम । 
जयन्त पर्वेतात्तस्माज्जेतु पाण्डयाश्वचाल स ॥ 
तस्मिन्पाण्डयमहीभर्त्‌ समूलोन्मूलनोथते । 
भजुभीतेश्च तल्‍लक्ष्मीभेजेसस्य भुजपञ्जरम्‌ ॥* 


१ महापुराण २६/७६, 5१ । 
२ वही, २६(ष६८। 

३ जयन्तविजय, ११३७ । 

४ बही, ११/४२, ४४, ४६ । 


२७० ] [ जैन पस्कृत महाकाव्य'“'जयन्‍्तविजय 


अर्थात्‌ जयन्त ने अपने पराक्रम से पबेतीयों को जीतकर उनसे पर्वत के सार 


की भाँति उपायन को स्वीकार किया और अपनी सेना के समूह के रजपुओों से 
दक्षिण समुद्र का शोषण करते हुए उस परत से पाण्डु देश को जीतने के लिए 
प्रस्थान फियय तथा उस पाण्डु राजा के समूल उन्मूलन के लिए तत्पर उनके भूज 
पञक्षर में लक्ष्मी टूटने के भय से स्वयं आ गयी । 


यहाँ पर कचि अभयदेव के वणेन में नायक के अद्भुत पराक्रम का सकेत 
मिलता है । इसी प्रकार भरत के पराक़स का सकेत भी किया गया है-- 
भ्रसाध्य दक्षिणामाणा विभुस्त्नैराज्य पालकान्‌ । 
सम भश्रणमयामास विजित्य जय साधने ॥ 
कृतावासल्ञ तत्नेन दहशुस्तद्वनाधिपा । 
वन्यैरूपायन. श्लाप्ये अगदेश्व महौषधै ॥" 
अर्थात्‌ भरत ने अपनी विजयी सेता के द्वारा दक्षिण दिशा को वश में करके 
बोल, केरल और पाण्डय इन तीन राजाओं को एक साथ जीत लिया और एक ही 
साथ उनसे प्रणाम कराया तथा विन्ध्यावल के बनो के राजाओ ने वनो मे उत्पन्न 
हुई रोग दूर करने वाली और प्रशसनीय बडी-बडी औषधियाँ भेंटकर वहाँ पर 
निवास करने वाले राजा भरत के दर्शन किये । 
यहाँ पर 'महापुराण' भे वर्णित भरत “जयन्तविजय' में बणित जयन्त की 
अपेक्षा अत्यन्त पराक्रमी हैं क्योंकि जयन्त पर्वेतीयों को जीतकर उनसे उपायन प्राप्त 
करते है जबकि भरत को आया हुआ जातकर विन्ध्याचल के वनो के राजा स्वयं 
जाकर उन्हे उपायन देते हुए उनके दर्शत करते हैं। इसी प्रकार जयन्त पाण्डु राजा 
को अकेले युद्ध मे जीतते हैं जब कि भरत एक साथ ही चोल, केरल तथा पाइण्य 
इन तीनो राजाओं को जीतकर उन्हे अपने अधीन बनाते हैं । यहाँ कवि अभयदेव 
तथा जिनसेन के वर्णन का क्रम उल्टा है। परन्तु भावो में साम्य है। 
इसी प्रकार दक्षिण दिशा को जीतने के पश्चात्‌ पश्चिम दिशा की ओर 
प्रस्थान करने हैं और पश्चिमी राजाओं को जीतते हैं । कवि जिनसेन के 
शब्दों से-- 
पतन्यत्न पतड्भरो5पि तेजसा याति मन्दताम्‌ । 
दिदीपे तत्न तेजो5स्य प्रतीच्या जयतो हपान्‌ ॥' 


अर्थात्‌ जिस दिशा मे जाकर सूर्य भी अपने तेज की अपेक्षा मनन्‍्द (फीका) 


१ महापुराण, २०/३५, ८२ । 
२ वही, ३०/११६ | 





आदास-प्रदात ] ! ' [२७१ ' 


हो जाता है उसी दिशा में पश्चिमी राजाओं को जीतते हुए चक्रवर्ती भरत का तेज 
अतिशय देदीप्यमान हो रहा था । 
'जयन्तविजय' महाकाव्य मे भी दिग्विजय का यही क्रम वनणित है, क्योकि 
जयन्त भी दक्षिण दिशा को जीतने के बाद पश्चिम दिशा की ओर मुढ़ जाते हैं-- 
सैन्धवीना कपोलेबु लुम्प्रन्पत्तलताडइुकुरान्‌ । 
रजोभि सैन्यसभूत॑ प्रतस्थे पश्चिसामथ ॥।*.. 
अर्थात्‌ सैन्धव देश की कामनियो के गालों पड़. बने हुए पत्नलताइुकुर को 
सेना से उत्पन्त धूलि से दूर करते हुए उन्होंने पश्चिम दिशा की ओर प्रस्थान 
किया । 
जयन्त का भी पश्चिमी राजाओं से युद्ध होता है और वे उन राजाओं पर 
विजय प्राप्त करते है । कवि अभयदेव के शब्दों मे--- 


इतिनिर्जित्य पाश्चात्यभूपतीनवनीपति । 
स्वविक्रमकथोद्घोषे चक्र बैतालिक न कम्‌ ।।' 
अर्थात्‌ इस प्रकार पाश्चात्य भूपतियों को जीतकर राजा जयन्त ने अपने 


पराक्रम की कथा के उद्घोष मे किसको वैतालिक नहीं बनाया । अर्थात्‌ जयन्त के 
पराक्रम की सभी ने प्रशसा की । 


भरत पश्चिम दिशा को जीतने के बाद उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान 
करते है 
कौबेरीमथ निर्जेतुम आशामध्युद्यतोी विभ । 
प्रतस्थे वाजिभूयिष्ठै साधने स्थगयत दिश ॥रं 


अर्थात्‌ इसके पश्चात्‌ उत्तर दिशा को जीतने के लिए उद्यत हुए भरत अनेक 
चोडो से युक्त सेनाओ से दिशाओं को व्याप्त करते हुए निकल पडे । 
इसी प्रकार जयन्त भी पश्चिम दिशा को जीतने के बाद उत्तर दिशा की 
ओर प्रस्थान करते है-- 
अथ भानवता मूध्नि पदभुह्ाम विक्रमा । 
कुवेन्नु वीपतिभोजे घतदाधिष्ठिता दिशम्‌ ॥९ 


जयन्तबिजय, ११/६२ । 
बही, ११/७७। 
महापुराण, ३१/१ । 
जमन्तविजय, ११/७८ | 





रु 0 0 0 





२७२ ] [ जैद ससस्‍्कृत महाकाज्य “ जयत्तविजय 


अर्थात्‌ इसके पश्चात्‌ प्रचण्ड विक़म वाले उन जयन्त ने धमण्डियो के शिर 
पर पैर रखते हुए घनदाधिष्ठित (उत्तर) दिशा की ओर प्रस्थान किया । 

इस प्रकार स्पष्ट है, कि कवि अभयदेव ने 'जयन्तविजय' महाकाज्य के 
एकादश सर में जयन्त की दिग्विजय का वर्णन जिनसेन के 'महापुराण” के आधार 
पर किया है। कवि ने यक्ञ-तत्न कल्पना का आश्रय लिया है किन्तु भाव 'महापुराण' 
के ही हैं । यही कारण है, कि कवि के वर्णन से विशेष नवीनता परिलक्षित नहीं 
होती है । 

दिग्विजय के अतिरिक्त अन्य स्थलों पर भी कवि ने 'महापुराण” के भावों 
को ग्रहण किया है । 

उदाहरणार्थ सैनिको के प्रयाण काल मे बजने वाले नगाडे के शब्द का वर्णन 
करते हुए जिनसेन कहते है-- 

अन्योन्यस्येति सम्॒ल्पै॑_सम्प्रास्थिषत सैनिका । 
प्रयाणभेरीप्रध्वान तदोझन्‌ द्या मधिध्वनत्‌ ॥" 

अर्थात्‌ परस्पर वार्तालाप करते हुए भरत के सैनिकों ने प्रस्थान किया 
तथा उस समय प्रयाणकाल मे बजने वाले नगाडो के उठे हुए शब्द ने आकाश को 
शब्दायमान कर दिया । 

'जयन्तविजय' में भी सैनिको के प्रयाण के वर्णन मे कवि ने कुछ इसी प्रकार 
भाव व्यक्त किये हैं-- 

अमसीमसामन्तमहद्धिडम्बर प्रयाणभेरीरवपुरिताम्बर ॥* 

अर्थात्‌ असीम राज्य मण्डल की समृद्धि को सूचित करने वाले प्रस्थान 
कालीन भेरी रव ने अम्बर को भरपूर कर दिया । 

इस प्रकार कवि अभयदेव के 'जयन्तविजय' महाकाव्य पर जिनसेन के 
'महापुराण' का प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। जिसका प्रमुख कारण यह 
है, कि जिनसेन तथा कवि अभयदेव दोनो ही जैन धर्मावलम्बी है। अत जैन कवि 
होने के कारण अभयदेव ने जैन महापुराण के भावों को लेकर अपने महाकाव्य की 
रचना की । 


कालिदास 


कविकुलगुरु कालिदास की रचनाओ का जितना अधिक अनुकरण परवर्ती 
कवियो ने किया है उतना किसी अन्य कवि का नहीं हुआ है । कवि अभयदेव भी 


१ महापुराण, २८/१५ | 
२ जयन्तविजय, ६/५६ | 





आवदान-प्रवान | [ २७३६ 


उसके असस्य भक्तो में से एक हैं। यद्यपि उन्होंने किसी का नाम खेकर प्रशसा नहीं 
की किसतु उनका कथन कालिदास सरीक्षे कवियों के सिए ही है--- 
जयस्तु सर्वेडपि कवीश्वरास्ते यदीबसत्काय्यसुधाप्रवाह । 
विकृणिताक्षेण सुहज्जनेन निपीयमानो5प्यत्तिपुष्यततीब ॥* 
अर्थात्‌ वे सभी कवीश्वर, जिनके सत्काव्य के अमृत का प्रवाह विस्फारित 
नेत्नों वाले सुहृम्बनो के द्वारा पान किया जाता हुआ अत्यन्त फलित होता है, जय 
को प्राप्त करें । 
यहाँ पर कवि अभयदेव के कथन से स्पष्ट है कि वे अपने पूर्ववर्ती कवियों 
की इसीलिए प्रशंसा करते हैं, क्योकि उनके काव्य का परज़र्ती कवियों द्वारा अनु- 
करण किया जाता है । अत उन्होंने कालिदास सरीखे कवियों को अपना उपजीव्य 
अथवा गुरु स्वीकार किया है। इसीलिए उनके “'जयन्तविजय' सहाकाव्य पर इनका 
प्रभाव होना स्वाभाविक है । 
कालिदास ने 'रघुवश' महाकाव्य में रघु के जन्म के अवसर पर कल्याणमय 
वातावरण का इस प्रकार वर्णन किया है--- 
दिश प्रसेदुमेतों ववु सुखा प्रदक्षिणाचैहविरग्निराददे । 
बभुत सर्व शुभशसि तत्क्षण भवो हि लोकाभ्युदयाय ताहशामू | * 
अर्थात्‌ बालक (रघु) के जन्म के समय चारो दिशाएँ निर्मल हो गयी । 
शीतल मन्द सुगन्ध वायु बहने लगी । अग्नि दक्षिण दिशा की ओर घूमकर हवन की 
सामग्री ग्रहण करने लगा। इस प्रकार सभी शकुन अच्छे-अच्छे हो रहे थे | यह्‌ 
उचित ही है क्योकि ऐसे महापुरुषों का जन्म ससार के हि6त॑ के लिए ही होता है । 
रघुवश' के इसी भाव को कवि अभयदेव ने जयन्त के जत्म के अवसर पर 
निम्नलिखित इलोक मे व्यक्त किया है-- 
दिश प्रसत्ता शरदीव नद्यो वातास्तदामोदशृतों जनाश्च | 
बभूवुरभ्र॑ सुरदुन्दुभीना पयोदनादप्रतिमा निनादा ॥ 
अर्थात्‌ दिशाएँ निर्मेल हो गयी । शरद ऋतु के सम्रान नदी निर्मल हुई, शुद्ध 
वायु प्रवाहित होने लगी तथा लोग आनन्दित हुए और देवताओं के नगाड़े का शब्द 
मेथों के शब्द के समान होने लगा । 
इसी प्रकार पुत्र जन्म से हित दिलीप और विक्रमसिह के वर्णनों मे भी 
समानता है । उदाहरणार्थ-- 





१. जयन्तविजय, १/१८ | ३ जयन्तविजय, ६[%०। 
२ रघुवश, ३/१४ । 
पृ 


डक 


२७४ ] [ जैन सस्कृत भहाकाव्य जयन्तविजय 


जनाय शुद्धान्तचराय शसते हुमारजन्मामृतसंभिताक्षरस्‌ । 
अदेयमासीत्त्यमेव भूपते शशिप्रभ छत्तमुसे च चामरे ॥" 
अर्थात्‌ अमृत के समान अक्षरों वाले पुत्तजन्भ के समाचार को सुनाने वाले 
अन्त पुर के सेवक को राजा दिलीप ने राजत्रिक्न, छत्न और चामर की छोडकर 
शेष' सभी आभूषण दे डाले अथवा सब कुछ देते को तैयार हो गये । 
इसी भाव को कबि अभयदेव ने लगभग समान रूप में छयक्त किया है -- 
पीत्वेति बाच श्रुतिशुक्तिकाभ्या सुधामिवासा विदधे प्रसादम्‌ । 
स स्वर्णवस्त्रैम॑ णिभूषणैश्यल कन्दैरिवैश्व्य महादुमस्य ॥* 
अर्थात्‌ राजा विक्रमर्सिह ने अपनी कर्ण सुक्तिकाओं से सेवको की अमृतमयी 
वाणी को सुनकर अत्यन्त हषित होते हुए ऐश्वयें महाद्रुम के कन्द (सार) की भाँति 
स्वर्ण, वस्त्र, मणि तथा आभूषणों से उन लोगों को प्रसन्‍त किया । 
यहाँ पर कवि अभयदेव का वर्णन अधिक उदात्त बन उड़ा है क्योकि दिलीप 
के लिए तीन वस्तुएँ अदेय है किन्तु विक्रमसिह के लिए उन वस्तुओं का उल्लेख न 
करके कवि ने अपनी प्रतिभा-चातुरी का परिचय दिया है । 
जयन्त का वर्णन भी अनेक स्थलो पर रघु के वर्णन से प्रभावित है । 
उदाहरणाथे रघु के शैशव वर्णन का यह श्लोक हृष्टब्य है-- 
पितु प्रयत्नात्स समग्रसपद शुर्भ शरीरावयवैदिनेदिने । 
पुपोष वृद्धिहंरिदश्वदीधितेरनुप्रवेशादिव बालचन्द्रमा ॥४ 
अर्थात्‌ जैसे शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा का चन्द्रमा सूर्थ की किरणे पाकर दिन- 


दिन बढ़ने लगता है वैसे ही बालक रघु के अग भी सम्पत्तिशाली पिता की देखरेख 
में बढने लगे । 


जयन्त के शैशव वर्णत मे कवि अभयदेव ने भी इसी प्रकार के भावों को व्यक्त 
किया है-- 
शुक्लपक्ष इव चन्द्रमा क्रमादबृद्धिमाप सुहशों सुधाड्जनम्‌ ॥० 


अर्थात्‌ स्त्रियों के सुनेत्रों के लिए सुधाञजन के समान वह बालक (जयन्त) 
शुक्लपक्ष की चन्द्रमा की भाँति ब्ृद्धि को प्राप्त हुआ । 





१ रघुवश, ३/१६ । 

२ जयन्तविजय, ६/८५५। 
३ रघुवश, ३/२२ । 

४ जयन्तविजय, ७/५। 


आदान-अदान | [ २७५४ 


अपि च--- 
तेम नीरधिरिवेन्दुना ततश्चन्द्र मौलिरिव शक्तिपाणिता । 
स्वगिणामिव पतिजयेन स श्रीजयन्ततनुजन्मना अधी 
अर्थात्‌ इन्दु के द्वारा समुद्र की भाँति, कारतिकेय के द्वारा चन्द्रमौलि की भाँति, 
जयन्त के द्वारा इख्र की भाँति उस श्री जयन्त नाम के पुत्न से वह विक्रमसिंह अत्यन्त 
सुशोभित हुए । 
यहाँ पर 'रघुवश' के निम्नलिखित एलोक के भावो को कवि ने ग्रहण किया है-- 
उसावुषाझदु शरजन्मता यथा यथा जयन्तेन शचुीपुरदरों । 
तथा हूप सा च सुतेन मागधी नननन्‍दतुस्तत्सहशेन तत्समौ ॥* 


अर्थात्‌ जैसे कातिकेय के समान पुत्र को पाकर शकर और पार्वती को 
अत्यन्त प्रसन्‍तता हुई थी और जयस्त जैसे पुत्न को पाकर इन्द्र और शक्ती प्रसस्न 
हुए थे, वैसे ही राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा श्री उन दोनो के समान ही 
तेजस्वी पुत्र को पाकर प्रसन्न हुए । 
'रघुबश' में रघु के गुणो का वर्गन करते हुए कवि कालिदास कहते हैं -- 
मदनद्रोत्कण्ठा कृतास्तेन गुणाधिकतया गुरौ । 
फलेन सहकारस्थ पुष्पोद्गम इब प्रजा ।॥र 
अर्थात्‌ जैसे आम के सुन्दर फल को देखकर लोग उसके बौर को भूल जाते 
है चैसे ही रघु मे राजा दिलीप से अधिक गुण देखकर लोग दिलीप को भूल ग्रये थे । 
इसी प्रकार 'जयल्तविजय” महाकाव्य मे जब जयन्त को हस्तिनापुर का 
राज्य मिलता है तो वे कुछ ही समय में अपने ग्रुणो के कारण लोकप्रिय हो जाते हैं 
और प्रजा हस्तितापुर के राजा बैरिप्विह को भूल जाती है 
अत्यन्त विस्मारितवैरिभिहक्षमाधिराज स्वगुणै प्रजानाम्‌ ॥* 
इसी प्रकार 'रघुबवश' के चतुर्थ सम में वणित रघु की दिग्विजय से 'जयन्त- 
विजय” महाकाव्य के एकादश सर्गे मे वणित जयन्त की दिग्विजय भी प्रभावित है । 
रघु सर्वप्रथम पूर्व दिशा की ओर प्रस्थान करते है । 
स॒ ययौ प्रथम प्राची तुल्य प्राचीनवर्हिषा । 
अहिताननिलोदतैस्तजेयन्निब केतुभि ॥४ 


अर्थात्‌ इन्द्र के समान पराक्रमी राजा रघु सर्वप्रथम दिग्विजय के लिए पूर्व 


१ जयन्तविजय, ७/१३ । ४ जयन्तविजय, १६१ । 
२ रघुवश, ३/२३ | ४ रघुबश, ४/२८। 


३ रघुबवश, ४/८। 


२७६ ] [ जैन संस्कृत भहाकाज्य जयन्तविजय 


की ओर चले । वायु लगने से सेना की जो झंडियाँ फहरा रही थी वे मानों शतुंओो 
को अँगुली उठा-उठाकर डाँट रही थी । 
रघु की भाँति ही जयन्त भी सर्वप्रथम दिग्विजय के लिए पूर्व दिशा की 
ओर जाते हैं। कबि अभयदेव के शब्दों मे. 
श्रीजयन्तस्तत पूर्व पूर्वस्थामअलहिशि । 
चतुर ज् चमूश्चक्रे चलयस्तचलामपि ॥।* 
अर्थात्‌ इसके पक्चात्‌ श्री जयन्त सर्वप्रथम पूर्व दिशा की ओर चल पडे और 
चतुरंग चमू के द्वारा अचला को भी चलायमान कर दिया । 
यहाँ पर कालिदास तथा अभयदेव के भावों मे पर्याप्त साम्य है क्योकि यदि 
रघु की सेना मे फहराने वाली झष्डियाँ मानो अँगुली उठाकर शत्रुओ को डाँट रही 
हैं तो जयन्त भी अपनी सेना के द्वारा पृथ्वी को चलाममान कर रहे हैं। 
रघु पूर्व से विजय करते हुए कलिज्ज की ओर जाते हैं और 4हाँ पहुँचकर 
कपिशा नदी पर पुल बनाकर उसे पार करते है। कलिजु मे वे महेन्द्र पर्वत पर 
अपना शिविर स्थापित करते है। कलिंग नरेश हाथियों की सेता लेकर रघु का 
सामना करता है किन्तु युद्ध मे विजयलक्ष्मी रघ्‌ को प्राप्त होती है-- 


स तीर्त्वा कपिणा सैन्यैबंद्धद्वरदसेतुभि । 
उत्कलाद्शितपथ कलिड्भाभिमुख्ो ययौ ॥ 
स॒ प्रताप महेन्द्रस्य मूध्नि तीक्षणन्यवेशयत्‌ । 
अकुश द्विरदस्थेव यन्‍्ता गम्भीरवेदिन ॥ 
प्रतिजग्राह कालिड्स्तमस्त्रैग जसाधन । 
पक्षण्छेदोशतव शक्र शिलावर्षीव पवेत ॥ 
द्विषा विषद्य काकुत्स्थस्तव नाराचदुदिनम्‌ । 
सनन्‍्मज्भलस्नात इव॒प्रतिपेदें जयश्रियम्‌ ॥* 
'जयन्तविजय' महाकाव्य मे भी दिग्विजय का यही क्रम वणित है-- 
प्रतापतपनेनोच्चे॑ शोषयस्कपिशा नदीसू । 
सममुत्कलकान्ताना कस्तूरीपत्नवल्लिधभि ॥ 
सैन्यकोलाहलैदूर प्रयत्रोदसीमथ । 
चचाल नर शादूल कलिड्भाधिपति प्रति ॥ 
अखण्डे_ खण्डितारातिभुजदर्प प्रयाणक॑ । 
महेन्द्रविक्रम प्राप महेन्धाद्रेपत्यकाम्‌ ॥ 
१ जयन्तविजय, ११/२। 
२ रघुवश, ४/३८-४१। 





अधवानन्‍्धदांत ] [२७७ 


परस्पराश्त् संघटूट स्फुरदरिनिस्फुलिफूकम ।' | 
कंलिझुपतिता_ साधधमभवश्ुद्धमदभुवम्‌ ॥ 
बिलोड्याथ क्षणीतेव विपक्षबलसागरभ । 
कुमार: कैठभारातिरिवोह्रेजवश्रियम्‌ ॥"* 
यहाँ पर कवि अभयद्वेव ने कालिदास के भावों को उसी रूप में अस्तुत कर 
दिया है। किन्तु कवि के वर्णन द्वारा यह ज्ञास होता है कि जयस्त रधु से अधिक 
पराक्षमी हैं, क्योंकि रघु कपिशों नदी पर पुल बनाकर उसे पार करते है जबकि 
जयन्त कपिशा नदी को अपने प्रताप के सन्‍्ताप से ही सुखा देते हैं । 
रघु पूर्व दिशा को जीतकर दक्षिण दिश। की ओर प्रस्ष्ान करते हैं--- 


ततो वेलातटेनैव.. फलवत्पूगममालिना । 
अगस्त्याचारितामाशासनाशास्यजयो ययो ।॥।*ै 


रघु की भाँति जयन्त भी पूर्व दिशा को जीतने के पश्चात्‌ दक्षिण दिशा की 
और प्रस्थान करते है--- 
तस्यावरोधने पुत्रभिक्षामभ्यथितस्तत । 
निवेश्य तत्सुत राज्ये प्रतस्थे दक्षिणा दिशम्‌ ॥। 
कावेरी मे स्‍्नानकर रघ्‌ की सेना मलयाचल की ओर जाती है-- 
स सैन्पपरिभोगेण_ग़जदानसुयन्धिना ! 
कावेरी सरिता पत्यु शद्भूनीयामिवाकरोत्‌ ॥ 
बलैरध्युषितास्तस्थ विजिग्रीषोरगताध्वन । 
मारीचो द्म्रान्हहा रीता मल्रयाद्रेरुपत्वका ॥।४ 
जयन्त भी रेबानदी के तट पर होते हुए मलयाचल की ओर प्रस्थान करते 
है । कवि अभयदेव के शब्दों भे-- 
शीकरै. पवनोद्धते. प्ररूदपुलकामिव । | 
अथ रेवां स॒ हेवाकमवलोकयति स्मस ॥ 
स तसीरतसुप्रान्त विश्वान्ते किनरीगण । 
कर्पूर भौरमाश्रीषीदगीयमान निज यश ।। 
अधथ स्मरशिशुक्रीडा साक्षिभिदंक्षिणानिले' । 
घृचितोध्नाध्वना भूप अतस्थे मलय प्रति ॥९* 





१ जयन्तविजय, ११/१७-१६,२९-२२ । ४ रघुवश, ४/४५-४६। 
२ रघुदंश, ४/४४ । ५ जयस्तविजय, ११/२०,२६,३७ 
३. जयन्‍्तचिजय, ११२३ । 


२७८ | [ जैन संस्कृत महाकाब्य जयन्तविजय 


रघधु मलयाचल पर्वत पर सर्पों से लिपटे हुए चन्दन जुक्षों को देखते हैं और 
उस चन्दन बुक्षों को पारकर पाण्ड्यवरेश से उनका युद्ध होता है तथा युद्ध से परा- 
जित होकर पाण्ड्य नरेश उन्हें मोती भेंट करते है-- 
भोगिवेष्टनमार्सेपु चन्दनाना समपितम्‌ । 
नास्सत्करिणाग्रैव त़िपदीछेदिवामपि ॥ 
दिशि मन्दायते तेजो दक्षिणस्था रबेरसि। 
तस्यामेव रघो पाण्ड्या प्रताप न विषेहिरे ॥ 
ताज्रपर्णीसमेतस्थ मुक्तासार महीदधे । 
ते निपत्य ददुस्तस्मै यश स्वमिव सचितम्‌ ॥* 
रघु की भाँति जयन्त भी मलयाचल पर्वत पर सर्पों से घिरे हुए चन्दन वृक्षों 
का सेवन करते हैं तथा वहाँ से पाण्डय नरेश को जीतने के लिए चल पडठते हैं और 
युद्ध मे पाण्डय नरेश को जीत लेते है--- 
निवेश्य भूभृतो धृभृत्तके कटक तत । 
अध्यास्ताध्यासितान्भोगी भोगिमिश्चन्द नद्रुमान ॥ 
चमूचक्बरज पुूर्ख़ शोषयन्दक्षिणोदधिम्‌ । 
जयन्त पबंतात्तस्माज्जेतु पाण्डयाएश्चचाल स॒ ॥॥ 
तस्मिन्पाण्डयमही भर्तु समूलोन्मूलनोचते । 
भड्ूभीतेश्च॒ तलल्‍लक्ष्मी भेजेपस्थ भुजपञ्जरम्‌ ॥।९ 
रघु आगे चलकर हणो को अपने अधीन बनाते है-- 
तत्न हुणावरोधाना भर्तूं५ु व्यक्तविक्रममु । 
कपोल पाटलादेशि बभूब रघुचेष्टितम्‌ ॥।१ 


'जयन्तविजय' महाकाव्य मे भी हुणो पर जयन्त की विजय का वर्णन प्राप्त 
होता है- 
सजाते समुखे तस्मिन्दैवे च विपराड्मुसे । 
मनो हणनरेन्द्राणा दक्षेदेशश्न शुन्यताम्‌ ।। 
हुणा सोढुमपर्याप्ता सत्प्रताप रणाजुणे । 
इतीव व्योमवाहिन्या पय परमशिश्रयन्‌ ॥* 


इस प्रकार स्पष्ट है, कि 'जयन्तविजय” महाकाव्य के एकादश सर्ग मे वणित 


१ रघुवश, ४/४८-५० । 
२ जयन्तविजय, ११/३८,४४,४६ । 
हे रघुवश, ४/६८। 

४ जयन्तविजय, ११/८५२-८३ । 


अआदान-प्दाव । [ २७५ 


जयम्त की दिग्विजय जिनसेन के महापुराण के साथ ही “रघुवंश” महाकाथ्य के चतुर्थ 
सर्ग मे बशित रभु की दिग्विजय से भी प्रभावित है। इसके साथ ही कवि अभयदेव 
ने 'रघबंश' महाकाव्य के आधार पर ही जयन्त की दिग्विजय का व्ेन.अनुष्ट॒प 
छन्द में किया है। अत दोनों कवियों के भाव मे साम्य होने के साथ ही साथ वर्णन 
के छल्द मे भी साम्य है । 

कवि अभयदेव ने दिग्विजय की भाँति ही 'जयस्तविज़ब' महाकाब्य के षोडश 
सर्ग में वर्णित हस्तिनापुर नरेश वैरिसिंह की पुत्ती रतिसुन्दरी के स्वयवर का आधार 
भी कालिदास द्वारा वरणित 'रघुवश” महाकाव्य के षष्ठ सर्ग में इन्दुमती का स्वयवर 
बनाया है । इन्दुमती के स्वयबर में भोज द्वारा आमन्त्रित अज आते हैं और उनके 
द्वारा निर्दिष्ट सिहासन पर बैठते हैं--- १ 

वैदभैनिष्टिष्टमसौकुमार क्लृप्तेत सोपानपथेन मम । 


शिलाविभगैमृं गराजाशावस्तुग नगोत्सग्िवारुरोह ॥ 
पराध्यवर्णास्तरणोपपन्न मासेदिवात्र त्ववदासन सर । 
भूयिष्ठमासीदुपमेयकान्तिर्म यूरपृष्ठाश्रयिणा गुहेन ॥' 


अर्थात्‌ जैसे सिह का बच्चा एक-एक शिला पर पैर रखता हुआ पहाड़ पर 
चढ जाता है वैसे ही राजकुमार अज भी सुन्दर सीढी पर चढ़कर भोज द्वारा बताये 
हुए मच पर जाकर बैठ गये तथा जिस सिंहासन पर वे जाकर बैठे, वह सोने का 
बना हुआ था, उसमे रत्न जड़े थे और उस पर रग-बिरमे वस्त्र बिछे हुए थे। उस 
पर बैठे हुए वे ऐसे सुन्दर लग रहे थे मानो स्वय कातिकेय ही अपने मोर पर चढ 
कर बैठे हो । 
“जयन्तविजय' मे जम्नन्त के वर्णन मे कवि अभयदेव ने भी इसी प्रकार के 
भाव व्यक्त किये है-- 
तत्॒ चित्ररचनामनोहर काअनोपचितम अमुच्चक । 
आरुरोह स नरेन्द्रदशित तुगभूधरमिवाशु केसरी ॥। 
विस्फुरत्यथ स॒दणिणेक्षणे पाणिपीडनविधानशसिनि। 
पूर्वभूधरतटीमिवार्य मा हेमविष्टरमलचकार च॥।* 


अर्थात्‌ वहाँ पर विचित्न रचना से भनोहर स्वर्ण से निर्मित कान्तिमात उच्च 
मख् पर वे ऊँचे पर्वत पर सिंह की भाँति नरेन्द्र (बैरिसिह) द्वारा दिखाये जाने पर 
बैठ गये तथा विवाह के विधान को सूचित करने वाले दाहिने नेत् के फडकने पर 
उन्होंने पूर्व पर्वत को तटी पर स्थित सूर्य की भाँति हेम के बिस्तर से अलकृत स्थान 
को सुशोभित किया | 


१ रघुबश, ६/३-४ । २ जयन्तविजय, १६/२३-२४ । 


२४० | [ जैस संस्कृत महाकाब्य” 'जयस्ततिंजन 


यहाँ पर स्पष्ट है, कि दोनों कवियों ऊे वर्णन में पर्याप्त साम्य है क्योंकि रघु 
भोज द्वारा निर्दिष्ट आसन पर बैठते हैं तो जयन्त बैरिपिल द्वारा निरदिष्ट आसन पर 
विराजमान होते हैं। रघु तथा अज दोनों के लिए सिंह को उपसोन बनाया गया है। 
इसी प्रकार दोनो के मज्ञ स्वणिम हैं । रघु के मश् पर रग-बिरगे वस्त्र बिछे हुए है 
अत कवि ने उन्हें साक्षात्‌ मयूर पर बँठे हुए कातिकेय के सदृश बताया है। किस्तु 
अभयदेव ने स्वणिम बिस्तर पर बंठे हुए जयल्त की उपमा सूर्य से देकर अपनी 
मौलिकता की रक्षा की है। 
इसी प्रकार इन्दुमती के स्वयवर मे अन्य राजागण अज को देखकर इन्दुमती 
को थाने की अभिलाबा छोड देते हैं । कवि के शब्दों मे--- 
रतेगू हनीतानुतयेन काय प्रत्यपितस्वाहूगमिवेश्वरेण । 
काकुत्स्थमालोकयता ठृपाणा सनों बभूवेन्दुमतीनिराशम्‌ ॥॥" 
अर्थात्‌ जब दूसरे राजाओ ने अज को देखा तब उन्होने इन्दुमती को पाने 
की सब आशाएँ छोड दी क्योकि अज ऐसे लग रहे थे मानो साक्षात्‌ कामदेव हो 
जिसे शिव जी ने रति की प्रार्थना पर फिर से जीवित कर दिया हो । 
जयन्तविजय' से निम्नलिखित इलोक इसी की प्रतिच्छाया है -- 
भासयत्युद सभा नभोन्‍्डगण ता जयन्तयुवराजभास्करें 
चेतसापि विजहु क्षितीश्वर। वासरश्षियमिवाशुत्तरका ॥५ 
अर्थात्‌ युवराज जयन्तरूपी भास्कर के उस सभारूपी नभाड्गण मे भासित 
होने पर आशुतारिका रूपी राजागणों ने दिन की शोभा की भाँति उसे हुदय से 
छोड दिया । * 
यहाँ पर कवि अभयदेंव के वर्णन मे विशेष चमत्कार है क्योकि कालिदास 
ने अपने भावों को सरल ढग के व्यक्त किया है और उन्होने अज को कामदेव के 
सहृश सौन्दर्यशाली बताया है । इसीलिए अन्य राजाओ ने इन्दुमती को प्राप्त करने 
की अभिलाषा छोड दी है। जबकि कवि अभयदेव ने जयन्त को सूर्य के समान 
तेजस्वी बताया है और इसीलिए आशुतारिकारूपी राजागणों ने उनके तेज से दिन 
के समान तिरस्कृत होकर रतिसुन्दरी को प्राप्त करने की अभिलाया अपने मन से 
निकाल दी है। 
इन्दुमती को स्वयवर में आयी हुई देखकर राजागण अपनी अनेक प्रकार 
से श्रृद्धारिक चेष्टाएँ व्यक्त करते हैं-- 


१ रघुबश, ६/२। 
२ जयन्तविजय, १६/३६ । 


आदाम-प्रदान ]. [ ११ 
तां प्रत्यभिव्यक्तमनो रथानां महीपतीनां प्रणया्रदृत्यः । 
अबालशोता इव पादपानां सूज्भारलेष्टाविविधा बंभूवु॒_॥* 


अथात्‌ शाजांओं से अपना प्रेत जताने के लिए जो ब्क्षो के पसो के समान 
अनेक प्रकार से भौँह आदि चलाकर खूज़ार चेष्टाएँ व्यक्त कीं वे मानो उनके प्रेम 


को इन्दुमंती तक पहुँचाने वाली दूतियाँ थी । 
इसी प्रकार का वर्णन 'जयन्तविजय' महाकाब्य मे भी हुआ है - 
एतंदीयवदनेन्दुदर्शानादुत्तर जू गुरुराग सांगरा । 


चेष्टितांनि विदधुर्वसुधराधीश्वरा सदसि ते स्मरीद्धतम्‌ ॥* 
अर्थात्‌ रतिसुन्दरी के चन्द्र तुल्य दर्शन से लर्रेंगित परिपूर्ण राग वाले 
सागर के समान वे भूषगण सभा में काम से उद्धत चेष्टाओं को करने लगे । 
अपि ब--- 
ता सैव वेलग्रहणे नियुक्ता राजान्तर राजसुतां निनाय | 
समीरणोत्थेव तरजुलेखा पद्मान्तर मानसराजहसीव ॥(* 
अर्थात्‌ जैसे वायु से उठी हुई लहर के सहारे मानसरोवर की राजहूसिनी 
एक कपल से दूसरे कमल तक पहुँच जाती है, उसी प्रकार वेत्नप्लारी सुनन्‍्दा भी 
राजकुमारी इन्दुमती को दूसरे राजा के पास पहुँचाकर खडी हो गयी । 
“रघुवश” के इस श्लोक की छाया “जयन्तविजय' महाकाव्य के निम्नलिखित 
एलोक पर परिलक्षित होती है-- 
समुख सपदि वेत्धारिणा तामथान्यतुपतेनिनाय सा । 
हसिकामिव तरजूपद्धति पद्धूजादपरपसुज क्षणात्‌ ।४ 
अर्थात्‌ वेत्नधारी द्वारा उस स्त्री को शीघ्र अन्य राजा के सामने उसी प्रकार 
ले जाया गया जिस प्रकार तरजु पद्धति से हसिनी को एक कमल से दूसरे कमल 
पर ले जाया जाता है । 
इन्दुमती स्वयवर मे आये हुए राजाओ को छोडकर जब आगे बढ़ती है तो 
उस स्थिति का निरूपण करते हुए कवि कालिदास लिखते है-- 
सचारिणी दीप शिखेव रास़ो थ य ब्यत्तीयाय पतिवरा सा। 
नरेन्द्रमार्याट्ू इव प्रपेदे विवर्णभाव स से भूमिपाल ॥४ 
अर्थात्‌ राजि में जब हम दीपक लेकर चलते हैं तब जो-जो राजमार्ग के 


१ रघुबश, ६/१२ | २ जयन्तविजय, १६३८ । 
३. रघुबश, ६/२६। ४ जयन्तविजय, १६(५८३ 


५ रघुबंश ६/(६७ | 


| 





२८२ | [ जैन ससस्‍्कृत महाकाब्य““““ज़यस्तविज़य 


भवन पीछे छूटते हैं वे अंधेरे मे पडकर धुँघले पडते जाते हैं, वैसे ही जिन-जिन 
राजाओं को छोडकर इन्दुमती आगे बढ गयी उनका मुँह उदास पड गया । 
भहाकवि कालिदास द्वारा प्रस्तुत इन्ही भावों को कजि अस्यदेव ने भी बडे 
ही सनोरम ढग से व्यक्त किया है-- 
यानपास्य तठृपतीन्पतिवरा सा जगास शुरुकामविक्ुलानू । 
ते तयाअनघनैविलोचने श्यामता दधुरिवाक्षमेक्षिता ॥+ 
अर्थात्‌ वह पतिम्बरा जिन ग्रुरुतर क्राम से विह्लल राजाओं को छोडकर 
गयी वे राजायण उसके अज्जन से युक्त नेत्नो द्वारा देखे गये श्यामता को 
प्राप्त हुए । 
यहाँ पर कवि अभयदेव के वर्णन में विशेष चमत्कार है, क्योकि स्वववर 
में आए हुए राजागण वरण न करने के कारण रतिसुन्दरी के अज्जन युक्त नेत्नों से 
देखने पर श्यामता का प्राप्त हो रहे है जबकि कालिदास ने इसी भाव को व्यक्त 
करने के लिए अलग से दीपशिखा को उपमान बताया है । उनके अनुसार जिस 
प्रकार दीपक की शिखा आगे बढने पर राजमार्ग के भवनों को अँधेरे मे छोड जाती 
है । उसी प्रकार इन्दुमती भी स्वयवर मे आये हुए राजाओं को छोडकर जब आगे 
बढती है तो वे राजागण राजमार्ग के भवनों की भाँति श्यामता को प्राप्त होते है । 
अत प्रस्तुत वर्णन में कवि अभयदेव की कल्पना विशेष सराहनीय है । 
इन्दुमती जब सर्वाज्िसुन्दर राजा अज को देखती है तो वही पर रुक जाती 
है और फिर किसी राजा के सामने नहीं जाती क्योकि जब भौरो का झुण्ड आज्र 
के वृक्ष पर पहुँच जाता है तब उन्हे दूसरे वृक्षों के पास जाने की चाह नही रहती । 
सुनन्‍्दा चन्द्रमा के समान मुखवाली इन्दुमती को अज पर अनुरक्त देखकर बहुत 
बढ़ा-चढा कर अज की प्रशसा करती है-- 
ते प्राप्प. सर्वावियवानवद्यव्यवत्तंतान्योपगमात्कुमारी । 
न हि प्रफुल्ल सहकारमेत्य वृक्षान्तर काइक्षति षटपदाली ॥ 
तस्मिन्समावेशितचित्तदृत्तिमिन्दुप्रभा मिन्दुमती मवे क्ष्य | 
प्रचक्रमे वक्तमनुक्रमज्ञा सविस्तर वाक्यमिद सुनन्‍्दा ॥* 
“रघुवश' के इन्ही भावों को 'जयन्तविजय” महाकाव्य भे इस प्रकार व्यक्त 
किथा गया है-- 
सा विहाय इपतीनथाजनि श्रीजयन्तमभि भूपते सुता। 
नाकिनो5नुपमरूपसपद श्री्मुकुन्दमिव मन्‍्थनेउस्बुघे, ॥ 


२. रघुवश, ६/६४-७० । 


आदान-परश्रांत ] [ २८३८ 


तले चिझ्षितवमतवाधिक सानुरागमनस विशुंद्द तासू । | 
वेतभूतदन्‌ तामसुज्चकीरध्यधत्त मधुराक्षरामित्ति ॥* 
अर्थात वहू राजपुत्री अन्य राजाओं को छोड़कर श्री जयन्‍्त के सम्बन्ध मे, 
समुदमस्थत से अनुपस रूप सम्पत्तिवाले देवताओं को छोडकर, लक्ष्मी से विष्णु 
की भाँति समुत्सुक हुई तथा वेत्नधारी ने यहाँ पर चित्रित विभुवत में अधिक 
अनुराग मन बाली उसको समझकर मधुर अक्षरों से युक्त वाणी बोली अर्थात्‌ जयन्त 
की खूब बढ़ा-चढ़ा कर प्रशसा की । 
यहाँ पर भी दोनों कबियो के भावों मे पर्याप्त साम्य है क्योंकि कालिदास 
ने इन्दुमती के लिए “्रमरावली” को उपभान के रूप मे चिह्नित किया है तथा कवि 
अभयदेव ने रतिसुन्दरी के लिए 'लक्ष्मी' को उपमान के रूप भे प्रस्तुत किया है । 
'रघुबश' मे यदि वेत्धारी सुनन्दा इन्दुमती को अज में अनुरक्त देखकर अज की 
प्रशसा करती है तो 'जयन्तविजय' मे वेत्नधारी भी रतिसुन्दरी को जयस्त भें अनुरक्त 
देखकर जयन्त की प्रशसा करती है | 
“रघुवश' में सुनन्दा अज के ग्रुणों की प्रशसा करते हुए कहती है किये 
(अज) कुल, रूप, यौवन और नम्नता आदि गुणों मे तुम्हारे जैसे ही हैं मत इनसे 
विवाह अवश्य करो क्योकि जिससे रत्न और सोने का ठीक-ठीक मेल हो जाय । 
वेत्रधारी की इस प्रकार को बातो को सुनकर लाज के मारे इन्दुमती अपने प्रेम की 
बात को अज से कह तो न सकी पर उस प्रेस के कारण उसे रोमाच हो आया 
और घुँघराले बालो वाली इन्दुमती के हृदय का वह प्रेम छिपाने पर भी न छिप 
सका, मानो खडे हुए रोगटो के रूप में वह प्रेम शरीर फोडकर निकल आया हो । 
इसके पश्चात्‌ हाथी के सूंड के समान जघाओ वाली इन्दुमती ने सुनन्दा के हाथो रधु 
के पुत्र अज के गले मे बहू स्वयवर की माला पहना दी जिसके डोरे में लगी हुई 
रोली साक्षात्‌ अनुराग के समान ही शोभा दे रही थी - 
कुलेन कान्त्या वयसा नवेन ग्रुणेश्व तैस्तैविनयप्रधानै । 
त्वमात्यनस्तुल्यममु दुणीष्व रत्न समाग्रच्छतु काझ्चनेन ।। 
सा यूनि तस्मिन्नभिलायबन्ध शशाक शालीनतया न वक्‍्तुस । 
रोमाअलक्ष्येण स गात्यष्टि भित्वानिराक़ामदरालकेश्या ।। 
सा घूर्णमौरं रघुनन्दनस्य धात्रीकराश्या करभोपमो्ठ । 
आसज्जयामास यथाप्रदेश कण्ठे गुण मूत्तेमिवानुरागम्‌ ॥रै 
'जयन्तविजय' भहाकाव्य मे भी इसी प्रकार वेत़धारी रतिसुन्दरी के समक्ष 


१ जयन्तविजय, १६/७३-७४ । 
२ रघुवश, ६(७६,८१,८३ | 


] 
श्बश्] [ जैन संस्कृत महाकाव्य. जयस्तविजसय 


जयनन्‍्त की प्रशंसा करती है तथा जयम्त के गले में जयमाल डालने के लिए प्रोत्सा- 
हित करती है । रतिसुन्दरी भी जयन्त के गले में हार पहमाती है । कवि अभयदेव 
के शब्दों मे-- 
कौकलेन कलया कुलेल च त्वं तमेनमन्‌ रूपमात्मन । 
एहि मुख्ध हृदये इणु हुत रोहिणीब हरिणादुमुत्सुका ॥ 
आकर्ण्ये कर्णमधुरामिति वाचमुच्चे | 
किचित्रपाम रमपास्य नरेद्धपुत्नी । 
माला स्वयंवर महोत्सवसाक्षिणी ता 
शक्रीमज्जयन्तनृपते क्षिपतिस्मकण्ठे ॥॥' 
अर्थात्‌ हे मुखे |! तुम कुशलता कलय तथा कुल से इनके अनुरूप हो । 
इसीलिए तुम इनका चन्द्रता के लिए उत्सुक रोहिणी की भाँति शीघ्र वरण करी । 
इस प्रकार वह नरेन्द्र पुत्री कर्ण को मधुर लगते वाली ऊँची वाणी को सुनकर कुछ 
लज्जा के भार को दूर कर स्वयवर महोत्सव की साक्षिणी उस माला को जयन्त के 
गले में डाल दिया । 
इस प्रकार यहाँ पर भी दोनो कवियों के भावों में साम्य है । इसी प्रकार 
युद्धवर्णण में भी जयन्तविजय के कतिपय स्थलों मे रघुवश की छाया प्रतीत होती 
है | उदाहरणार्थ--रघुवश के सप्तम सर्ग मे अज तथा प्रतिपक्षी राजाओं के मध्य युद्ध 
वर्णन में निम्नलिखित श्लोक आया है--- 
पत्ति पदाति रधिन रथेशस्तुरजड्भधसादी तुरगाधिरूढम्‌ । 
यन्‍्ता गजस्थाभ्यपतद्गजस्थ तुल्यप्रतिद्वन्द्ि बधूचयुद्धम्‌ ॥।*े 
अर्थात्‌ (युद्ध प्रारम्भ होने पर) पैदल पैदलो से लडे, रथवाले रथाराहियों 
से और घुडसवार घुडसवारों से भिड गये, इस प्रकार बराबर के योद्धाओं का 
युद्ध हुआ | 
“जयन्तविजय' मे निम्नलिखित श्लोक इसी की प्रतिच्छाया है -- 
योधेप्रसिद्वैगुयुधेरिसो (रो)घै सहाश्ववार सममश्ववारै । 
रथि प्रवीरैरधिकेश्व साध समानकक्षैजयबद्धलक्षे ॥* 
अर्थात्‌ प्रसिद्ध शत्रुओ के साथ शत्रु, असवारों के साथ असवार और रथी 
के साथ रथी समान कक्ष में जय के लक्ष्य को बाँधते हुए युद्ध मे डट गये । 
'रघुबश' के अतिरिक्त 'मेघदूत'” के अनेक श्लोको का प्रभाव भी 'जयन्त- 
विजय' महाकाव्य पर परिलक्षित होता है । उदाहरणार्थ-- मेघदूत के आरम्भ मे 


१ जयन्तविजय' १६/८६ ८७ । २ रघवश, ७/३७ | 
३ जयनन्‍्तविजय, १०/४० । 


क्ादास-अदात ] | [ श्द४ 
क ४] 
जाता है कि कामप्रीड़ित व्यक्ति का विदेक समास्त हो जाता है । अतः उस जड़े 
बेसन का भेद प्रतीत नहीं होता--- 


काम्ाता हि प्रकृतिकृपणाश्जेतनाचेसनेव ।) 


मेघदूत के इस भाव को 'जम॑स्तविजय” महाकांव्य में इस प्रकार व्यक्त किया 
गया है 


कामान्धास्त्यक्तमर्यादा, कि कि पाप न कुर्वते ।* 

अर्थात्‌ मर्यादा को छोड़ने वाले कामान्ध लोग कौन-कौत सा पाप नहीं 
करते । । 
महाकवि कालिदास 'मेघदूत' में लिखते हैं. कि यदि सच्चे मन से बड़ों का 
उपकार किया जाय तो वे अपने ऊपर भलाई करते वाले का आदर करने में गिलम्व 
नहीं करते--- 

सद्भावाई फलति न चिरेणोपचारों महत्सु ।९ 
यही भाव कवि अभयदेव के 'जयन्तविजय' महाकाव्य में भी हृष्टब्य है-- 
फलति सहृदयेषु क्षिप्रमेवोपकार ।* 

अर्थात्‌ सहृदयों मे उपकार शीघ्र ही फलोभूत होता है । 

इस प्रकार स्पष्ट है कि कवि अभयदेव की शैली पर भी कालिदास का प्रभाव 
है । कालिदास वैदर्भी के मान्य आचार्य हैं। कवि अभ्यदेत ने भी अपना काव्य 
वैदर्भी रीति भे लिखा है । उसमे सरलता अर्थात्‌ प्रसाद गुण सर्वेश्न विद्यमान है तथा 
उसके साथ ओज और माधुयें गुणो का यथावसर रुचिर मेल हुआ है । मध्यकाल में 
जबकि जैन कवियों के काव्य में पाण्डित्य प्रदर्शन का युग था तथा सहज सौन्दर्य के 
स्थान पर अलकार मण्डित कृत्रिम सौन्दर्य का ही बोलबाला था, उस समय कवि 
अभयदेव के द्वारा वैदर्भी की सहज सुषमा से युक्त महाकाव्य की रचना निस्‍्सदेह 
उनके ऊपर महाकवि कालिदास के प्रभाव की परिचायक है । 
भारवि 

भारवि का प्रभाव कवि अभयदेव के 'जयन्तविजय' महाकाज्य पर विशेषरूष 
से परिलक्षित होता है। भारवि ने 'किरातार्जुतीयम्‌' महाकाव्य के भ्रस्थेक सर्य के 
अन्तिम श्लोक में ' नमी” शब्द का प्रयोग किया है। इसी प्रकार कवि अभग्रदेव ने भी 
अपने 'जयन्तविजय' महाकाव्य के प्रत्येक सगे के अन्तिम श्लोक में “श्री” शब्द का 
प्रयोग किया है। कवि अभयदेव द्वारा प्रयुक्त यह श्री शब्द भी भारवि द्वारा प्रयुक्त 


4१ मेघदूत, पूर्वभेष्र, श्लोक-५ ३ सेघदूत, पूर्वमेण, श्लोक १८ | 
२ जयन्तबिजय, ३/५१। ४ जयन्तविजय, ८(रे४। 


श८६] [ जैन संस्कृत महाकाज्य'जयस्तविजप 


लक्ष्मी शब्द का हो वाचक है | भारवि ने 'किरातार्जुनीय' काव्य में राजनीति की 
विभिन्न दशाओं का वर्णन किया है। उनके अनुसार ऐश्वर्यं की कामना करने वाले 
व्यक्ति को शत्रु की शक्ति की उपेक्षा नहीं करती चाहिए--- 


दिषतामुदय सुमेघसा गुरुरस्व्ततर सुमर्थण । 
न महानपि भूतिमिच्छता फलसम्पतप्रवण पर रक्षय ॥(* 


अर्थात्‌ ऐश्वर्य की कामना करने वाले मेधावी पुरुष शत्रु के महान्‌ अभ्युदय 
की जो क्रमश अवनति को प्राप्त करने वाला है, उपेक्षा कर देते हैं, किन्तु यदि बह 
महान्‌ अभ्युदय की ओर अग्रसर होता है, बरतेमान परिस्थिति मे वह चाहे भले ही 
अवनति में पडा हो, कभी भी उपेक्ष्य नही है । 


भारवि के इसी भाव को कवि अभयदेव ने 'जयन्तविजय' महाकाव्य मे इस 
प्रकार व्यक्त किया है--- 
द्विषो न पोष्या प्रणिपातमन्तरा निजे पदार्थरिति भूभृता तय । 
न जातु तेषा तमपश्यता भवेज्जनाद्वशिष फणिदुग्धपायित ॥९ 


अर्थात्‌ शत्र, जब तक अधीनता स्वीकार न कर ले तब तक अपनी वस्तुओं 
से उसका पोषण नहीं करना चाहिए। यही राजनीति है क्योकि बिना देखे हुए 
किसी वस्तु मे कोई विशेषता नहीं ब्तलायी जा सकती, जिस प्रकार दूध पिलाने वाले 
सर्प मे कोई विशेषता दिखलायी नही पड़ती । 
इस प्रकार स्पष्ट है कि यहाँ पर प्रस्तुत भारवि तथा कवि अभयदेव के 
भावों में पर्याप्त साम्य है, क्योकि कोई भी व्यक्ति अपने शत्रु का उत्कर्ष नहीं देख 
सकता । 
इसी प्रकार 'किरातार्जुनीय' महाकाव्य के प्रथम सर्गे मे जिस किरात को 
युधिष्ठिर ने दुर्योधन की प्रजा के प्रति नीति को जानने के लिए हस्तिनापुर भेजा था 
वह किरात युधिष्ठिर के पास सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर आता है और युधिष्ठिर 
अप्रसन्‍न न हो जायें अत वह सर्वप्रथम क्षमायाचना के रूप मे निवेदन करता है--- 
क्रियासु युक्तैनु प ' चारचक्षुपी न वच्चनीया प्रभवोइनुजीविभि । 
अतो5हसि क्षन्तुमसाधु साधु वा हित मनोहारि चर दुलंभ वच ॥।* 
अर्थात्‌ है राजन ! किसी कार्य को पूरा करने के लिए नियुक्त किये गये 
(राज) सेवको का यह परम कर्तव्य है कि वे दुतो की आँखो से ही देखने वाले अपने 
स्वामी को ,फूठी तथा प्रिय बातें बताकर) न ठगें। इसलिए मैं जो कुछ अप्रिय 
१ किरातार्जुनीय, २|८५। 
२ जयन्तविजय, ६३३ | 
३ किरातार्जुनीय' १/४ | 


आंदान-अदान ] हे [ रद७ 
॥]॒ 


अथवा प्रिय तिवेदन करूँ उसे आप क्षमा करेंगे, क्योकि सुनने में मपुर तथा परिणाम 
में कल्याण देने वाली वाणी दुर्लभ होती है + 
'अग्रन्तविजय' महाकाव्य मे भी इसी भाव की छाया हृष्टियौचर होती है, 
क्योकि सिंहलनरेश अपने जिस दूत को अपना हाथी वापस करने के लिए विक्रमसिह्‌ 
की सभा में भेजता है, बह दुत वहाँ से वापस आकर इसी प्रकार कहता है - 
॑ैय प्रो स्वरूप विनिवेदयिष्यति स्फुटाथंमैतन्मयि मा रुष छृथा । 
महीभूता सत्यगिरों हि सेवका प्रसाद पात्र पुरतों हित्तैषिणम्‌ 
अर्थात्‌ शत्न, के स्वरूप को स्पष्ट रूप से निवेदन..करने वाले मेरे ऊपर आप 
क्रोध न करे क्योकि सामने सच बोलने वाले सेवक राजाओं के हितैषी एवं प्रसन्‍नता 
के पात्न होते है । 
“जयन्तविजय' मे सिंहलेश्वर का दूत जाकर विक्रमसिह को समझाता हुआ 
कहता है-- 
गजेन्द्ररत्ने गृहमागते स्वयं महौभूज कस्य मनो न लुभ्यति । 
तथापि हेय सबलीयसस्त्वया न सुन्दर क्वाप्यसमान विप्रह ॥* 
अर्थात्‌ है राजन | स्वय घर में आये हुए गजेन्द्ररत्न पर किस राजा का 
मन लोभित नहीं होता है फिर भी आपके द्वारा वह बलवान हाथी त्याज्य है क्योकि 
असमान विग्रह कभी भी सुन्दर नहीं होता । 


प्रलीनभूपालमपि स्थिरायति प्रशासदावारिधि मण्डल भुव । 
स्‌ चिन्तयत्येब भियस्वदेष्यती रहो दुरन्ता बलबद्विरोधिता ॥।* 
अर्थात्‌ वह दुर्योधन (शत्त) राजाओ के विनिष्ट हो जाने के कारण सुस्थिर 
भूमण्डल पर समुद्र पर्येन्‍्त राज्य शासन करते हुए भो आपकी ओर से आते वाली 
विपदा के भय से चिन्तित रहता है, क्योकि बलवान्‌ के साथ का वैर-विरोध 
अमजूलकारी होता है। 
इस प्रकार इन राजनैतिक स्थलो के अतिरिक्त भारवि ने अपने महाकाज्य 
में पड़ ऋतुओ, प्राकृतिक उपादानों -यथा हिमालय वर्णन, इन्द्रकील पर्वत इत्यादि 
का वर्णन भी उपस्थित किया है । इसी के साथ ही उन्होंने जलक्रीडा, सायकाल, 
शन्द्रोंदय इत्यादि का वर्णन भी विपुलता से किय। है । भारवि की भाँति कवि अभय- 
देव ने भी जयन्तविजय में ऋतुओ, जलक्रीडा सन्ध्या, सूर्यास्त, चन्द्रोदय इत्यादि 
का हृदयग्राही वर्ण न प्रस्तुत किया है किस्तु कवि अभयदेव के इस वर्णान को भारवि 
१ जयन्तविजय, <|५७ । 


२ वही, 8(१७ । 
३ किराताजुनीय, १/२३ । 


रँ 


श्द्८ ] [ जैन स॑ हकृत महाकाज्य *जयन्तविजय 


का प्रभाव नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्राचीन काव्य परम्परा के अनुसार इस 
प्रकार के वर्णन महाकाव्य के लिए आवश्यक हैं। हाँ इन वर्णतों में बत्न-तत्र उक्ति 
साम्य अवश्य हृष्टि मोचर होता है जिसे शारविं का प्रभाव कहा जा सकता 
है। उदाहरणा्थ किसतार्जुनीयम्‌ में सायकाल के समय कनि सूर्यास्त का वर्णन 
निम्नलिखित रूप से करता है-- 


वीदयरन्तुमनस, सुरनारी रात्तचित्तपरिधायविभवा । 
तत्प्रिवार्थभिव यातुयधास्त भानुमानुपपयोधि लखस्‍्बे ।॥" 


* अर्थात्‌ (जलक्रीडा के) अतन्तर विविध बस्त्रो एवं आध्रूषणों से विधभूषित एव 
रमण की इच्छुक उन देवाज़नाओं को देखकर सूर्य मानों उत्तकी अभिलाषा को 
पूर्ण करने के लिए अस्त होने की इच्छा से (पश्चिम) समुद्र की ओर लम्बायमान 
हो गये । 


कवि अभयदेव ने भी सख्ध्या के बिषय मे कुछ इसी प्रकार की उत्प्रेक्षा 
की है-- 
पितुरथ ललितैस्तैस्तोषपीयूषवर्ष 
विदधति युवराजे तत्न सन्ध्याविरासीत्‌ । 
प्रगुणयितुमिवोच्चे स्फारश्वद्धारभड़या 
कुवलयदलनेता सयग्रमायप्रियाणाम्‌ ॥* 


अर्थात्‌ इसके पश्चात्‌ उन सुन्दर जलक्रीडाओ से पिता के सम्तोष रूपी 
अमृत की वृष्ठि का विधान कुमार के द्वारा किये जाने पर अधिक श्युड्भार की 
भज्िमा से बढी हुई मानो प्रियतमाओ के सगम के लिए कमल के समान नेत्नो वाज़ी 
वहाँ पर सन्ध्या प्रकट हुई । 


इस प्रकार भारवि के श्लोक की भाँति ही कवि अभयदेव ने अपने भावों 
को व्यक्त किया है। दोनो कवियों की दृष्टि मे सन्ध्या का आगमन प्रियतमाओं के 
संगम के लिए होता है। अत भाव साम्य स्पष्ट है । 


इस प्रकार इन वर्णनों के अतिरिक्त युद्ध वर्णन में भी 'जमन्तेविजय' के कति- 
पथ इलोको पर “किरातार्जुनीय/ का प्रभाव परिलक्षित होता है। उदाहरणार्य 
किरातार्जुनीय” के घोडश सर्ग मे आता है कि किरातवेषधारी भगवान्‌ शहुर द्वारा 
अपने प्रस्वापन अस्त के विफल कर दिये जाने पर क्रोप्चित अर्जुन शत्रु की सेना पर 
सर्पास्त का प्रहार करते हैं-- 





१ किराताजूनीय, ६|१। २. जबन्तबिजय, 5४५ । 


मावास-अदान ] [ रद 


भहास्त दुर्गे शिथिलप्रवत्त दिश्वारणेनेव परेण रे | 
भुजजूपाशान्भुजवीर्य शाली प्रवस्धनाय प्रथियाय जिष्णु ॥" 


अर्थात्‌ इसके पश्चात्‌ परम बाहुबलशाली अर्जुन ने महान्‌ दुर्ग की भाँति 
दुर्गेग अपने प्रस्वापन अस्त के दिग्गजों के समान शत्रु द्वारा थोड़े ही प्रयास में व्यर्थ 
बना दिए जाने पर, सम्पूर्ण प्रभथ सैनिकों के लिए सर्परूपी पाणों का (सर्पास्ख का) 


प्रहार किया । 


किल्तु किरात वेषधारी भगवान्‌ शद्भूर ने गरुणास्त्र द्वारा अर्जन के इस अस्त्र 
को निष्फल कर दिया-- श 


तम'शु चक्षु श्रवर्सा समूह मन्‍्त्रेण ताक्ष्योदियकारणेन । 
नेता नयेनेब परोपजाप निवारयामास पति पशुनास्‌ ॥* 
अर्थात्‌ तदनन्तर भगवान्‌ शद्धूर ने उन सर्पों के समूह को गरुण को उत्पन्न 
करने वाले अपने मन्त्र के प्रभाव से इस प्रकार शीघ्र ही दूर कर दिया जिस प्रकार 
से जननेता अपने न्‍्याययुक्त शासन द्वारा शत्रू के षपड्यन्त्र को शीघ्र ही विफल कर 
देता है । 
कवि अभयदेव ने भी 'जयन्तविजय' महाकाव्य में इन्ही अस्त्रो का वर्णन 
किया है-- 
तत प्रकोपप्रसरत्कदुष्ण श्वासानिलान्दोलितहारयष्टि । 
विद्याधरेन्द्र पवनाशनास्त्र मुमोच. तच्चापलदोषहारि ।!* 
अर्थात्‌ इसके पश्चात्‌ क्रोध से फैले हुए ऊष्ण श्वास को वायु से हिलने बाली 
हृदय की हार लता वाला विद्याधरेन्द्र ने पवन का भोजन करने वाले और पवन 
की चअलता के दोष का अपहरण करने वाले सर्पास्त्र का विमोचन किया । 
किन्तु भगवान्‌ शड्भर की भाँति ही यहाँ पर युवराज जयन्त ने गरुणास्त्र 
को छोडकर उसके अस्त्र को विफल क्रिया 


भुजजूपूगग्रसनादजञ्र प्रभअझजने भडगुरता प्रयाते | 
प्रत्यसत्त मुच्चैरमुचन्महीपो महीपति पत्नरथेन्द्रसज्ञम्‌ ।९ 
अर्थात्‌ सर्प समृदाय के ग्रसन से निरन्तर वायु प्रभड्जन के छिन्त-भिन्‍न हो 
जाने पर महीपति ने रथेन्द्र सज्ञा (मोर) वाले अस्छ्त को छोडा । 


१. किरातार्जूुनीय, १६|३६ । 
२ वही, १६/४० । 
३े जयन्तबिजय, १४/६० | 
४ वही, १५४२। 

पद 


श्द्द० |] [ जैन सस्क्ृत महाकाव्य”'"जयस्तविजय 


अपि च--- 
साफल्यमस्त्रे रिपुपौरुषस्य कृत्वा गते भाग्य इवापवर्गमस्‌ । 
अनिन्धनस्य॒प्रसभ समन्‍यु समाददे5स्त्र ज़्वलनस्थ जिध्णु ॥"* 
अर्थात्‌ पूर्व जन्माजित पुण्य कर्म के समान शत्रु के पराक़म को सफल बना 
कर अपने सर्पास्त्र के (प्रभाव के) समाप्त हो जाने पर क्रोध्न से युक्त अर्जुन ने ईंध- 
नादि सामग्री के बिना ही प्रज्ज्वलित होने वाले अग्निबाण को तुरन्त ही ग्रहण 
किया | 
किन्तु भगवान्‌ शब्भुर ने अर्जुन के इस अग्निबाण को भी वरुणास्त्र के प्रयोग 
द्वारा विफल कर दिया-- 
लिलिक्षतीव क्षयकाल रौद्रे लोक विलोलाचिषि रोहिताश्वे । 
पिनाकिना हतमहाम्बुवाहमस्त्र पुत पाशभूत प्रणिन्ये ।* 
अर्थात्‌ प्रलयकाल के समान अत्यन्त भयकर एवं अपनी लपलपाती हुई 
ज्वालाओ से मानो सम्पूर्ण लोक को चाट जाने के लिए इच्छुक अग्नि के चारो 
ओर फैल जाने पर पिनाकधारी शद्भूर ने पुन बड़े-बड़े मेघो को बुलाने वाले वरुण 
अस्त्र का प्रयोग किया । 


'किरातार्जुनीय' में वणित इन अग्नेयास्त्र तथा वरुणास्त्र का प्रयोग 'जयन्त- 
विजय' महाकाथ्य में भी परिलक्षित होता है-- 


तिरस्कृतान्वीक्ष्य विपक्षमुक्त भिहानथासाौ शरभैन सिह । 
अग्नेयमस्त्र त्रिपुराय पूर्व पृ न्‍्तकारीव मुमोच ह॒प्तम्‌ ॥ * 
अर्थात्‌ इसके बाद उस तृर्सिह (जयन्त) ने शत्रुओं के द्वारा छोडे गये शरभो 
से सिंहो को तिरस्कृत होते हुये यह देखकर प्राचीनकाल मे त्रिपुर के नाश करने क॑ 
लिए त्रिपुरारी की भाँति उन्मत्त अग्नेयास्त्रका विमोचन किया-- 
किन्तु जयन्त द्वारा छोडे गये इस अग्नेयासत्र को खेचर चक्रवर्ती ने अपन 
पाथाधरास्त्र द्वारा विफल कर दिया -- 
भस्मीक्षत्तान्लेचरचक्रवर्ती शिखिप्रपञ्च शरभानवेत्य । 
ततस्तदाटोपहर तपस्वी पाथोधरास्त्र तरसा मुमोच ॥+ 
अर्थात्‌ इसके पश्चात्‌ खेचर चक्रवर्ती ने अग्नि प्रपौश्ओो से सरभगण को भस्मी- 
भूत मानकर उस आरोप को दूर करने वाले पाथोधरास्त्र का शीघ्र उन्मोचन किया । 
इस प्रकार 'जयन्तविजय' महाकाव्य मे वणित यह पराधोधरास्त्र 'किराता- 
१ किराताजुनीय, १६/४६ । ३ जयन्तविजय, १४|८५४ । 
२ वही, १६/५४ । ४ बही, १४,८५६ । 





आदान-प्रदात ] [२६१ ह 


जुनीय' महाकाव्य में वर्णित वरुणास्त्र का हीं रूप है। अत स्पष्ट है, कि कवि 
अभयदेव ने 'किरातार्जुनीयभ' मे वणित महाकवि भारवि के भावों को 'जयन्तविजय' 
महाकाज्य मे अनेक स्थलो पर प्रस्तुत किया है । 
साध +» 

भारवि द्वारा प्रतियादित महाकाव्य की शैली का उत्कर्ष माघ में परि- 
लक्षित होता है, क्योकि माघ को सस्कृत साहित्य मे सर्वगृण सम्पन्त कवि के रूप 
में स्वीकार किया गया है - माघरे सन्ति त्रयों गुणा । अत इनके 'शिशुपालवधम्‌' 
महाकाव्य का प्रभाव परवर्ती कबियों पर पड़ना स्वाभाविक ही है, क्योकि कलापक्ष 
प्रधान महाकाब्यो में 'शिशुपालवध' का प्रमुख स्थान है । कवि अभयदेव विरचित 
'जयन्तविजय' महाकाव्य पर भी इस 'शिशुपालक्ध' का प्रभाव अनेक स्थलों पर 
इृष्टिगोचर होता है । 

उदाहरणार्थ 'शिशुपालवध' में ह्वारिकापुरी की रमणियों तथा स्वर्गीय 
अप्सराओ के भेद को स्पष्ट करते हुए महाकवि माघ लिखते है--- 

यदज्भनारूपसरूपताया कडिचद ग्रुण भेदकमिच्छतीमि । 
आराधितोउद्धा मनुरप्सरोभिश्चक्रे प्रजा सवा सन्तिमेषचि क्ला ॥" 

अर्थात्‌ जिस द्वारिकापुरी में स्त्रियों की सुन्दरता की समानता से किसी भेद- 
कारक गुण को चाहने वाली अप्सराओ से प्राथित मनु ने अपनी प्रजाओ (द्वारिका- 
पुरी मे बसने वाली अद्भुनाओ) को निमेषयुक्त चिह्लवाली कर दिया । भाव यह 
है, कि द्वारिकापुरी मे रहने वाली अड्भनाओ एवं स्वर्गीय अप्सराओं से केवल यही 
भेद था कि इन अद्भुनाओ का निमेष (पलक गिरता) था तथा अप्सराओ का निमेष 
नही (पलक नहीं गिरता) था, शेष सौन्दर्यादे समस्त गुणों भे ढ/रिकापुरी भे निवास 
करने वाली अद्भनाएँ स्वर्ग की अप्सराओ के समान ही थी । 

“जयन्तविजय' में भी इसी प्रकार जयन्तीपुरो मे निवास करने बाले पुरुषों 
तथा देवताओ के भेद को स्पष्ट किया गया है -- 

सुरेशवेषाभरणाड्ररागवरेण. लावण्यत्तरज्िताडु । 
निर्मेषमात्रेण पर सुरेभ्यो विभिद्यते यत्ृजव समस्त ॥४ 

अर्थात्‌ देवताओं के वेष को धारण किये हुए अद्भराग आदि लगाने से अत्यन्त 
सुन्दर शरीर वाले जिस जयन्तपुरी के लोग देवताप्रो से पलक मंदने के ब्याज से 
ही भिन्‍न माने जाते है । भाव यह है कि जयन्तपुरी में रहने वाल व्यक्ति तथा 
देवताओं मे केवल यही भेद है कि देवताओं की पलके नहीं लगती हैं तथा इस पुरी 


१ शिशुपालवध, ३/४२ । 
२ जयल्तविजय, १/५४ । 





२६२ ] [ जैन ससकृत महाकाव्य 'जयन्तविजय 


के रहने वाले व्यक्तियों की पलकों लगती हैं, शेष गरुणो मे जयस्तीपुरी के व्यक्ति 
देवताजों के सहृश ही है। 
इस प्रकार दोनो ही स्थलों में भिन्‍नता का कारण एक ही बताया गया है । 
हाँ इतता अवश्य है, कि माघ मे जो भेद अज्भुनाओं तथा अप्सराओं के, मध्य मे 
बताया- है, कवि अभयदेव ने वही भेद पुरुषों तथा देबताओ के मध्य, प्रतिपादित 
किया है। 
इसी प्रकार वसन्‍्त के आगमन के अवसर पर शिशुपालवध का एक श्लोक 
प्रस्तुत है--- 
अजगणान्‌ गणश प्रियमग्रत प्रणतमप्यभिमानितया न या । 
सति मधाव्भवन्भदनव्यथा विधुरिता धुरिता कुबुरस्त्तिय ॥) 


अर्थात्‌ जिन यादवाडुनाओं ने सामने अनेक बार प्रणत हुए भी प्रिय को 
अभिमानिनी होने से नहों गिना--मान त्यागकर सम्भोगार्थ तैयार नहीं हुई, बसन्‍्त 
के आरम्भ होने पर काम पीडा से पीडित वे यादव नाएँ आगे हुईं अर्थात्‌ सभोगार्थ 
स्वयमेव पहले तैयार हो गयी । 

यहाँ पर मानिनी नायिका का वर्णन किया गया है। कवि अभयदेव भी 
'जयस्तविजय' महाकाव्य मे मानिनी नायिका के मान भग की प्रक्रिया का इसी 
प्रकार वर्णन करते है-- 


मानोत्तानतया सखीषु कलूषा प्रेड्डोलरोषाश्विर 
दूतीपु स्वथमानतेषपि दयिते याश्चक्रिरे वक्ताम्‌ । 
ता प्रातश्चरणायुधध्वनिमिभादाज्ञामिवाप्य स्मर- 
क्षोणीशस्य समुत्सुका प्रियपरीरम्भ स्लियस्तन्वते ॥।* 


अर्थात्‌ पति के स्वय नत होने पर मान की वृद्धि से सखियों पर कलूषित, 
दृतियों पर बढ़े हुए रोष वाली जो स्त्रियाँ बक्रता को धारण किए हुए थी, वे स्त्रियाँ 
प्रात वायू की ध्वनि के बहाने उत्सुकतापूर्वक कामदेव की आज्ञा को पाकर अपने 
प्रियतमों का आलिड्भन करने लगी । 

यहाँ पर बोनों ही स्थलों मे भाव साम्य समान है, किन्तु वर्णन मे किडिचत 
भिन्‍नता है । 


इसी प्रकार कवि अभयदेव के 'जयन्तविजय” महाकाव्य पर समराजूण मे 
छोडे गये अस्तरों पर भी 'शिशुपालवध' का प्रभाव परिलक्षित होता है क्योकि जयन्त- 
१ शिशुवालवध, ६/१५। 
२ जयन्तविजय, ८/६८ | 





आदान-प्रदान ] [ २६१ 


विजय के ऋ॑तुर्देश सर्ग में छोड़े गये नागास्त"*, गरुण [सत्र *, अग्नेयास्त्र * तथा मेघास्त् 
का वर्णन भी शिशुपालवकच्न मे प्राप्त होता है 
आह 

बृहतयी के अन्तर्गत प्रतिपादित महाकाब्यो में श्रीहर्ष के “नैषधीयचरित' 
का प्रमुख स्थान है | इसमे राजा नल के जीवन की सम्पूर्ण कथा वर्णित है | 'जयन्त- 
विजय' महाकाव्य के अध्ययन से ज्ञात होता है, कि कवि अभयदेव ने इस महाकांव्य 
का भी अध्ययन किया था, क्योकि तैषध मे राजा नल की कीति क। वर्णन करते 
हुए कहा गया है कि जिस प्रकार वन्ध्या से पुत्र उत्पन्त होता, कच्छपी के दूध का 
होना, मूकों का गान करना एवं जन्मान्ध का देखना असम्भव है, उसी प्रकार इस 
राजा की अकीति का होना सम्भव नहीं । 


यथा - 
अस्य क्षोणिपते परडिपरया लक्षीकृता सख्यमा 
प्रश्ञाचल्षुरवेक्यमाणतिमिरप्रस्या . किलाकीर्तय | 
गीयन्ते स्वरमष्टमद्भूलयता जातनेन बन्ध्योदरात्‌ 
मूकाना प्रकरेंण कूर्मरमणीदुग्धोदधे. रोधसि ॥* 
जयन्तविजय में विक्रमसिह की कीति का चित्रण भी इसी प्रकार किया 
गया है--- 
यस्य क्षोणिपते प्रतापदहनज्वालावलीकेलिधभि 
सप्ताप्यम्बु धयो म्बुबिन्दव इवाशोष्यन्त तेषपिद्रुतम्‌ । 
पूर्यन्ते सम हतारिराजकबधूनेत्नाम्बुपूरे पुत् 
स॒ श्री प्रीतिमती प्रियामिव महाभोगासभुड्क्तक्षमास्‌ ॥ 
अर्थात्‌ जिस राजा के प्रतापरूपी अग्नि की ज्वाला कणो की परम्परा से 
सप्तसागर भी जल की बूँद की तरह शीघ्र सूख जाते थे किन्तु वे समुद्र मारे गये 
शत्रु राजाओ की भृगनयनियों के अश्ुओ से पुन भर जाते थे। इस प्रकार वह 
राजा प्रीतिमती प्रिया की भाँति महाभोगों से परिपू ण॑ पृथ्वी का भोग करता था। 


यहाँ पर दोनो कवियों के वर्णन के भाव तथा पदावली में साम्य है किस्तु 
वर्णन के प्रकार मे क्चित भिन्नता है । 


१ जयन्तविजय, १४/० तथा शिशुपालबंध, २०/४१। 

२ वही, १४|६२ तथा बही, २०/५२। 

३, वही, १४/८४ तथा वही, २०/५६ । 

४ वही, १४/८५६ तथा वही, २०/६५। 

५ नैंष्ीयचरित, १ २/१ ज्द। ६ जयम्ततविजय, १७२। 


२४६४ ] | जैन सस्क्ृत महाकाव्य'““जय॑न्तविजय 


इसी प्रकार कि अभयदेव जयन्‍्तीवगरी स्थित बृक्षो का सानवीकरण करते 
हुए लिखते हैं-- 
हस्तैरिवोच्चैस्तरव पलाबगैश्छाया दधाना फलसपदा च । 
पथ्यज्जिना पथ्यदनाय यत्न स्वबन्धुबुद्धेथ भवन्ति भूय ॥* 
अर्थात्‌ जहाँ पर अनेक तरुवर बड़े-बड़े पल्‍लवरूपी हीथों से शरीरधारियो को 
खाने के लिए फल की सम्पत्ति तथा छाया को देते हुए मार्ग में अपने कुटुम्बी की 
बुद्धि से स्थित हैं । 
जयन्तविजय के इस श्लोक पर नैषधीयचरित के निम्नलिखित श्लोक की 
छाया परिलक्षित होती है-- 
फलानि पृष्पाणि च पल्‍लवे करे वयो<तिपातोदुगतवातबेपिते । 
स्थित समाधाय महषिवाद्ध काइने तदातिथ्यमशिक्षि शाखिभि ॥* 
अर्थात्‌ पक्षियों के अत्यन्त उडने के कारण वायु से हिलते हुए पत्लवरूपी 
हाथ मे फल-फूलो को लेकर स्थित, वन के वृक्षो ने मानो बूढे महृषियों के समूह से 
उस (नल) के अतिथि-सत्कार को करने के लिए सीखा है | 
यहाँ पर दोनो कवियो के भावों में साम्य स्पष्ट ही है। इसी प्रकार नैषध 
के प्रथम सर्ग मे नल के आराम भूमि की प्रति प्रयाण क भवसर प्र नल के अश्वो 
का वर्णन किया गया है जिसका साम्य जयन्तविजय के दशम्‌ सर्ग मे रण प्रयाण के 
अवसर पर किये गये जयन्त के अश्व के वर्णन में दृष्टिगोचर होता है। उदाहरणार्थ 
नल के अश्वों का वर्णन करते हुए श्रीहर्ष कहते है--- 
प्रयातुमस्माकमिय कियत्पद धरा तदम्भोधिरपि स्थलायताम्‌ । 
इतीव  वाहैनिजवेगदर्पितै पयोधिरोधक्षममुत्यथित रज ॥४$ 
अर्थात्‌ हम लोगो के चलने के लिए यह पृथ्वी कितने पैर (कितने कदम) 
होगी ? अर्थात्‌ अत्यन्त थोडी होगी, इससे यह समुद्र भी स्थल बन जाय, मानो ऐसा 
विचार कर अपने वेग के अभिमानी घोडो ने समुद्र को पूरा करने (सुखाने) मे 
समर्थ धूलि को उडाया । 
जयन्तविजय मे निम्नलिखित श्लोक में कुछ इसी प्रकार का वर्णन है-- 
तुरज्जमास्तस्य चतु समुद्री रज समाजै स्थलता नयन्ति। 
खुरोद्धतैर्दातुमिवावकाशभपारनासीर पर॒ पराणाम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ मानो उन (जयन्त) के धोडो के खुरो से उडाई गयी धूलि से सेनाओ 
की परम्परा को अवकाश देने के लिए चारो समुद्री का स्थल बना रहे है । 


१ नैषधीय चरित, १७७ । ३ नेंषधीय चरित, १/६६। 
२ जयन्तविजय, १/३१ । ४ जयन्तविजय, १०/७ । 


आदान-अदान | [ २६५ 


कवि श्रीहर्ष नैज्धध मे दमयन्ती के सौन्दर्य का अतिशयोक्तिपूर्ण बर्णणे करते 
हैं। उनके अनुसार-- 
भजते खलु पण्सुख शिखी चिकुरैनिमितबहुंगहंण । 
अपिञ्रम्भरिषु._ दमस्वसुजितकुम्भ कुचशोभयेभराट ।।* 
अर्थात्‌ दमयन्ती के बालों से (पराजित होने के कारण) पूँछो के बालो 
की निन्‍दा करता हुआ मयूर घडानन (स्वामी कारतिकेय) की सेवा करता है तथा 
स्तनों की शोभा से पराजित कुम्भ (मस्तकस्थ कुम्भाकार मास-पिण्ड) बाला गज- 
राज (ऐराबत) इन्द्र की सेवा करता है । ही 
इसी प्रकार कवि अभयदेव ने भी कनकवती का वर्णन किया है-- 
रामणीयकमनकुशमस्या जघयो रनघयोरवलोक्य । 
नुनमुद्गतपराभवदु खा सखुरेणललना वनवासम्‌ ॥)* 
अर्थात्‌ इस (कनकवती) की सुन्दर रोमरहित निरकुश जछूाओ की रमणीयता 
को देखकर ऐण ललना ने पराभव के दुख के उत्पन्न होने के कारण वनवास का 
आश्रय लिया | 
यहाँ पर दोनो कवियों के वर्णन मे साम्य है, क्योंकि यदि दमयन्ती के केश 
तथा कुचों मे पराजित होकर मयूर तथा ग़जराज ने स्वामी कारतिकेय तथा इन्द्र 
का आश्रय लिया है तो कनकव॒ती की रोमरहित जघाओ से पराजित होकर हिरणी 
ने वतवास का आश्रय लिया है ! 
इसी प्रकार स्वयवर मे आयी हुई दमयन्‍्ती को देखकर विभिन्न स्थानों से 
आये हुए राजा लोग कल्पना करते है-- 
रसस्य शुज्भार इति श्रुतस्य कब नाभ जागति महानुदन्वान । 
कस्मादुदस्थादियमन्यथा श्रीर्लावण्यवैदग्ध्यनिधि पयोधे ॥॥९ 
अर्थात्‌ (वव रसो मे) “श्वद्भार' ऐसे नाम से सुने गये रस का विशाल समुद्र 
कहाँ है ” (कही न कही अवश्य है), नहीं तो सौन्दर्य की चातुर्य के निधि यह 
(दमयन्तीरूपिणी ) लक्ष्मी किस समुद्र से निकलो है। 
जयन्तविजय के तज़्योदए, सर्ग भे जयन्त भी कनकबती को देखकर इसी प्रकार 
कल्पना करते हैं-- 
परेते किमिंह परवव॑तपुन्नी पर्वतश्रियमवैक्षितुमागात्‌ । 
कि रति किमृ रमा खलुनैव मर्त्यलोकललनैव निमेषात्‌ ॥९ 


१, नैषधीय अरित, २/३३ । ३. नैषपध्ीयचरित, १०/११४। 
२ जयन्तविजय, १३/१४ । ४ जयन्तविजय, १३/१२। 


२६६ ] [ जैन संस्कृत महाकाव्य''*जयन्तविजय 


अर्थात्‌ क्या यहाँ इस पर्वत पर पबंतपुत्री पर्वत की सुन्दरता को देखने के 
लिए आयी है, या रति है अथवा रमा है, नही निमेष के कारण यह मृत्युलोंक की 
ललना है । 
यहाँ पर भी दोनों कवियों के भाव में साम्य हैं, किन्तु दमयन्ती को देखकर 
राजागण उसे मृत्युलोह की रमणी नही मानते है जबकि जंयन्स निमेष लगने के 
कारण कनककती को मृत्युलोक की ललना है। ऐसा जान लेते है । 
इस प्रकार कवि ने दमयन्ती के नेत्नो का वर्णन करते हुए लिखा है--- 
हशौ किमस्थाश्चपलस्वभावे न दूरमाक्रम्य मिथों मिलेतामू । 
न चेत्कृत* स्थादनयों प्रयाणे विध्न श्रव कृपनिपातभीत्या ॥ १ 


अर्थात्‌ इस दमयन्ती के चचल स्वभात्र वाले कर्णानत विशाल) नेत्न दूर तक 
जाकर परस्पर मे क्यो नहीं मिल जाते ? अर्थात्‌ अवश्य मिल जाते । यदि इन नेत्नो 
के जाने मे कान-कृप से गिरने का भय बाधक ने होता । 


जयन्तविजय मे कवि अभयदेव ने भी इसी प्रकार कहा है 
लघितु श्रवणयोश्वचिरसीमा लोचने मसृगदशों विवदाते । 


निविवादविषयेषपि विवाद शश्वदश्रुतिमता किमु चित्रम्‌ ॥* 
अर्थात्‌ कानो की बढी हुई सीमा को लाँघने के लिए मृगतयनी (कनकवती) 
के दोनो नयन आपस में विवाद करते थे, क्योकि निविवाद विषय में अश्नुतिमानों 
का निरन्तर विवाद होता है इसमे क्‍या विचित्र है अर्थात्‌ कुछ भी नही। 
यहाँ पर भी भाव साम्य स्पष्ट है किन्तु श्रीहर्ष की दृष्टि मे नेत्नी को कर्ण 
कूप मे गिरते का भय है अत वे आगे नहीं बढ़ सके है जबकि कवि अभयदेव की 
दृष्टि मे कनकवती के नेत्र कर्ण-वू प को लॉघने का' उपाय खोज रहे है । 


बसनन्‍्त ऋतु मे कोयल की आवाज विरहिणियों की कामभावना को और भी 
अधिक उद्दीप्स कर देती है, इसीलिए कामदेव उन्हे परेशान करने के लिए कोयल 
की आवाज को ही अपना बाण बनाता है | कवि श्रीहृ्ष दमयन्ती को पीडित करने 
वाले इसी बाण का उल्लेख करते हैं-- 
सह तया समर | भस्म झडित्यभ्‌ पशुपति प्रति यामिषुमग्रही । 
ध्रुवमभूदधुना वितनो शरस्तव पिकस्वर एवं स॒ पञ्चम ॥४ऐ 
अर्थात्‌ हे कामदेव ! शिवजी के प्रति तुमने जिस बाण को (मारने के लिए) 
१ नैषधीयचरित, ७/२४ । 


२ जयन्तविजय, १३/३० । 
३ नैषधीय चरित, ४/६४ | 


आंदान-प्रदान ] [२६७ 


ग्रहण किया, वह तुम्हारे साथ ही शीघ्र भस्म हो गया । किन्तु शरीरहीन तुम्हारे बे 
ही पाँच बाण इस समय निश्चित ही कोयल के शब्द हो गये हैं । * 
जयन्तविजय” महाकाव्य में भी कवि द्वारा अतिपादित यही भाव दर्श- 
नीय हैं-- 
माधवप्रणयिता मनोभुवा मानखण्डनविधो मृगीदशास्‌ । 
कोमलो5पि कलकण्ठकामिती पश्न्चमध्वनिरमीयतास्त्वताम्‌ ॥१ 
अर्थात्‌ मृगनयनियों के मानखण्डन की विधि में वसन्‍्त प्रिय कामदेव से कोमल 
कल-कल निनाद करने बाली कोयल की पज्चम ध्वनि को क्षस्त्र बनाया गया | 
यहाँ पर भी भाव साम्य है, क्योंकि कीयल पश्चम स्वर से बोलती है और 
यही उसका पच्रम स्वर ही मानो कामदेव द्वारा विरहीजनो पर प्रहार किये जाने 
वाले पाँच बाण है | 


इसी प्रकार अन्धकार में अभिसाराभिलाषी नायिकाओं की वेश-भूषा का 
वर्णन करते हुए कवि श्रीहृरष लिखते है-- 
ध्वान्त॑णनाभ्या शितिनाम्बरेण दिश शरै सुनशरस्य तारे । 
मन्दाक्षलक्ष्या निशि मामनिन्‍दी से््या भवायान्त्यभिसारिकाभा ॥ 


अर्थात्‌ (हे प्रिये दमयन्ती) अन्धकाररूपी कस्तूरी से युक्त, काले कपडे से 
उपलक्षित, कामबाणों से पीडित, लज्जायुक्त अभिसाराभिलाबिणी दिशारूपिणी 
नायिकाएँ चन्द्ररहित अर्थात्‌ अन्धकारयुक्त रात्रि मे मेरे पास आ रही है अतएब 
तुम ईरष्यायुक्त होवो । भाव यह है कि जिस प्रकार कृष्णपक्ष की अँधरी रात्ति में 
कस्तूरी से सुगन्धित, काला कपडा पहने हुए, कामपीडित लजाती' हुई नायिका 
तायक के पास जाती है, तब नायक के समीप स्थित उसकी स्त्री उस अभिसार 
करने वाली स्त्री के प्रति ईर्ष्या करती है, उसी प्रकार ये दिशारूपी अभिसारिकाएँ 
मेरे पास आ रही हैं, अतएवं तुम इनके प्रति ईर्ष्या करो । 
महाकवि अभयदेव ने भी जयन्तविजय महाकाव्य मे अभिसाराभिलाषिणी 
नायिकाओ की साज-सज्जा का इसी प्रकार वर्णन किया है -- 
अभिनव मृगनाभीपडुक्लुप्ताज़ रागा 
धभ्रमररुचिदुकूलैवेषमुद्र. दधाना । 
मरकतक़ृतभूषा पक्ष्मलाक्य सलील 
रमणमभिसरन्ति स्वैर॑मिद्ध पघकारे ।।* 


१ जयन्तविजय, ७/२१ | ३ जयन्तविज़य, ८/४२ 
२ नैषधीय चरित, २२/३२। 


२८ | | जैन सस्कृत महाकाव्य-'"जयन्तविजय 


अर्थात्‌ अभिनव कस्तूरी के पद्धू से अद्भराग किये हुए, श्रमर.की कास्ति के 
समान साड़ियों से वेष मुद्रा को धारण किये हुए, मरकत मणि का आभूषण पहने 
हुए कमलनेत्ियाँ लीलापुर्वक बढ़े हुए अन्धकार मे स्वेच्छापूर्वक रमणो (नायकों) का 
अभिसरण करती है । * 


यहाँ पर नायिकाओ की साज-सज्जा का दोनो कवियों मे एक ही समान 
वर्णन किया है । 
इसी प्रकार दमयन्ती के विवाह मे राजा भीस द्वारा नल को दिये गये दहेज 
का वर्णन करते हुए कवि श्रीहर्ष लिखते है-- 
त तेंन वाहेषु विवाहदक्षिणीकृतेषु सख्यानुभवे3भवत्‌ क्षम | 
न शातकम्भेषु न मत्तकुम्भिषु प्रयत्नवान्‌ कोउपि न रत्नराशिषु ॥" 
अर्थात्‌ उन (राजा भीम) के द्वारा विवाह में दक्षिणा (दहेज) दिये गये 
चोडो, सुवर्णो, मतवाले हाथियो और रत्नो के ढेरो की गणना करने में प्रयत्नशील 
भी कोई व्यक्ति समर्थ नहीं हुआ । 
जयन्तविजय मे कवि अभयदेव भी पवनगति द्वारा अपनी पुत्री कनकवती के 
विवाह में याचकों को दिये गये दान का वर्णेत भी इसी प्रकार करते है-- 
तत्॒ दानसमये खबरेन्द्र प्राज्यवाजिक रटीन्द्रघटाभि । 
स्वर्ण र॒त्ननिकरेश्च स चक्रे श्रीपति हरिमिवाधिसमाजस्‌ ॥।* 
अर्थात्‌ उस कन्यादान के समय खचरेन्द्र (पवनगति) ने सुवर्ण घोड़े, हस्तिनी 
को घटाओ और रत्न समूहों से याच्क समाज को श्रीपति विष्णु की भाँति 
कर दिया । 
यहाँ पर कवि अभयदेव के वर्णन मे श्रीहर्यष की अपेक्षा विशेष उत्कर्ष है 
क्योकि राजा भीम के द्वारा दमयन्ती के विवाह मे नल को दिये गये दहेज की गणना 
करने मे प्रयत्नशील व्यक्ति भी समर्थ नहीं हो सका है जबकि खबचरेन्द्र पतनगति ने 
अपनी पुत्री कमकवती के दान के समय याचकों का इतना अधिक धन दिया है कि 
वे भगवान्‌ विष्णु की भाँति लक्ष्मी से युक्त हो गये है तो उन्होंने अपने जामाता 
जयन्त को दहेज मे कितना धन दिया होगा, इसका अनुमान लग ना ही कठिन है । 
श्रीहर्ष नैषध काव्य मे भवितव्यता के सम्बन्ध में अपने विचार करते है -- 
अवश्य भव्येष्वनबग्रहग्रहा यया दिशा धावति वेधस स्पृह्ा । 
तृणेनवात्येव तयानुग्रम्यत जनस्य चित्तेन भूशावशात्मना ॥* 
१ नैषधीय चरित, १६/३४ । 


९ जयन्तविजय, १३/६४ । 
३ नैषधीय चरित, १/१२० । 


आदान प्रदान ] [ २६६ 


अर्थात अवश्य होने वाले होनहार मे निर्बाध ब्रह्मा की एचछा जिस ओर 
दौडती है, मनृष्य का अत्यन्त पराधीन चित्त भी वायु-समूह से तृण के समान उसी 
दिशा को जाता है | अर्थात्‌ होनहार को कोई टाल नहीं सकता है । 
नैषध महाकाव्य के यही विचार जयन्तविजय महाकाव्य मे दर्शनीय हैं-- 
तथाप्यवज्ञाय तदीयमन्त्रित॑ प्रयाणमाधत मदोद्धतस्तत । 
अरिष्ट ससूचित मृत्युरप्यसो बिलघ्यते कंभेवितब्यताथवा ॥" 


अर्थात्‌ इसके पश्चात्‌ मदोद्धत राजा ने मन्त्रियों की मन्त्रणा को अवहेलना 
कर प्रस्थान किया यद्यपि अरिष्टो की सूचना से मृत्यु की, सम्भावना हो रही थी । 
अथवा भवितव्यता को किसके द्वारा टाला जा सकता है । 
इसी प्रकार कुछ अन्य स्थल भी विशेष दर्शनीय हैं । यथा नैषध मे वरणित--- 
स्वत एवं सता परार्थता ग्रहणाना हि यथा यथार्थता । (नैषधीय चारित, २/-१) 
कम के स्वकृतमत्र न भुडक्ते । (नैबधीय चरित, ५(६) 
देवे विरन्‍धति निबन्धनता वहन्ति हन्त । 
प्रयास परुषाणि न पौरुषाणि ॥ (नैषधीय चरित, ११/५५) 
सृक्तियो का प्रभाव भी जयन्तविजय में वर्णित निम्नलिखित सूक्तियों पर 
उरिलक्षित होता है-- 
१ सतामार्तपरित्नाण प्रमुणाश्चित्तृृत्तय । (जयन्तविजय, ३/५२) 
२ सुखमसुखमिह स्यादात्मकर्मानुरूपम्‌ । (जयन्तविजय, ८/६०) 
३ सर्व विधो हि विमुखे विमुख जनस्थ । (जयन्तविजय, ५/५६) 
इस प्रकार स्पष्ट है, कि कवि अभयदेव ने 'जयन्तविजय' महाकाव्य की 
रचना करने के पूर्व नैषध महाकाव्य का विधिवत्‌ अध्ययन किया था । अत उनकी 
रचना श्रीहर्ष के नैषधीय चरित से प्रभावित परिलक्षित होती है। हाँ इतना अवश्य 
है कि नौषध मे कवि श्रीहर्ष ने दुरूह शेली का आश्रय लिया है जबकि कवि अभय- 
देव ने सरस शैली को अपना कर नैषध के भावों को जयन्तविजय महाकाव्य में यत्र- 
तत्न व्यक्त किया है । 


बिल्हुण 

ऐतिहासिक महाकाब्यों की परम्परा मे विल्हण रचित “विक्रमाडुदेव चरित' 
महाकाव्य का प्रमुख स्थान है । इसमे चालुक्यवशीय राजा विक्रमादित्य (१०७४- 
११२६ ई०) के जीवन की घटनाओं का वर्णन किया गया है। महाकाव्य की शैली 


वैदर्भी है । कवि वैदर्भी रीति को प्रशसा करते हुए लिखता है-- 


१ जयन्तविजय, 5/५२ । 


कज्छू ०9 


श््ण 


३०० ] [ जैन संस्कृत महाकाव्य““*“जयन्तविजय 


अनश्नवृष्टि श्रवणामृतस्य सरस्वती विज्वमजन्मभूमि | 
वैदभेरीति कृतिनामुदेति सौभाश्यलाभप्रतिभूवदानम्‌ ॥" 
अर्थात्‌ वैदर्भी रीति का आविर्भाव उत्कृष्ट और अच्छे काव्य की रचना करने 
में कुशल तथा पुण्यात्मा कवियों में ही होता है। यह वैदर्भी रीति श्रवण को आनन्द 
देने बाले अमृत की बिना मेघों कौ दृष्टि है। वाणी के विलप्स का जन्म स्थान है 
और पदों को कविता में यथोचित स्थान प्राप्त होकर उनके सौन्दर्य वृद्धि की जमानत 
करने वाली है । 
विक्रमाद्भुदेव चरित महाकाव्य की इसी वैदर्भो रीति का अनुकरण कवि 
अभयदेव ने 'जयन्तविजय' महाकाज्य मे किया है । अत शैली के साथ ही कवि ने 
महाकाव्य के भावों को भी यत्र-तत्र उन्हीं रूपो मे प्रस्तुत किया है । 


विक्रमाडुदेव चरित में कवि विल्हृण विक्रमादित्य के गभे में आने पर 
आह्वमल्ल की महारानी का वर्णन करते हुए लिखते है--- 


कृतावतार क्षितिभारशान्तये न पीड्यमाना सहते महीमयम्‌ । 
इतीव सा गर्भभरालसा शरन पदानि चिक्षेप मगायतेक्षणा ॥* 


अर्थात्‌ गर्भ के बोझ से धीरे-धीरे चलने वाली, मुग के समान बड़ै-बडे नेत्ो 
वाली रानी, मानो यह सोचकर कि पृथ्वी का बोझ कम करने के लिए शरीर धारण 
करने वाला मेरा गर्भस्थ कुमार, मुझसे पृथ्वी का बोझ् द्वारा पीडित होना कैसे सहन 
करेगा, प्रथ्वी पर धीरे-धीरे पैरो को रखती थी | 
जयस्तविजय में जयन्त के गर्भ मे आने पर महारानी प्रीतिमती का वर्णन 
भी कवि अभयदेव ने इसी प्रकार किय। है । 
वसुधराभारधुरधरस्थ सुतस्थ गर्भे समुपागतस्थ | 
तदानुभावान्मणि कुदिठमेईपि चचालसाम वरपादपातम्‌ ॥१ 
अर्थात्‌ वसुन्धरा के भार को वहन करने वाले पुत्त के गर्भ मे आने के कारण 
वह रानी प्रीतिमती गर्भ के प्रभाव से मणिजटित कुटिटियों पर भी ग्रम्भीरता और 
शान्तपूर्वक पैर को रखती थी । 


विक्रमादित्य के जन्म के समय आकाश से भौंरो की गुजार से युक्त नन्‍्दन 
वन के फूलों की बृष्टि होने लगती है, देवराज इन्द्र का नगाड़ा बजने लगता है तथा 
उनके जन्म के साथ उत्पन्न उनके उज्ज्वल गुणों से दिशाएँ निर्मल हो जाती हैं-- 


१ विक्रमाडूुदेव चरित, १/६ | 


२ वही, २/६६ | 
३ जयन्तविजय, ६/७१। 


जावान-्यवात ) [ ३०१ 


सुरप्रसुनास्यपतत्सधट्पदध्वतीति दध्वाम  सुरिस्द्रदुन्दुसि । 
पर प्रसाद ककुभ' प्रपेदिरे गुण कुमारस्थ सहोत्थितैरिव ॥" 
जमस्तविजय महाकाव्य मे जयन्त के जन्म के समय भी इसी प्रकार के 
माऊुलिक वातावरण की छटा दश्ेनतीय है-- 
दिश प्रसन्‍ना शरदीबव तद्यो बातास्तदाभोदभृतों जनाश्च । 
अभूवुरञ्न॑ सुरदुन्दरभीना पयोदनाद प्रतिमा नितादा ॥7* 
अर्थात्‌ दिशाएँ निर्मल हो गयीं, शरद्‌ ऋतु के समान नदियाँ स्वच्छ हो गयीं, 
शुद्ध वायु प्रवाहित होने लगी, पुत्नजन्म से जन समुदाय प्रसुन्न हुआ तथा आकाश से 
देवताओं के नगाड़े का शब्द मेध के शब्द के समान हुआ । 
विक्रमाडुदेव चरित में कवि विल्हण आह्यमल्ल की सेना की भीषणता का 
वर्णन करते हुए कहते हैं--- 
राशीकृत विश्वमिवावलोक्य वेलाबने यस्य चमूसमृहम्‌ । 
अम्भोविभूते रपरिक्षयेण. क्षारत्वभ्ब्धिबेहुमन्यते सम ॥* 
अर्थात्‌ सम्पूर्ण जगत एकत्रित हो गया है ऐसा दिखलायी पड़ते वाले जिस 
राजा के सेना समूह को अपने तट पर एकल्ित देखकर जल सम्पत्ति का जरा श्री 
खच्ते न होने से सम्॒द्र, अपने जल के खारेपन की मराहना करने लगा । अर्थात्‌ यदि 
जल नमकीन न होता तो उस राजा की सेना उसका सब जल पी जाती । 
जयन्तविजय महाकाव्य मे भी यही भाव दर्शनीय है-- 
उपस्थितीषपि सशोथे पानाहाँ रस्थ सैन्यत । 
रक्षिका क्षारतैवेति तुष्टुस्ता तुष्टवेडम्बुधि ॥९ 
अर्थात्‌ खारे जल का शोषण करने वाली इस सेना के सस्‍तुष्टतापूर्वक उप 
स्थित होने पर भी क्षारता ही इसकी रक्षिका है। इस तरह से समुद्र ने अपनी उस 
क्षारता की ही स्तुति की । 
इसी प्रकार जयन्त की सेना के घोडो के खुरो से उडायी गयी धूलि जाकर 
समुद्र मे गिरती है किन्तु कवि की दृष्टि मे मानो वे घोडे इस पृथ्वी पर सेना के न 
समाने के कारण समुद्र को भी स्थल बनाना चाहते है-- 
तुरज्भमास्तस्य चतु समुद्री रज समाजे स्थलता नयल्ति । 





खुरोद्धतैर्दातुमिवावकाशमपारना सीरपरपराणाम्‌ ॥* 
१ विक्रमादुदेव चरित, २|८६ । ४ जयन्तविजय ११/१४ । 
२ जयन्तविजय, ६८० । ” पर जयन्तविजय, १०/७॥ 


३ विक्माछुदेवलरित, १(११० | 


३०२ ] [ जैन संस्कृत महाकाथ्य'*“जयन्तविजय 


अर्थात्‌ मानो उसके घोडो के खुरो से उड़ाई गयी धूलि से सेनाओं की परम्परा 
को अवकाश देने के लिए चारो समुद्रो को स्थल बना रहे हैं । 
जयन्तविजय के इस श्लोक पर विक्रमादुदेव चरित के निम्नलिखित श्लोक 
की छाया दर्शनीय है--- 
अब्धिषु स्थलपथी क्ृतेषु न पूर्यते जवविधौ, कुतृहलम । 
इत्यकुर्बत दिगनन्‍तगोचर नूनमस्य तुरगा क्षमौरज  ॥* 
अर्थात्‌ राजा विक्रमाडुदेव के घोडो ने, समुद्रो पर भी यदि जमीन पर का 
मार्ग बन जाता तो हम लोगो का वेग से चलने का हौसला पूरा हो जाता । इस 
प्रकार विचार कर उन्होने निश्चय्रपृवंक पृथ्वी की धूलि को दिगन्तर-व्यापी 
बना दिया | 


“विक्रमाडूदेव चरित' मे वणित राजा विक्रमादित्य अत्यन्त पराक्रमी सम्राट 
है । इसीलिए उनके दिग्विजय के लिए प्रस्थान करने पर द्रविड्ञ देश को भूमि 
नाणिका की भाँति कॉपने लगती है । कवि विल्हण के शब्दों मे-- 

त विभाव्य रभसादुपागत क्ष्माभुजड्भमुपजातसाध्वसा । 
लोलवारिनिधिनोलकुण्डला. द्वाविडक्षितिपभूरकम्पत्‌ ॥।* 

अर्थात्‌ चचल नीले रग के पूर्व पश्चिम समुद्ररूपी नीले कुण्डल को धारण 
करने वाली द्रविड राजा की भूमिरूपी कामिनी वेग से आए हुए प्रृथ्वी के राजा 
या काम॒क विक्रमादित्य को देखकर भय से या लज्जा से काँपने लगी ! 

यहाँ पर नायक विक्रमादित्य पर एक कामुक व्यक्ति का आरोप किय। गया 
है । अर्थात्‌ जिस प्रकार नीलम के बने हुए कुण्डलो को धारण करने वाली कामिनी 
पूर्व परिचित कामुक को वेग से आया हुआ देखकर लज्जा से सात्विक भाव उत्पन्न 
होने के कारण रोमाड्चित हो, काँपने लगती है, उसी प्रकार नीले पूर्व पश्चिम 
समद्ररूपी नीले (नीलम के) कुण्डलो को धारण करने वाली द्रविड़ राजा की भूमि 
वेग से आये हुए पूर्व परिचित विक्रमाडुदेव को देखकर कॉपने लगी । 

'जयन्तविजय' महाकाव्य में दिग्विजय हेतु निकले हुए जयन्त के आममन पर 
भी यही भाव दर्शनीय है-- 
सहसा समुखे तस्मिन्रागिणि क्षितिपाहुजे । 
तस्तकाञ्ची दिवैशाथ (?) चकम्पेद्राविडक्षिति ॥* 


विक्रमाडुदेवचरित, १ ४६२ । 
वही, ५२८ । 
जयन्तविजय, ११/५१ | 





न 


ख्क नर 


53 


कद्ान-प्रदान ] [ ३०३ 


अर्थात्‌ उस राजा (जयन्त) के सहसा सन्मृुख आने पर अतुराग के कारण 
काची से परिभूषित द्रविड देश की पृथ्वी कपित हो उठी। भाव यह है कि जिस 
प्रकार अपने प्रियल्स के आमसन पर नाबिका की कमर फडकने आगती है उसी 
प्रकार बह द्रविड देश की पृथ्वी भी अपने स्वामी (जयन्त) के आने पर काँप रही है । 
यहाँ पर दोनों कवियों के वर्णन तथा भाव में साम्य स्पष्ट है । 


/विक्रमाडझुदेव जरित' में कवि विल्हण द्वारा वजणित विक्रमादित्य एक आदशे 
राजा हैं। इसीलिए उनके राज्य मे मेघ समय से दृष्टि करते हैं-- 
परयोभिरस्मान्परिप्रयन्ति. ये 
प्रयोधयस्ते दघनेधस्य वश्यताम्‌ 3. 
इतीव तत्सेवनवाब्न्छया जल 
यथोपयोग॑ मुमुचु॒ पयोमुच ॥" 

अर्थात्‌ जो समुद्र जल से हम मेघों को भर देते हैं बे समुद्र इसके वश मे हैं, 
ऐसा विचार कर मानो मेघ इसकी सेवा करने की इच्छा से इसके राज्य में यथेण्छ 
बवृष्टि करते थे । अर्थात्‌ इसके राज्य मे कभी भी अतिवृष्टि या अनावृष्टि नहीं 
होती थी । 

'जयन्तविजय' महाकाव्य मे वणित जयन्त भी एक आदर्श राजा है । इसीलिए 
उनके राज्य में भी मेघ समय पर वर्षा करते हैं और जनता इति-भीति के भय से 
मुक्त दिखलायी पडती है--- 

तस्मिन्मही पालयति क्रमाप्ता तयाचिते पच्रमलोकपाले । 
ववर्ष काले जलद समस्तप्रशस्यसस्योद्गमसुलबीजभ्‌ ।।* 

अर्थात्‌ उस राजा के क्रमश पृथ्वी का पालन करने पर नीति से पाँचत 
लोकपाल के समान समय पर जलद सब प्रकार के प्रशसनीय धान्‍्य को उत्पन्न 
करने के मूल बीज को अर्थात्‌ जल को बरस।ते थे । 

'विक्षमादुदेव चरित' मे कवि विल्हण चन्द्रलेखा के स्वववर में आये हुए 
राजाओं की श्र ड्रारिक चेष्ठाओ का वर्णन करने हुए कहते हैं 

तदीयवक्त्रेन्दुविलोकनेन सान्द्रोल्लसद्रागपयोनिधीनाम । 
तत्ागताना पृथिवीपतीनामासन्विचित्राणि विचेष्टितानि !। 
उत्कृष्यमाण निजहारदाम समस्तभूपाल विभूषेष्य । 
पक्ष, स्थलेनोन्नमितेत दूर कश्चिन्नरेल्द्र प्रकटीचकार !।* 
अर्थात्‌ चन्द्रलेदा के मुख चन्द्र को देखकर वहाँ आये हुए, अत्यधिक बढ़े हुए 


१ विक्रमादुदेव चरित, १७/३ | ३ विक्रमाडुदेव चरित, ६/७५-७६ | 
२ जयल्तविजय, १८ ७प्‌ । 


३०४ ] [ जैन संस्कृत महाकाव्य“”““जनम्तपविकय 


प्रेम सागर से युक्त, राजा लोग, विचित्र-विचित्र जेष्टाएं, दिखाने लगे । किसी राजा 
ने, अन्य सक- राजाओं के आशभूषणों से उत्कृष्ट अपने हार को अपना सीता आगे 
बढ़ाकर दिखाया / अर्थात्‌ तुमको भी इसी तरह हृदय में धारण कहूँगा, ऐसर 
सकेत किया ! 
राजाओं की इन्ही श्ज़भारिक चेष्टाओं का वर्णव कि अभयदेव विरक्षित 
“अयन्तविजय' महाकाव्य के पोडश सर्ग मे रतिसुन्दरी के स्वयवर मे भी हुआ है । 
कवि अभयदेव के शब्दों मे-- 
एतदीय बदनेन्दुदर्शनादुलरजुमुरुराग सागयरा । 
चेष्टितानि विदधुर्वसुधराधीश्वरा सदसि ते स्मरोद्धतम्‌ ॥ 
प्राप्त्खमखिलेषु भूभुजां भूषणेषु निजहारमुज्ज्वलम्‌ । 
उन्‍्नतेन हृदयेन सर्वत कांष्प्यदर्शयदखर्वगर्वत ॥"' 
अर्थात्‌ इस (रतिसुन्दरी) के चन्द्र तुल्य दर्शन से वरज़ित परिपूर्ण राग 
वाले सागर के समान वे राजागण सभा (स्वयवर) मे काम से उद्धत चेष्टाओं को 
करने लगे तथा कोई राजा राजाओं के सम्पूर्ण आभूषणों पर रेखाड्ित अपने 
उज्ज्वल हार को अपना सीना आगे बढ़ाकर बड़े गर्व से दिखाने लगा । 
इसी प्रकार 'जयन्तविजय' महाकाव्य मे वर्णित ऋतु बर्णेन यद्यपि पारम्परिक 
है किन्तु उस पर भी “विक्रमाडूदेव चरित' महाकाव्य की स्पष्ट छाप परिलक्षित 
होती है । विक्रमाड्ुदेव चरित मे कवि विल्हण प्रीष्म ऋतु का वर्णन करते हुए 
लिखते है-- 
प्रतापमारोप्य परा समुन्नति यश प्रदश्येव च दावभस्मधि । 
भ्रजन्निदाघकृतकृत्यतामिव स्वपौरुषादिष्करणान्यवर्तेत ॥* 


अर्थात्‌ ग्रीष्म ऋतु, अपने प्रताप को अर्थात्‌ गर्मी को पराकाष्ठा तक पहुँचा 
कर दावानल से जले पेडो की सफेद राख से मानो अपना सफेद यश दिखाकर भथ त्‌ 
फैलाकर कृतकृ-्य होकर मानों अपने पुरुषार्थ को प्रकट करमे से निदत हो गया। 
अर्थात्‌ अब ग्रीष्म की गर्मी कम होने लगी । 


“जयन्तविजय' महाकाव्य मे कवि अभयदेव भी इसो ग्रंकार कहते हैं--- 
गिरिदवानलदग्धवनों द्भधव भ्रमति भस्मसित विततीकृतम्‌ । 
जगति बन्दिजनैरिव धायुभियंश इबोष्ण ऋतोरबसीपते' ॥ 
न परमुग्रमय रतिसुन्दरी प्रियतम सहते निजशासनात । 
इति भयादिव कम्पित मानसस्त्वरितमुग्र ऋतु प्रपलायत ॥* 


१ जयन्तविजय, १६/३८-३४ | ३ जयन्तविजय, १८/१३,१५ । 
२ विक्रमादुदेव चरित, १३/१। 


आदात-अंदान | [३०४ 


अर्थात्‌ ख़सार में वस्दियों से राजा के द्वीप्त यश! की भाँति वायु द्वारा है 


सड़ती हुई मिदांघ ऋतु की ऊप्णता दावानल से जलाये गये वन से उत्पन्न फैली हुई 
श्वेत भस्म के समान अतीत हुई तथा अपने शासन के द्वारा यहू रतिसुल्दरी का प्रिय- 
तम अत्यन्त उम्रतो की नहीं सहंत कर सकता इसीलिए भय से कॉपंता हुआ यहू उद्र 
ऋतु शीक्ष भाग गया । 


यहाँ पर प्रस्तुत दोनों स्थलों में भाव साम्य है किन्तु कवि अधयदेव द्वारा 
प्रस्तुत वर्णन में विशेष चमत्कार है क्योंकि विल्हण की दृष्टि में श्रीष्म कतु स्वाभाविक 
रूप से अपना उत्कर्ष दिखला कर शान्त हो जाती है जब कि कवि अभयदेव की दृष्टि 
में ग्रीष्म ऋतु अपना उत्कर्ष तो प्रकट करती है किन्तु उसे,श्यह भय है कि रतिसुन्दरी 
का प्रियतम जयन्त अपने राज्य मे अधिक समय तक मेरी उमग्रता सहत नहीं करेगा 
अत भय के कारण भाग जाती है । 
ग्रीष्म ऋतु में दिन बढने लगते हैं। बह एक लौकिक तथ्य है किन्तु कवि 
विल्हण दिनो की दी्घता के हेतु की सुन्दर उत्प्रेक्षा प्रस्तुत करते हैं--- 
ले समस्त क्षितिमध्यग रस तिपीय पीनत्वमतीब विश्रत । 
भरेण वाजिष्विव मन्दगामिषु क्रमेण दैध्य॑दिवसा प्रपेदिरे ॥१ 
अर्थात्‌ समस्त पृथ्वी के जल को पीकर अत्यन्त स्थूल हुए सूर्य के बोझ से 
मानो घोडी के धीरे-धीरे चलने से दिन धीरे-धीरे बड़े होने लगे । 
कवि अभयदेव ते भी दिन के बृद्धि की यही कल्पना की है--- 
बहुतुपेव. रसारसपानतस्तरणिरेष महाभ रदुर्वह । 
अभवदस्य रथाशवगति शनैध्रवमतों दिनवृद्धिरजायत ॥ 
अर्थात्‌ अत्यन्त तृषाकुल की भाँति सारी पृथ्वी के रस के पान से यह सूर्य 
कत्यन्त भार से दुर्वेह हो गया अतएव इसके रथ के अएवों को गति धीमी हो गयी 
इसीलिए निश्चयरूप से दिन बढने लगे। 
यहाँ पर दोनो ही स्थलो पर एक ही भाव को व्यक्त किया गया है तथा 
दोनो ही स्थलों पर रम णीयता एवं कलात्मकता है । 
इसी प्रकार वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए कवि विल्हण ने उसका मानवी- 
करण किया है-- 
तृथानि भूभृत्कटकेषु निक्षिपत्‌ त के स्फुरद्वीरमृदज़ूनिस्वन । 
लडित्यदीपैश्वलदद्भुलीलया विदाधसन्विष्यति वारिदायम )3* 
१ विक्रमांकदेव चरित, १३/५! ३ विक्रमांकदेव चरित, १३/३६। 
२ जयन्तविजय, १८/६ । 
२० 


के 


३०६ ] | जैन सरकृत महाकाव्य/"'“जयन्तविजम 


अर्थात्‌ प्रकट होने वाले गम्भीर पद्धावज की ध्यति के सभान ध्वनि वाला 
और अपने आने की मोहर छाप करने वाला यह वर्षा ऋतु पर्वतो की घाटी में या 
राजा की सेनाओ में घासो को उत्पन्त करता हुआ किन-किस बिजलीरूपी दीककों 
से ग्रीष्म ऋतु की खोज नही करता है। अर्थात्‌ ग्रीष्म ऋतु कही कोने मे छिपकर तो 
नही बैठी है, इसकी खोज करता है । हे 


कवि विल्हण के यही भाव 'जयन्तविजय” महांकाव्य मे भी दर्शनीय हैं--- 


जलदकालन॒पस्थ घनो भट  परिलसत्तरवारिसमुद्सट । 
“तडितमुग्रऋतो सम दिदृक्षया क्षिपति दष्टिमिवासिरुषां नृणाम्‌ ॥" 


अर्थात्‌ अत्यन्त सुशोभित जल से भरपूर वर्षा ऋतु रूपी हृप के बीर (बादल) 
उग्र ऋतु को देखने की इच्छा से अत्यन्त क्रोधी मनुष्य की भाँति अपने नेत्न तडित को 
फेक रहे है । 

यहाँ पर दोनों ही स्थलों में वर्षा ऋतु का मानवीकरण किया गया है तथा 
भाव साम्य दर्शनीय है ! 


वर्षा ऋतु के पश्चात्‌ शरद ऋतु का आगमन होता है। यह शरद्‌ ऋतु 
सबके निए आनन्ददायक होती है। कवि विल्हण इस ऋतु में सूये-चन्द्र के गुणों का 
वर्णन करते हुए लिखते है 
आतप क्लमसदत्त वासरे चन्द्रिका जनमनन्दयन्निशि । 
चक्रतुनिजगुणप्रकाशन स्पर्घयेव. तपनक्षपाकरों ॥) 
अर्थात्‌ दिन में सूर्य की किरणे सब लोगो को कष्ट देने लगी। तथा राक्ति 
में चन्द्रमा की किरणे सब लोगो को आनन्दित करने लगी | इस प्रकार सूर्य और 
चन्द्रमा मानो स्पर्धापूवेक अपने-अपने गुणों को प्रकट करने लगे । 
जयन्तविजय महाकाव्य मे कवि अभयदेव ने भी सूर्य और चन्द्र का इसी 
प्रकार वर्णन किया है--- 
अहनि तापमधत्त पर रविर्धनघता च शशी निशि चन्द्रिकाम्‌ । 
शरद इष्टतरावधिकारिणाबिव निरदेशवशात्कुरतस्तथा ॥।* 


अर्थात्‌ दिन में सूर्य परम ताप को प्राप्त हुआ और रात भे चन्द्रमा ने 
अत्यन्त घनी चन्द्रिका को धारण किया इस प्रकार शरद के आदेश से अत्यन्त प्रिय 
होते हुए अधिकारी की भाँति इत दोनों ने आज्ञा का पालन किया | 

यहाँ पर भी दोनों कवियों के वर्णन में भाव साम्य हैं किन्तु कति अभयदेव 


१ जयन्तविजय, १८/२० । 


३ 
२ विक्रमाडुदेवचरित, १४/३३। जयन्तविजय, १८६ । 


अक्दाम-प्रदात ] [ ३०७ 


के वर्णन में विशेष चमत्कार है क्योंकि उनकी दृष्टि में मांनों सूर्थ और चन्द्र शरद 
ऋतु के आदेश का पालन कर रहे हैं। जब कि विल्हण की दृष्टि में सूर्या और चन्द्र 
आपस मे श्पर्धा की भावनर से अपने-अपने उत्कर्ष को प्रकट कर रहे हैं । इसके साथ 
ही प्रस्तुत स्थल पर उत्प्रेक्षा अलंकार की योजना भी दर्शनीय है । 


“जयन्तविजय' महाकाव्य मे कवि अभ्यदेव द्वारा वणित वसन्त ऋतु के 
अन्तर्गत पृष्पावचय वर्णत भी यद्यपि पारम्परिक है किन्तु उस पर भी विक्रमादुदेव 
चरित महाकाव्य की छाया स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है क्योकि पृष्पावचग के 
प्रसड्भ मे कबि विल्हण कहते है । 


| 


विधाय काचिन्नयने सपत्न्या क्रीडाच्छलात्पुष्पपरागपूर्णे । 
पात्रत्वमाप प्रियचुस्वनस्थ किमस्ति वैदस्ध्यवतामसाध्यम ॥* 


अर्थात्‌ किसी स्त्री ने खेल के बहाने से अपनी सौत की आँखें फूलो की घूलि 
से भरकर अपने को विक्रमादुदेव द्वारा चुम्बित होने का स्थान बना लिया । अर्थात्‌ 
सोत की आँखे बन्द देखकर विक्रमाहुदेव ने उसका चुम्बन किया । चतुर जनो के 
लिए क्या असाध्य है, अर्थात्‌ कुछ नही । 

विक्रमा डुदेव चरित के इस श्लोक की छाया 'जयन्तविजय” महाकाव्य के 
निम्नलिखित श्लोक १२ दर्शनीय है -- 


कुअलयदलनेत्रा.. पकवनार जुनव्य- 
त्वगुदितरसधाराक्षेपतों व्याकुलाक्षीम्‌ । 
विदधदथ जयस्तोधत्या चुचुम्बे तदग्रे 
गुरुरिह चनुरत्वे कामदेवोउस्यनूनम्‌ ॥* 
अर्थात्‌ इसके पश्चात्‌ उस (नायिका) के सामने पकी हुई नारंगी के नवीन 
वल्कल से निकले हुए रस की घारा के गिराने से उसे व्याकुल नेत्र वाली करते हुए 
जयन्त ने कमलदल के समान नेत्रो वाली दूसरी का चुम्बन किया । निश्चय ही इस 
क्रीडा की चातुरी में कामदेव इसका गुरु है । 
यहाँ पर दोनों कवियों ने एक ही भाव को व्यक्त किया है किन्तु कवि 
अभयदेव के वर्णन में विशेष उत्कर्ष है क्योकि कवि ने नारी-सुलभ लज्जा की रक्षा 
की है । कवि के काव्य मे नायक जयन्त स्वयं नारंगी के नवीन वल्कल से निकली 
हुई रस की घारा से एक नाथिका के नेत्रो को व्याकुल करता हुआ दूसरी नायिका का 
चुस्बन करता है किन्तु कवि विल्हण के काव्य मे नायिका स्वयं अपनी सौत के नेत्नो 
पे पृष्प पराव झोककर अपने को नायक विक्रमाशुदेव के चुम्बन का पात्र बनाती 


विन न«न+- 





,५+->मननलेडन-++-न+-+ +जननवकनकनननन-+् 


१ विक्रमाडुदेव चरित, १०/४६ | 
२ जयन्तविजय, 5/२१। 


३०८ ] | जैन सस्क्ृत महाकाव्य"““जयन्तविजम 


है । अत" स्पष्ट है कि कवि विल्हण ने अपने महाकाश्य में नारी की जिस जपलसा 
का वर्णेत किया है 'जयन्तविजय” महाकाव्य मे कवि अभ्यदेव ने उसकी स्क्षा 
की है। 
अपि च-- 
एबमादिविनिवेद्य पाथिवस्तत्न सानत्वनशताति सून्नयन्‌ । 
त शशाक न निषेद्धुमक्रमाउज़मेति भवितश्यता कुत ॥ 
अर्थात्‌ विक्रमादुदेव के इस प्रकार कहकर सैकडो सासत्वना के प्रस्ताव सिह- 
देव के पास भेजने पर भी यह, उसको अन्याय पथ से हुटाने मे समर्थ ने हो सका । 
होनहार कैसे टल सकती है । 
विक्रमाडुदेव चरित के इन्ही भावों को “जयन्तविजय' महाकाव्य में इस 
प्रकार व्यक्त किया गया है। 
तथाप्यवज्ञाय तदीयमन्त्रित प्रयाणमाधत्त मदोद्धतस्तत । 
अरिष्टससूचितमृत्युरप्यसौ विलध्यचते कैमेत्रितव्यताथवा ॥* 
अर्थात्‌ इसके पश्चात्‌ मदोद्धात राजा ने मन्त्रियों की मन्त्रणा की अवहेलना 
कर प्रस्थान किया यद्यपि उसे अरिष्टो की सूचना से मृत्यु की सभावना हो रही 
थी । अथवा भवितब्यता को किसके द्वारा मेटा जा सकता है । 


इस प्रकार स्पष्ट है कि कवि अभयदेव ने 'जयन्तविजय” महाकाव्य की 
रचना के पूर्व 'विक्रमाद्कदेव चरित' महाकाव्य का भी अवलोकन किया था क्योकि 
कल्पना वैचित्र्य और काव्यात्मकता की दृष्टि से दोनो ही महाकाव्य अत्यन्त उत्कृष्ट 
है । इसके साथ ही दोनो ही महाकाब्यों में महस्काव्य के शास्त्रीय लक्षणों का यथा- 
सम्भव निर्वाह हुआ है। दोनो ही महाकाव्य बीर रस प्रधान है तथा इनके मायक 
घी रोदात्त है । 

महाकवि अभयदेव सूरि जैन कबि है । अत उनके 'जयन्तविजय” महाकाब्य 
पर जैन कवि तथा उनके काव्यो का प्रश्नाव होना स्वाभाविक्र है । इसीलिए अब 
सम्कृत कवियों के अतिरिक्त जिन जैन सस्कृत कवियों के काव्य का प्रभाव उनते 
जयन्तविजय' महाकाव्य पर पडा । उनका सक्षिम अध्ययन भी प्रस्तुत किया ज, 
रहा है । 


वोरनन्दि 
सस्कृत जैत काव्यो मे आचार्य वीरतन्दि विरचित “चर्द्रप्रभनरित' महाकाव्य 


१ विक्रमाडुदेवचरित, १४/२२। 
रे जयन्तविजय, 8५२ । 


कादान-अदान ) [ ३०६ 


का प्रमुख स्थान है. । इसमे तोर्थंकर सम्द्रप्रभ का चरित सनोरम दौली में अस्तुत 
'किया ग्रया है । आचार्य वीरनन्दि का समय ई० सन्‌ की दसतीं शती हैं । 
अश्वार्य वीरतन्दि सन्‍्तान नहाने के दु ख से दुखी महारानी श्रीकास्ता का 
वर्णन करते हुए अपने 'चन्द्प्रभबरित' महाकाब्य में लिखते हैं--- 
मा स्त्यानधर्मिणी पुरक्षिजने प्रसिद्ध स्क्रीशव्दमुदवहुति कारणनिरव्यपेक्षम्‌ । 
सा हास्यभावमुपयाति जनेष्‌ यद्धदन्ध सुलोचन इति व्यपदेशकाम, ॥* 
अर्थात्‌ क्षीकान्ता सोचने लगी---जो स्त्री गर्भ घारण के बिना ही स्त्री शब्द 
को धारण करती है, वहू उस अन्धे के समान है, जो अपने को सुलोचना कहलाना 
चाहती है ! ४ 
बह आगे कहने लगती है--- 
तेनोज्वितां निजकुलकति भूषणेन सीभाग्यसौख्यविभवस्थिरका रणेन | 
मा शक्‍्नुबन्ति परितर्येयितु विपुण्या न क्लतयों न सुहुदीन प्रतिग्रसादा, ॥| ९ 
अर्थात्‌ उस अपने कुल के एक मात्र अलकार तथा सोभाग्य, सुखवैभव के 
स्थिर कारण पुत्र से रहित मुझ्न पुण्यहीना को बन्धुबारधव, सुहृदगण या पति की 
प्रसक्नता अथवा समादर आदि भी सुखी नहीं बना सकते । 
पुत्र के अभाव मे श्रीकान्ता ही दु खी नहीं है अपितु उसका पति अजितजय 
भी दु खी है क्योकि वह भी सोचने लगता है-- 


कुसुमाद्यया विटपिनों वपुषों तवयोवनाञ्छ _तवत प्रशमात्‌ । 
पुरुषान्वयस्थ जयतीह तथा न सुपुत्नत परमलकरणमर्‌ ॥* 
अर्थात्‌ जिस प्रकार पुरुष ही दृक्ष की परम शोभा है, युवावस्था ही शरीर 
का परम शख्ुज्भार है, शान्ति ही शास्त्र के ज्ञाता पण्डित का आभरण है उसी प्रकप्र 
सुपुक्ष ही मनुण्य के कश का परम अलझूार है। 
आचाये वीरनन्दि विरचित चन्द्रप्रभवरित' महाकाब्य के यही भाव कवि 
अभयदेव विरजित 'जयन्तबिजय' महाकाज्य में इस प्रकार व्यक्त हुए हैं-- 
नभस्थलीव घुतिमद्विना कृता निशेव शीतद्युतिमण्डलोज्झिता । 
महौषधीवोन्सदबीय॑वजिता ने सूनुहीना वनिता प्रशास्थते ॥ 
परा जतस्था जनवत्यनारत महाकुलीनस्तनयों नयाज्ित.। 
महतामेघयते गुणअय्ो ते कि यशोराशिरदमस्भ सौरभ” ॥* 


5] 





प्‌, घस्द्रप्रभ चरित, १/३२। ३ वही, ५|४८। 
२ वही, रेरि४ । ४ जयन्तविजय, २(२, ४। 


३१० ] [ जैन संस्कृत महाकाध्य * जयन्तविजय 


किमस्यदाप्नोतिगौरत वधू प्रियस्थपुत्र खलुद्त्तशालिधि । 
महा््यंता रत्नखनी त कि भजेन्मणि प्रकाण्डैरिति सवा व्यचिन्तमत |। 
सुखरशेष॑ सुखिनीषु मुख्यता मसेश शच्या अपि चित्तहारिणी । 
प्रसादतस्ते किमपूर्णमस्ति में सुतं बिना त्वेतदरुतुद हुद ॥" 


अर्थात्‌ पुत्र न होने के दुख से दुखी राजा विक्रमसिद की महारानी 
प्रीत्तितती सोचने लगी--सूर्य के बिना आकाश, चन्द्रमा के बिना रात्ि विशिष्ट 
शक्ति के बिना औषधि के समान सन्‍्तानहीन स्त्री की प्रशसा नहीं होती । नीतिमान, 
महाकुलीन, अदम्भी, यशोराशि पुत्र ग्रुण युक्त माता की महार्घता को क्या नहीं 
बढता ? (अर्थात्‌ माता के मुल्य को अवश्य ही बढ़ाता है) स्त्रियाँ चरित्नवान पुत्र 
के द्वारा ही पति के अति गौरब को प्राप्त करती है क्योंकि रत्न की खान प्रकाण्ड 
मणियो से बहुमूल्यता को क्‍या नही प्राप्त करती अर्थात्‌ अवश्य प्राप्त करती है । 
वह राजा से पुन कहती है--हे ईश ! सम्पूर्ण सुखों से सुखी स्त्रियों मे इन्द्राणी से भी 
बढकर मेरी प्रमुखता आपकी कृपा से है किन्तु एक पुत्र के बिना हृदय को भकुश 
की भाँति दु खी करने वाला सब सुख अपूर्ण ही है । 
महारानी के इस कथन को सुनकर राजा विक्रमसिंह भी अत्यन्त दुखी 
होते है-- 
इति प्रियाया वचनन भूपतेम॑नोन्तर दाव इबानिलादइने । 
अपुत्षता दु खमवर्धताधिक चकार चिन्ता म॒ ततस्तदिच्छया ॥ 
विना विनीतन सुतेन गेहिना कुल गृह शून्यमनूनदु खदम्‌ । 
क्रमेण नश्यन्ति च सर्वसम्पद स्थिर निरालम्बमहों न किचन ॥। 
अनन्यसाधारणवैभवोद्धव॑ सुख सदा दुर्ललितो5षपिमानव । 
अपुत्नजन्मप्रभवाभिवाधितों न कोंटराग्निविटपीव नसन्‍्दति ॥ 
बर दरिद्रोषपि सनन्‍दनों जनस्तदीक्षणानन्दतराड्धि लोचन । 
न शक्तुतुल्यो5पि समृद्धिभि पर परामुखत्वेनविधरनात्मज ॥ 
जनेख्प्यपुत्र॒स्थ गतिने विद्यते क्षय प्रयाति क्रमशश्च कीतेनम्‌ । 
इति प्रवाद खलु दु सह सताम पुत्रिणा भूपविलोप्य सपदाम्‌ ॥।* 
अर्थात्‌ वन में वायु से दावारित के समान श्रिया के वचन से राजा के मन 
में अपृत्रता का दु ख अत्यधिक बढ गया और वह उस (पुत्न) की इच्छा से अत्यन्त 
चितित हुआ । विनम्न पुत्र के बिना गृहस्थों का कुल और गृह शून्य तथा अत्यन्त दुखद 
है क्योंकि क्रमश सभी सम्पत्तियाँ नष्ट हो जाती है और कोई स्थिर निरालम्ब नही 


१. जयन्तविजय, २/७, १७ । 
२ वही, २/२०-२४ । 








आदान-अदान ] [ ३११ 


रहुता । अयुत्नता के प्रभाव से पीडित मानव विशिष्ट वैभव से ,उत्पन्न सुख्ों से कोटर ' 
में स्थित अग्तियाले वृक्ष के समान कभी भी आनन्दित सहीं होता । पुत्न वाला दरिद्र 
भी मानंब सन्तान के देखने के आनन्द से सुन्दर नेत्र वाला श्रेष्ठ है परन्तु भाग्य के 
विभुख होने से सन्‍्तानहीन प्राणी सब प्रकार की सम्पलियों से युक्त भी निनके के 
समान भी नहीं है अर्थात्‌ अत्यस्त निकृष्ट है। लोगों में भी अपुत्र॒वाले की गति नहीं 
है क्योकि क्रमश उसका नाम भी क्षीण हो जाता है, इस प्रकार हे भूप | अपुत्ी 
' सज्जनों की भी सम्पत्तियों को देखकर फैलने वाला प्रवाद असहनीय है। (अर्थात्‌ 

उनकी सम्पत्ति निरवशियों की सम्पत्ति मानी जाती है ।) 

इस प्रकार दोनों कवियों के काव्य के भावों मे पर्याप्त साम्य है क्योकि दोनों 
काब्यो से नायक की उत्पत्ति के लिए उनके माता-पिता दुखी हैं तथा बर्णत शैली 
भी दोनो कवियों की एक ही समान है । 

चन्द्रप्रभभरित' महाकाव्य में चन्द्रप्रभ के जन्म के समय दिशाओं का 
प्रसन्‍न-स्वच्छ होना एवं शीतल-मन्द-सुगन्ध वायु का प्रवाहित होता बणित है--- 

ककुभ  प्रसेदुरजनिष्ट निखिलममल नभस्‍्तैलमू । 
तस्य जननसमये पवन सुरभिवंबौ सुरभयन्दिगद्भता ॥* 

अर्थात्‌ उस बालक चन्द्रप्रभ के जन्म के ्षमय दिशाएँ और समरत आकाश 
निर्मल हो गया । दिशारूपी अगनाओ को सुवासित करती हुई हवा चलने लगी । 

कवि वीरनन्दि के इसी भाव को लेकर कवि अभयदेव ने अपने 'जयन्तविजय' 
महाकाव्य मे जयन्त के जन्म के समय का विश्लेषण किया है-- 

दिश प्रसन्‍ना शरदीब नद्यों वातास्तदामोदभूतो जनाश्च । 
बभूवरप्ने सुरदुन्दुभीना पयोदनादप्रतिमा निनादा ॥४ 

अर्थात्‌ दिशाएँ निर्मल हो गयी, शरद्‌ ऋतु के समान नदियाँ भी निर्मल हो 
गयी, शुद्ध वायु प्रवाहित होने लगी तथा पुन्नजन्म के अवसर पर लोग प्रसन्न हो 
गये और आकाश से देवताओ के नगाड़े का शब्द मेघ के सदश होने लगा । 

यत्मपि कवि अभवदेव द्वारा प्रस्तुत यह वर्णन पारम्परिक है क्योकि कवि- 
कुल गुरु का|लदास ने भो अपने रघुवश (३/१४) महाकाव्य में रध्‌ के जन्म के समय 
इसी प्रकार के माबलिक वातावरण का हृश्य प्रस्तुत किया है किन्तु आचारये वीरनन्दि 
भी कवि अभयदेव के पूर्वर्ती होने के साथ ही जैन सम्प्रदाय के कवि है। अत कवि 
अभयदेव की दृष्टि कालिदास के अतिरिक्त अपने सम्प्रदाय के कवि बवीरनन्दि द्वारा 
रखित 'घन्द्रप्रभवरित' 'महाकावब्य पर अवश्य पडी होगो अत उन्होने जयन्त के जन्म 
के अवसर पर उन्ही भावों को उसी रूप मे ग्रहण कर लिया होगा । 


लन्ड ला + 


१ चन्द्रप्रभचरित, १७२ । २ जयन्तविजय, ६/८० । 


३१२ | [ जैन संस्कृत महाकाव्य'”“जवस्सविजय 


इसी प्रकार कवि वीरनत्दि युद्धस्कल का सजौब चित्रण करते हुए 

लिखते हैं-- 
जश मासोपदशासूगासवोन्मत्तवेतसाम ै। 
डाकिनीना' नटन्तीतना कबन्धैर्वाट्यसूरिपि" ॥" 

अर्थात्‌ रणभूमि मे रक्त की नदी प्रवाहित ही रही है । उसमे जड से कटी 
हुई हाथियो की सूँडे मगर सी तैर रही है । कच्चे मांस के साथ रक्तरूप असव का 
यथेच्छ पान कर उन्मत्त हुई डाकिनियाँ भृत्य कर रही है। रणभूमि में पड़े हुए 
कबन्ध वहाँ नाद्याचार के समान जान पड़ते हैं । 

'जयन्तविजय' महाकाव्य में कवि अभयदेव ने भी इसी भाव को लेकर कुछ 
इसी प्रकार वर्णन किया है ! 

यथा--- 

रथाड्भधीरध्वनिनादमुद्यतप्रहार कुजत्करि कण्ठनादम्‌ । 
तृत्यत्कबन्ध समराज्ण तत्कृतान्तसगीततुला प्रपेदे ॥९ 

अर्थात्‌ वह युद्धस्थल रथ के पहिये की गम्भीर ध्वनि के शब्द वाला और 
प्रवृत्त प्रवाह से कुजन करने वाले हाथियो के कण्ठनाद से युक्त और कबन्ध को नरतित 
कराने वाला यमराज की सगीतशाला के समान प्रतीत हुआ । 

यहाँ पर भी दोनो कवियों के भावों में साम्य है किन्तु कवि अभयदेव ते 
युद्धस्थल का यमराज की सगीतशाला के सहश बताकर अपनी मौलिकता की रक्षा 
की है। 

इस प्रकार स्पष्ट है कि कवि अभयदेव ने अपने पू्ववर्ती कवि वीरनस्दि द्वारा 
रचित “चन्द्रप्रभ्चरित' महाकाव्य का भी अवलोकन किया था। अत उनके 'जयन्त- 
विजय” महाकावज्य पर “चन्द्रप्रभचरित' महाकाब्य की स्पष्ट छाप परिलक्षित 
होती है । 
मह॒सेत 

महाकवि महासन विरचित '“प्रयुम्नचरित' महाकाव्य का भी जैन ससस्‍्कृत 
महाकाव्यो में प्रमुख स्थान है। इनका समय दसवी शती का उत्तरार्द्ध स्वीकार किया 
गया है | महाकाव्य के वस्तु व्यापार एवं वर्णन शैली के आधार पर ज्ञात होता है 


कि कवि अभयदेव ने 'जयल्तविजय' महाकाज्य की रचना के पूर्व इस महाकाव्य का 
भी अवलोकन किया था। 


2 





१ चन्द्रप्रभचरित, १५/५३। 
२ जयन्तविजय, १४/७० । 


आंदानम्प्रदांस ] | [ ३१३ 


अया-- 
तीरथेरनेकीजनपुड वाना पुण्योउस्ति तस्मिस्‌ विषय सुराष्ट्र ।, 
स्वर्गेकदेश, पत्तित पृथितव्या यहन्निरालम्बतया विभाति ॥ 
सहस्नसंस्ये: सितरक्तनीले॑ सरांसि यस्मिव्जलजैविरेजु' । 
कुतृहलिेनेव मंदीय लक्ष्मी द्रष्दु समेत सुरराजनेत्र ॥ 
फलावनञआ सरसा कुलीना. ग्रसूनगन्ध” सुरभीकृताशा । 
वनश्रियों यज्ञ मुदे जनानां पौराजुनाश्चाप्रमिता विभान्ति ॥" 
अर्थात्‌ जहाँ की भूमि श्रेष्ठ जिनेन्द्रो के अनेक तीथों के द्वारा पवित्न हो गयी 
थी ऐसा सुराष्ट्र नाम का देश भारतवर्ष मे है | यह देश प्रृथ्बी मे स्वर से च्यूत एक 
खण्ड के समान निरालम्ब रूप से सुशोधित होता है तथा जिस देश के सरोवरों में 
श्वेत, रक्त और नील वर्ण के सहस्नों कमल विकमित हो सुशोभित हो रहे थे। उन्हें 
देखने से ऐसा प्रतीत होता था, भानी इन्द्र के सहल्न नेत्र कुतूहल के कारण इस देश 
की लक्ष्मी को देखने के लिए प्रस्तुत हो और जहां के बनो में कक्ष फलो से नम्जीभूत 
रहते हैं और पक्षी उन पर चहचहाते रहते हैं। सुगन्धित पुष्पो की गन्ध से दिशाएँ 
सुरभित रहती है । वनश्री पुरुपो को आनन्दित करती रहती है तथा अगजणित पौराग- 
नाएँ जहाँ युशोभित होती रहती है । 
“जयन्तविजय' महाकाव्य मे कवि अभयदेव ने भी मगध देश की समृद्धता 
का वर्णन इसी प्रकार किया है-- 
मध्ये5खिलद्वीपसमुद्रसोध चत्चत्सुवर्णादेशिखावतस । 
दीपप्रदीपप्रतिमोइस्ति जम्बूद्यीप सदालोकविलासलक्ष्मी ॥! 
तस्यावतसे भरताभिधाने क्षेत्रेषस्त देशों मगधाभिधान । 
कल्याणबून्दे रुचिराजुहारैरिवानिश जुत्यति यत्र लक्ष्मी ॥ 
यत्॒त्यकान्तानयनोत्पलश्नी. निरस्तशोभान्यसितोत्पलानि । 
इतीबव तापात्सरता जलेबु लुलन्तिमन्दानिलशीतलेशु ॥ 
सरोवरैयत्न भुवो विभान्ति सरोवराणि स्मितप्मखण्डे । 
ते पद्मखण्डानि च राजहसे स्‍्वे राजहसा सुगतिप्रचारे ॥ 
हस्तैरिवोध्चैस्तरव. पलाशैश्छाया दघाना फलसपदा च। 
पध्यडिना परथ्यदनाय यत्त स्ववन्धुबुद्ध्येव भवन्ति भूय ॥ 
अर्थात्‌ सज्जनों के आलोक के विलास लक्ष्मी वाला, चमकने वाले सुमेरु 
पर्वत की शिखा के समान, भ्रदीष्त दीप की शिख्रा के समान, सारे द्वीपो के समुद्र मे 





१ प्रशुस्न चरित, १७, ८ तथा १० । 
२. जयन्तविजय, १/२५-२७, ३०-२१ | 


११४ ] [ जैन सस्कृत महाकाव्य ''जयस्तंतिजय 


सुधा के समान जम्बू ढीप मध्य में स्थित है। उस जम्बू हीप के अवतस (क्रोड़) मे 
भारतवर्ष के ताम वाले क्षेत्र में ममध नाम का देश है जहाँ पर सुन्दर अगहारों 
द्वारा कल्याण परम्पराओं से रात-दिन लक्ष्मी दृत्य किया करती हैं। जहाँ की स्त्रियाँ 
सेल कमलो कौ सुन्दरता से नीलकमलो को भी तिरस्कृत करती हुई मन्द-भन्‍्द वायु 
से शीतल तालावों के जलो मे ताप के कारण स्नान करती हैं। जहाँ पर पृथ्वी 
सरोबरों से, सरोवर विकसित पद्मखण्डों से, वे पदमखण्ड' राजहसों से और वें 
राजहस अपनी सुगति के प्रचार से सुशोभित होते है तथा जहाँ पर अनेक तरुवर 
बडे-बडे पत्तों रूपी हाथो से फल की सम्पत्ति को दात करते हुए शरोरधारियो को 
खाने के लिए प्रत्येक मार्ग मे अपने कुटुम्बी की बुद्धि से स्थित है । 


यहाँ पर दोनो ही स्थलों मे भाव साम्य होने के साथ ही वर्णन शैली में 
समानता है। इसी प्रकार युद्धस्थल का वर्णन करते हुए महाकवि महासेन 
लिखते है--+ 
शैलेन्द्राभे पातिते कुज्जरौधैदु सचारे स्यन्दनैश्चापि भग्ने । 
भल्लूकाना फेल्कृते रन्त्रभ्षैवेतालैस्तदभी ममासी न्‍्नटदिभ ॥॥*१ 
अर्थात्‌ पर्वत के समान विशालकाय हाथियों के गिरने से, टूटे हुए रथों के 
कठिनाईपूर्वक चलने से, भालुओ के फेकरने से एवं भीमकाय नाचते हुए वेतालों से 
बह रणस्थली भयानक प्रतीत हो रही थी । 


जयन्तविजय महाकाव्य मे कवि अभयदेव द्वारा भी कुछ इसी प्रकार के भाव 
व्यक्त हुए है--- 


मृतककोटिकरालकलेवर प्रचुर दु सहगन्धभ रावहे । 
अभिमुखागतगन्धवहै मुंहुयें दरतिदू रविवर्त्यपि सूच्यते ॥ 
मिलदसख्यशिवाक्ृतफेत्कृतैयदसुक म्पकृदृ द्वितमूद्ध जम्‌ । 
अधिकघूकघना तिदधुत्कते स्खलितकातरजन्तुगतायति ॥ 
अर्थात्‌ करोडो मृतको की दुस्सह गन्ध भरी रहने से दूर से ही श्मशान भूमि 
की सूचना मिल जाती थी । असख्य पश्युगाल, भूत-पिशाच, श्ञाकिनी आदि मास, 
चर्बी, रक्त आदि का भक्षण कर आनन्दानुभूति का अनुभव कर रहे थे । 


इस प्रकार स्पष्ट है कि कवि अभयदेव ने “जयन्तविजय” महाकाब्य की 
रचना के पूव महाकवि महासेन विरचित '्रद्यम्तचरित' महाकाव्य का अवलोकन 
अवश्य किया था ! 


१ प्रझ म्नचरित, १०/१६। 
२ जयन्तविजय, ४/६-१० । 


आदोन-प्रदात | [३१५ 


असम ! 
महाकवि असम “वर्धमानचरित' महाकाव्य के रजविता हैं। इंसका समय 
ई० सन्‌ की दशबी सदी है । 'जयन्तविजय' महाकाव्य पर प्रस्तुत महाकाब्य का 
प्रभाव भी स्पष्ट है । 
यथा--- 
जपधामृदुत्वेन हता नितान्त विसारता सत्कदली प्रयाता। 
पयोधराध्या विजितं च यस्या मालूरमास्ते कठित बनान्‍्ते ॥ 
यठ्क्तसस्थानमंनाप्य शोभा शशी समग्रोषपि कलद्धितो5्भृत । 
प्रभिन्‍्नमातड्भगतेस्तु तस्था केनोपमान समुपैति कान्ति ॥] 
अर्थात्‌ श्रेष्ठ कदली बृक्ष उसकी जंघाओ की मृदुता के समक्ष लज्जित होकर 
ही निस्सारता को प्राप्त हो गया है । अत्यन्त कठोर बेल उसके पयोधरों से जीते 
जाने के कारण हो बन में निवास करने लगा है । पूर्णचन्द्र इसके मुख की शोभा को 
न पाने से कलझ्ित हो रहा है। ऐसा कौन पदार्थ है, जो मदोन्मत्त गज की गति 
को तिरस्कृत करने वाली इस रमणी की कान्ति से अपमान को प्राप्त न हुआ हो । 
अपि च-- 
अपास्तपद्मा कमलेव कान्तियु हीतमूति स्वयमागतेव । 
रति स्मरस्येव बभूव देवी मनोहराज्भी कनकादिमाला ॥ 
अर्थात्‌ यह सुन्दर नीलकमल उसके नेज् कमलो के आकार को न पाकर 
लज्जित होकर मानरहित हो गया है अतएव पश्चात्तापजन्य सन्‍्ताप को दूर करने 
की इच्छा से ही अगाध सरोवर में रहने लगा है । 
महाक।व असग द्वारा वणित यही भाव “जयन्तविजय” महाकाव्य मे भी 
दर्शनीय है-- 
हारिणी क्रमगति हरिणाक्ष्या शिक्षितु सुचिरमभ्यसने5पि । 
केलिहु्सललना न शशाक स्वत्पधी खलु जलाशय योगात्‌ ॥ 
रामणीयकमनकुशमस्या जह्योरनघयोरवलोक्य । 
नूनमुद्गतपराभवदु खा सलुरेणललना. वनवासम्‌ ।३१ 
अर्थात्‌ इस मृगनैनी के मनोहारी पैरो की गति को सीखने के लिए चिरकाल 
से अभ्यास करने पर कम बुद्धि बाली हूस ललना जलाशयै योग के कारण समर्थ नही 
हो सकी तथा इसकी सुन्दर रोमरहित निरकुश जड्भधओ की रमणीयता को देखकर 


२ वही, ५१७ । 
'है. जयन्तविजय, १३/१८-१४६ । 


११६ ] [ जैन संस्कृत महाकाव्य “'' जयस्तबिजय 


ऐम ललना (मृगो) ने पराभव के दु ख के उत्पन्त होने के कारण वनवास का ओश्षय 
लिया । ' 
यहाँ पर दोनो कवियों के वर्णन मे भाव साम्य स्पष्ट ही है क्योंकि कवि 
असग की दृष्टि मे यदि श्रेष्ठ कदली वृक्ष तायिका की जाओ की मृदुता के समक्ष 
लज्जित॑ होकर निस्सारता को प्राप्त होता है। कठोर बेल नाभिका के पयोधरो से 
जीते जाने के कारण बन मे निवास करने लगता है तथा पूर्ण चन्द्र उसके मुख की 
शोभा न पाने के कारण कलझ्ित हो जाता है तो कवि अभयदेव की भी दृष्टि से 
हस ललना जलाशय के योग के कारण नायिका की ग्रति से तिरस्कृत हो जाती है 
और ऐण ललना (मृगो) उसकी रोम रहित निरकुश जल्ूाओ की रमणीयता को 
देखकर पराभव के दु ख के कारण दु खो होकर वनवास का आश्रय ले लेती है । 


वादराज 
संस्कृत जैन कवियों मे वादिराज का भी प्रमुख स्थान है। इनका समय 
ईशवी सन्‌ की ११वीं सदी है। 'पाश्वंनाथ चरित” इनका प्रमुख महाकाव्य है। 
'जयन्तविजय महाकाव्य पर इस काव्य की स्पष्ट छाप परिलक्षित होती है। यथा--- 
वनितानयनाभिरामलीलागुणचौर्यादिव दोषतो जनान्त । 
अभिशडक्य त शिक्षिये कुरज्भ प्रविमुच्यापि वन दवाखिभीत्या ॥* 
अर्थात्‌ दावाग्नि के भय से भागने वाले हिरणो के चित्नण से कवि कल्पना 
की ऊँची उडान भरता हुआ कहता है कि इन हिरणों ने तगर की रमणियों 
के नेत्न-सौन्दर्य को चुरा लिया है, अतएवं य॑ पकड़ें जाने के भय से नगरों मे नहीं 
जाते । यही वन में इधर-उधर भागते रहते है । 
जयन्तविजय' महाकाव्य मे कवि अभयदेव ने भी इसी प्रकार वर्णन 
किया है-- 
रामणीयकमनकुगशमस्या जद्भुयोरनघयो रवलोक्य । 
नूतमुद्गतपराभवदु खा सस्ररेणललना वनवासभ्‌ ॥* 
अर्थात्‌ इस (नायिका) की सुन्दर रोमरहित निरकुश जद्भाओ की रमणोयता 
का देखकर ऐण ललना (मृगी) ने पराभव के दुख के उत्पन्न होने के कारण बन- 
वास का आश्रय लिया । 
यहाँ पर दोनो कवियों के वर्णन में पर्याप्त भाव साम्य है क्योकि कवि बादि- 
राज की कल्पना में हिरणो ने नगर की रमणियों के नेत्ों का सौन्दर्य चुरा लिया 





१ पाश्वेनाथ चरित, ५/७० । 
२ जयन्तविजय, १३/१६ । 


आदान-अखन ) । [ ३९७ 


है अतः उन्हें भर है कि हमे पकड़ न लिया जाय | इस लिए मे वन में” इधर-उधद 
भागते रहते हैं। जबकि कवि अभमदेव की कर्पना में ऐेण ललना (मुी) स्वयं ही 
नायिका की रोमरहित शुन्द्रर जकूयओ से परास्त होने के दु.ख से दु.छी होकर वन में 
सिवास करने लगो है । अत, दोसो ककियी के वर्णन मे भाव साम्य स्पष्ट ही है । 
हरिश्यना 

'प्रमेशर्माध्युदय” महाकवि हरिश्चन्द्र की रचना है। इनका समय ई० सन्‌ 
की १०वती शत्ती है। 'जयन्तविजय' महाकाब्य पर इस महाकाज्य का प्रभाव भी 
यत्ष-तत्त परिलक्षित होता है। ब्था--- 

सच्नन प्रियविरहातें चक्रवाक्या कारुण्यान्निशि रुदितें घन नलिन्या । 

यत्पालजेंललवलाडझिछतारुणानि प्रेक्ष्यन्च कमलविलोचनानि तस्था ॥"* 

अर्थात्‌ पति के बिरह से दु खी चकवी पर दया आने से कमलिनी मानों रात 
भर खूब रोती रही है, इसीलिए उसके कमलरूपी नेत्न प्रात काल के समय जल- 
कणोी से विहक्वित एव लाल-लाल दिखाई दे रहे है । 

यहाँ पर कवि ने प्रकृति पर मानवीय ब्यापारों का आरोप करने के साथ 
ही मातवीय भावनाओं का भी आरोप किया है। “जयन्तविजय' में भी इसी 
प्रकार 

अध्वगप्रणयिनीषु दुर्देशा वीक्ष्ते करुणयेह मल्लिका । 
रोदतीव विपुला श्रुभिभ्ं श॑ स्पन्दमानमकरन्द बिन्दुभि ॥* 

अर्थात्‌ टपकते हुए मकरन्द बिन्दु वाली विपुल आँसुओ से रोसी हुई मल्लिका 
लता ने पश्चिकों की कामिनियो को करुणापूर्वक देखा । 

यहाँ पर कवि अभयदेव ने भी प्रकृति का मानवीकरण किया है। मल्लिका 
पुष्षों से निकलने बाला मकरन्द ऐसा प्रतीत होता है मालो पथिको की प्रियाओं की 
करुणापूर्ण दरवस्था को देखकर वह आँसुओ द्वारा अपने हृदय की व्यथा को प्रकट 
कर रही है । कोई व्यक्ति विशेष किसी की दुरवस्था को देखकर करुणा से द्रतित 
ही जाता है, आँखों से आँसुओ की धारा फूट पड़ती है। यहाँ मल्लिका पुष्प का 
रोना उसका मानवरूप है ! 

अत स्पष्ट है कि यदि हरिश्चन्द्र की दृष्टि मे कमलिनी, पति के विरह से 
दुखी खकवी पर दया आने के कारण रो रही है तो कवि अयभदेव की दृष्टि मे भी 
मल्लिका लता, पथिको की प्रियाओ की करुणापूर्ण दुरवस्था को देखकर दया आने 
के कारण आँसुओ फो गिरा रही है। अत दोनो कवियों के वर्णन में भाव साम्य 
स्पष्ट ही है । 

१ धर्मेशमम्युदय, १६/२० । २. जयन्तविजय, ७४० । 


३१८ ] [ जैन मस्कृत महाकाव्य'"जयन्तविजय 


अपि ल--- 
नि सीमरूपातिशयों ददर्श प्रदह्ममानागुरुधृपवर्त्या । 
सुख न केषामिह पाथिवानां लज्जामधीकुचरिकयेव क्ृष्णम्‌ ॥ * 
अर्थात्‌ घर्मनाथ के लोकोत्तर रूपातिशय को देख जलती हुई अगरु-धृप- 
बत्तियो से किस राजा का मुख लज्जारूपी स्याही की कूची से मानों काला नहीं 
हुआ । भाव यह है कि धर्मताथ के लोकोत्तर रूपातिशय को देखकर स्वयवर मे 
पधारे हुए राजाओ के मूँह पर निराशा होने के कारण कालिमा छा गयी । 


“जयन्तविजय” महाकाव्य के षोडश सर्ग मे कवि अभयदेव ने भी रतिसुन्दरी 
के स्वयवर का वर्णन भी इसी प्रकार किया है-- 


ये पुरा स्फुरदुरुप्र भरा द्राजभि सदरसि भास्करायितम्‌ । 
श्रीजयन्तयुवराज्यमसनिधौ ते दधुदिनविधूपमेयताम्‌ ।* 
अर्थात्‌ पहले बढी हुई विशिष्ट प्रभा के भार से जिन राजाओ ने सूर्य की 
उपमेयता को प्राप्त किया था वे ही श्री जयन्त युवराज के समीप दिन मे चन्द्रमा 
की उपमेयता को प्राप्त हुए । यहाँ पर भी भाव वही है कि स्वयवर मे पधारे हुए 
राजाओ की कान्ति श्री युवराज जयन्त के लोकोत्तर रूपातिशय को देखकर निराशा 
के कारण घूमिल पड गयी । 
इस प्रकार स्पष्ट है, कि कवि अभयदेव ने अपने “जयन्तविजय' महाकाव्य 
में यत्र-तत्न हरिश्चन्द्र विरचित 'धर्मंणमश्युदय' महाकाव्य के भावों को ग्रहण किया 
है किन्तु दोनो कवियों द्वारा वणित उपमाओ में निजी विशेषता है । 


जिनपाल उपाध्याय 
सस्कृत जैन कवियों मे जिनपाल उपाध्याय का भी प्रमुख स्थान है। इनका 
समय तेरहवी शती है। ये जयन्तविजय” महाकाव्य के रचयिता कवि अभयदेव 
सूरि के समवर्ती हैं। अत समसामयिक होने के कारण दोनो कवियों का एक दूसरे 
की रचना पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। यथा -- 
रभा किमेषा त्रिदिवावतोर्णा कि वा रति प्रोज्शितभतृ सड्ला । 
लक्ष्मीस्ताहो ! हरिविश्रयुक्ता, शम्भौ सकोपा किमु पार्वती वा ॥* 
अर्थात्‌ क्या यह स्वर्ग से अवतीर्ण हुई रम्भा है अथवा पति का साथ छोडे 


हुए रति है अथवा विष्णु से विमुक्त लक्ष्मी है अथवा शद्भुर के क्रोधित होने पर यह्‌ 
पावेती भ्रमण कर रही हैं । 


हिल पीपल 228 0 की 
१ धर्मशर्माभ्युदय, १७/५। ३ सनत्कुमार चरित, १/७० । 
२ जयन्तविजय, १६/२६। ह स 


शदानन्यंदान ] | शेप 


जयस्त॑बिजय महत्काव्य मे वरणित यही भाव एवं शैली दर्शनीय है-- ! 


परश्नतेकिमिह पर्वतपुक्ती पर्वतत्ियमसवेक्षितुमेगात । 
कि रति' किम्रु रमा खलु नैव मत्यल्ोंकललनैव निरमेषात ॥" 
अर्थात्‌ क्या यहाँ इस पर्बेत पर पर्वतपुत्नी पर्वत की सुन्दरता को देखने के 
लिए आयी है यां रति है अथवा रमा है। नहीं, निमेष के कारण यह मृत्युलोक 
की ललना है। 


इस प्रकार कवि अभगदेव ने अपने पूर्ववर्ती अनेक कवियों के कांव्यो का 
अध्ययन किया था अत उनका प्रभाव इन पर होना स्वामानिक है। किन्तु अनेक 
स्थलों पर अनेक वर्णन पारम्परिक है अत यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि कवि ने उस 
स्थल पर किस महाकाव्य के भावों को त्रहण किया है। इसीलिए यहाँ पर उन 
समस्त कवियों के उन वर्णनो को उल्लेख किया गया है जिनका प्रभाव 'जबन्त- 
विजय ' महाकाव्य पर परिलक्षित होता है । 


जयस्तविजय महाकाव्य का परवर्तो साहित्य पर प्रभाव 


महाकवि अभयदेव विरचित 'जयन्तविजय' महाकाञ्य का प्रभाव उनके बाद 
में होने वाले कवियो तथा उनके काव्यो पर भी पड़ा । जिनमें से कुछ कवियों के 
नाम यहाँ विशेष उल्लेखनीय हैं । 


अहेदास 
सहाकवि अहँदास मुनिसुत्रत' काव्य के रचयिता हैं । इनका समय चौदहवी 
शताब्दी का पृर्वभाग है। अत ये जयन्तविजयकार महाकवि अभयदेव सूरि के 
परवर्ती कवि हैं। महाकवि अभयदेव सुूरि ने अपने जयन्तविजय महाकांग्य के आरम्भ 
में ही सगध देश का वर्णन कर उसकी व्यापक विशेषताओं पर प्रकाश डाला है| 
यथा 
सरोवरैयंत्र भुवो विभान्ति सरोवराणि स्मितप्द्मखण्डे । 
ले पह्चखण्डाति च राजहसे स्‍्वे राजहसा सुगतिप्रचारै ॥ 
प्रीति परा यत्र नयन्ति लोक सरासि चेतासि व्‌ सज्जनानाम्‌ । 
अहृष्टपर्येन्ततया.. श्रितानि गम्भीरतान्यककृतवारिधीनि ॥। 
पत्नाभिरामाणि विशालशालिक्षेत्राणि सरक्षितुमीयुयबीणाम्‌ । 
गोपा जूतानां सधुरोपगीते क्ुच्छाश्वान पथि यान्ति पान्या ॥९ 
अर्थात्‌ ज़हाँ की पृथ्वी सरोवरो से, सरोवर विकसित प्मखण्डो से, ये पद्म- 


१ जयन्तविजय, १२३/१२ 
र्‌. बही, १/३०, ३७-३८ । 


फू 


३९० | | जैन संस्कृत महाकाव्य“*जयल्तविजय 


खण्ड राजहुंसों से और वे राजहस अपनी सुगति के प्रचार से सुशोभित होते हैं । 
जहाँ पर भंम्भी रता मे वारिधि को भी तिरस्कृत करने वाले अहृष्ठ पर्यन्‍्त सरोबर 
सज्जनों के हृदय को ससार मे परम प्रीति को यहुँचाते हैं तथा जहाँ पर मनोहर 
विशाल धान के खेतो की रक्षा करने वाली गोपिकाओ के मधुर गीतों से तरुण 
पश्चिक मार्ग मे जाते है । है 
कवि अभयदेव के इसी वर्णन की छाया महाकंवि अहैदास के मुनिसुद्रत 

काव्य पर परिलक्षित होती है क्योकि कवि अहँदास ने भी अपने महाकाव्य के 
आरम्भ में मगध देश का वर्णन इसी प्रकार कियां है-- 

नगेषु यस्योन्‍न्नतवशजाता सुनिर्मला विश्वुतबृत्तरूपा । 

भव्या भवन्त्याप्तमुणाभिरामा मुक्ता सदालोक शिरोविभूषा ॥ 

विभान्ति सस्यान्तरितानि यस्मिन हेमारविन्दानि मधूल्वणानि । 

आपाययन्त्या इव शालिपुत्ानात्तानि धात््या करसेचनानि ॥" 


अर्थात्‌ यहाँ पर भी कवि ने मग्ध देश के उत्तरी भाग में फैले हुए पर्वत 
और उन पर विद्यमान वश वृक्ष-समूह तथा मध्यवर्ती भाग मे लहलहाते हुए जलपूर्ण 
खेतो में उत्पन्न रक्तकमलो का वर्णन करके मगध देश की प्रमुख विशेषताओं को 
उभारने का प्रयत्न किया है। 


यहाँ पर दोनो ही कवियों ने मगध देश का वर्णन किया है । अत वस्तु 
वर्णन मे प्रर्याप्त साम्य है। इसके साथ ही दोनो कवियों की वर्णन शैली मे भी 
पर्याप्त साम्य दृष्टिगोचर होता है । 


इसी प्रकार कवि अहेंदास ने पुरुष सौन्दर्य के चित्रण में शारीरिक सौन्दर्य 
की ओर ध्यान न देकर आन्तरिक सौन्दर्य के उद्घाटन की ओर विशेष ध्यान दिया 
है। महाकाव्य के द्वितीय सर्ग में सूमित्न के व्यक्तित्व के चित्रण मे उनके शौर्य की 
अभिव्यक्ति इस प्रकार की गयी है-- 


प्रयाणभेरीक्रवणेन._ यस्य पलायमानानरिभूमिपालान । 
पदाभिघाताक्षमयैवसद्य प्रकाशयाभास समीरकेतु ॥ 
गैनासिना युद्ध शिरस्थरीणा साड्ुच्छिदे वर्म्मणि रक्तघारा। 
विनियंती तेन यथा व्यराजीदुद्भूतकोपारिन शिखेव तेषास्‌ ॥* 
कवि के इस वर्णन पर जयन्तविंजय महाकाव्य के अग्नलिखित श्लोकों की 
छाया स्पष्ट है-- 


अल अल न की मल 
१ मुनिसुब्रत काव्य, १२४,३ + । 


आदाम-अदान ] [ 3२१ 


यस्याहने वैरि करीनद्र  कुम्भस्थलीगलत्तारकरंम्बिताड़ु । 
रेजे कृपाणोईरिकुल जिगीषोय मस्य जिह्वेवसदन्तपंक्ति ॥ 
यस्यासिलूना चिरराजजन्यक्षेत्रेिषे.. वैरिद्विपदन्तपक्ति ! 
कीलालसिक्त पु यशस्तरूणामुद्गच्छतामक्रमालिफेव ॥ 
अर्थात्‌ जिसके युद्ध मे अरिकुल को जीतने के लिए वैरियो के गजो के मस्तक 
पर गिरने में रक्तरजित हाथ वाला कृपाण यम की दतपंक्ति से युक्त जिह्वा की 
भाँति सुशोभित हुआ तथा जिसकी तलवार से कटकर वैरियो के हाथियों की दंत- 
पक्ति बादल उत्पन्न आकाश में पानी से भीगने पर ऊपर निकलने वाली यशरूपी 
तरुओ के अकुर की भाँति सुशोभित हुई । ॥ 
यहाँ पर भी भाव साम्य के साथ ही वर्णन शैली मे भी समानता है। इसी 
प्रकार कवि अ्हंदास रानी पद्मावती जो सब प्रकार से सुखी होते पर भी पुत्र के 
अभाव मे दु खी रहती है, का चरित्र-चित्रण करते हुए लिखते हैं-कि एक दिन 
क्रीडासक्त कलहसवध्‌ को गर्भवती देखकर उसका पुत्र के अभाव का शोक बढ जाता 
है और वह अपने जन्म को ही निरर्थक मानने लगती है - 
आपुष्पिताईपि विफलेव रसालयष्टि सेनेव नायकगता5पि जयेन शून्या । 
काले स्थिता5षपि घनराजिरवर्षणेव मिथ्या दधामि हत कुक्षिमदृष्टतोका ॥*े 
'मुनि सुब्रत काव्य” के इस श्नोक पर जयन्तविजय महाकाव्य के निम्न- 
लिखित श्लोक का प्रभाव स्पष्ट है क्योकि यहाँ पर भी रानी प्रीतिमती शिशुगज के 
माथ सरोवर मे क्रीड़ा करती हुई करिणी को देखकर अपनी अपत्यहीनता की स्मृति 
से दृ खी हो जाती है और अपने जीवन को निरर्थक मानने लगती है-- 
नभस्थलीव छतिमद्विना कृता निशेव शीतझ्यतिमण्डलोज्क्षिता । 
महौषधीवोन्मदवीयंवरजिता न सूनुहीना वनिता प्रशास्यते ॥ऐै 
अर्थात्‌ सूे के बिना आकाश चन्द्रमा के बिता रात्ति, विशिष्ट शक्ति के 
बिना औषधि के समान सनन्‍्तानहीन स्त्री की प्रशसा नहीं होती । 

'मुनिमुश्रत' काव्य मे वणित राजा मुमित्र स्नेहिल पिता है। पुत्रजन्म का 
शुभ सम्बाद सुनते ही वे हर्षोन्मत्त होकर अपने शरीर के सभी आभूषण दे डालते हैं-- 
कुमार  जन्मादिभवातिकक्वाकृताडुभूषो हृषित क्षितीन्द्र । 

विधूतपत्नो द्गतको रकस्य विधामधास्नीपतरोमुंह॒तेम्‌ ॥ २ 
कवि अहँदास हारा वणित इस श्लोक पर भी 'जयस्तविजय महाकाव्य के 
अग्नलिखित श्लोक की छाया स्पष्ट है - 


१ जयन्तविजय, १/६१-६२ | ३ जयन्तविजय, २/२। 
२ मुनिसुत्र तकाव्य, ३/२ । ४ मुनिसुबरतकाव्य, ४/२१। 


२१ 





३२२ ] | जैन सस्कृत महाकाव्य"*जयस्तविजय 


पीवेतिवाच श्वतिशुक्तिकाभ्यां सुधाभिवासां विदधे प्रसादम्‌ | 
से स्वर्णवस्त्रम॑णिभूषणेश्व कन्देरिवैश्वयमहादुमस्य ।॥। 

अर्थात्‌ कर्णंसुक्तिकों से वन्दियों की (पुत्॒जन्म से सम्बन्धित) अमृतमयी 
वाणी को सुनकर परम प्रसन्न हुए (राजा विक्रमसिंह ने) ऐश्वव महादुम से कन्द 
की भाँति वस्तु, सुवर्ण, मणि और आभूषण आदि देकर इन लोगो को प्रसन्न 
किया । 

'जयन्तविजय' महाकाव्य मे वणित राजा जयन्त एक आदर्श राजा है । उनके 
राज्य में मेघ समय पर वर्षा करते हैं और जनता इति-भीति के डर से मुक्त दीख 
पड़ती है-- 

तस्मिन्मही पालयति क्रमाप्ता न याचिते पचरमलोकपाले । 
ववर्ष काले जलद समस्तप्रशस्यसस्योद्गममूलबीजम्‌ ।। 

अर्थात्‌ उस राजा के क्रम से प्रृथ्वी के प्राप्त होने पर नीति से पँचवे लोक- 
पाल के समान समय पर जलद सब प्रकार के प्रशसनीय धान्‍य के उत्पन्न करने के 
मल बीज (जल) को बरसाता था । 

'जयन्तविजय' महाकाव्य के इस श्लोक का प्रभाव भी मुनिसुक्रत काव्य के 
निम्नलिखित श्लोक पर स्पष्ट है, क्योंकि वहाँ पर भी वर्णित मुनिसुन्नत एक 
आदर्श ठृप है। उनके राज्य मे भी सभी सूखी है और ईति-भीति के भय मे मुक्त 
दीख पड़ते है-- 

जिनेध्वनी रक्षति. सागरान्‍्ता नयप्रतापद्चयदीर्घनेत्रे । 
क्स्थापि नासीदपमृत्युरीति पीड़ा च नात्पाउपि बचत लोके ॥ 

इस प्रकार स्पष्ट है, कि कवि अभयदेव विरचित जयन्तविजय' महाकाव्य 
का प्रभाव परवर्ती काव्य 'मुनिसुव्रत' पर पडा । 
वद्धमान 

महाकवि वद्धंमान विरचित “वरशाड्रचरित' महाकाव्य का जैनसस्क्ृत 
महाकाव्यों मे प्रमुख स्थान है। इनका समय ई० सन्‌ की चौदहवी सदी है। 
जयन्तविजय महाकाव्य की इस महाकाव्य पर भी छाया स्पष्ट ृष्टिगोचर होंती है 
क्योकि कवि वद्ध॑मान सज्जन प्रशसा एवं दुर्जेत निन्दा करते हुए लिखते है-- 

कृते कवित्वे कविभिमनोहरे नयाति तोष भुवि दुर्जनो जन । 
अणुप्रमाणेषपि गुणेषपि सज्जनास्तथापि तुष्यन्ति तत करोम्यहस्‌ ॥* 
अर्थात्‌ कवियों द्वारा रचित सुन्दर रचना मे दुष्ट व्यक्ति सन्‍्तोष को नहीं 


१ वराड्भ चरित, १/१० । 


आदान-प्रदान ] [ १२३ 


प्राप्त करता है किन्तु सज्जन व्यक्ति उस रचना में अणु के समान भी गुण को पाकर 
सनन्‍्तोष को धारण करते हैं । अत उन्हीं सज्जनो को मैं सस्तुष्ट करता हूँ | 
कवि अभयदेव ने भी इसी प्रकार अपने जयन्तविजपब महाकाव्य से सज्जनों 
की प्रशसा एवं दुर्जनों की निन्‍दा की है-- 
अभ्यथित सो5पि यशोविलासलास्याथ काव्यस्य धुनोति दोषम्‌ । 
समुद्धरत्येव हि वैद्यराज शल्य तनो सौख्यक्ृते कृतार्थ ॥" 
अर्थात्‌ सज्जन कवि यशोविलास की प्राप्ति के लिए इच्छुक होकर कांब्य के 


दोषो का निराकरण कर देता है जयोकि सफल वैद्य शरीर के सुख के लिए काँटे को 
निकाल दैता ही है । 


किन्तु-- 
न॒दुर्जेनस्यथानुनयों गुणाय स्वभावदौजेन्यमलीमसस्य | 
सुगन्धिलक्षैरपि कि सुगन्धी कर्तू हि शक्य लशुत कंदापि ॥* 
अर्थात्‌ स्वभाव से दुजेनता एवं मलिनतापूर्ण दुजेन का अनुभव भी गुण के 
लिए नहीं होता क्योकि हजारो सुगन्धियों से पूर्ण लहसुन को कया कभी सुगन्धित 
किया जा सकता है। अर्थात्‌ नहीं। 
इस प्रकार स्पष्ट है कि दोनों ही कवियों ने अपने ग्रन्थ के आरम्भ मे सक्जनों 
की प्रशसा तथा दुर्जेनो की निन्‍दा की है । 
अचि च-- 
व्रणोत्थशो णितेनाभूत्पृथिव्या.... शोणितार्णव 
यत्रेभपादखण्डानि कच्छपोपमता यथु ॥ 
मकराकरतामी युश्छित्ताश्व करिणा करा । 
पिशाचकाक्गृप्लाश्व कुक्कुटा पिशिताशित ॥ 
विचेरुस्तत् सानन्दा पलास्वादनलम्पटा ॥ऐ 
अर्थात्‌ यहाँ भाव यह है, कि मासाहारी काक, गूंध आदि पक्षी समरभूमि 
में आनन्दपूर्वक विचरण कर रहे है । 
कवि वद्ध॑मान द्वारा वणित समरभूमि के इस स्थल पर जयन्तविजय महा- 
काव्य के निम्नलिखित श्लोको का प्रभाव स्पष्ट है--- 
मृतक कोटि कराल कलेवरप्रचुरदु सह गन्धभरावहे । 
अभिमुखागतगन्धवहैमुं हुयंदतिदू रबिबत्येपि सूच्यते ॥४ 





९ जयन्तविजय, १/१२ । ३ वराजुबरित, ८११३-१६ । 
२ बही, १/१४ । ४ जयन्तविजय, ४६ । 


३२४ | [ जैन सस्क्ृत महाकाव्य'***जयन्तविजय 


मिलदसलख्यशिवाक्ृतफेल्कृतैर्य दसुकम्पक्दूद्वितमू द्धजस्‌ । 
अधिकधृकघनातिदघृुत्कृते स्खलित कातर जन्तुगताग्रति ॥* 
अर्थात्‌ करोडो मृतकों की दुस्सह गन्ध भरी रहने से दूर से ही श्मशान भूमि 
की सूचना मिल जाती थी । असख्य श्ुगाल, भूत-पिशाच, डाकिनी आदि मास, 
चर्बी, रक्त आदि का भक्षण कर आनन्दानुभूति कर रहे थे । 
इसो प्रकार वराज़चरित के 'असारससारसुखाभिलाथः? के भावों पर भी 
जयन्तविजय महाकाव्य के निम्नलिखित श्लोक का प्रभाव हृष्टियोचर होता है-- 
वशेष्यतसध्वजतुल्य मस्मिज्जयन्तमेन विनिवेश्य राज्ये । 
त्वरेमहानन्दपदाय धीमान्विलम्बते क परलोक कार्ये ॥* 


* अर्थात्‌ इस वश मे उत्पन्न मनोहर ध्वजा वाले इन जयन्त को राज्यभार 
सौपक्र महानन्द पद के लिए शीघ्रता करे क्योकि कौन बुद्धिमान प्राणी परलोक 
काये मे विलम्ब करता है । 


इस प्रकार 'जयन्तविजय' महाकाव्य का 'वराज्जचरित' महाकाव्य पर प्रभाव 
स्पष्ट है- 


मुनिभद्र सुरि 

तेहरवी-चौदहवी शताब्दी के जैन-सस्क़त-महाकाब्यों में मुनि भद्रसूरि द्वारा 
रचित 'शान्तिनाथ चरित्र' महाकाव्य का भी उल्लेखनीय स्थान है। इस महाकात्य 
की रचना स० १४१० मे हुई । अत पूर्ववर्ती होने के कारण “जयन्तविजय' महा- 
काव्य का इस सहाकाव्य पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। 

'जयन्तविजय' महाकाव्य मे जयन्त के जन्म ऊे समय दिशाएँ निर्मल हों 
जाती है शरद ऋतु के समान नदियाँ स्वच्छ हां जाती है शुद्ध वायु प्रवाहित होन 
लगती हे तथा बच्चे के जन्म से लोग प्रसन्‍त हो जाने है और आकाश से देवताओं 
के नगाते का शब्द मेघो के समान होने लगता है--- 


दिश प्रमन्‍ना शरदीब नद्यों बातास्तदामादभृतां जनाश्च । 
बभूवुसभ्रे सुर दुन्दुभीना परयोदनादप्रतिमा. निनादा ॥४ 
जयन्तविजय महाक व्य के यही भाव 'शान्तिनाथ चरित्र” महाकाव्य में भी 
व्यक्त हुए ह क्योंकि वहाँ पर भी जान्तिनाथ के जन्म के अवसर पर ब्रिलोकी में एक 
अपूर्व प्रकाश व्याप्त हो जाता है जिससे नरकवासियो को भी अतीव सुख प्राप्त 


१ जयन्तविजय, ४/१० । ३ जयन्तबिजय, १६/४० । 
२ बराड्रचरित, १/१२। ४ जयन्तविजय, ६/८० । 


आदान-प्रदान ] [३२५ 


होता है, आकाश मे दुन्दुधि बजने लगती है ओर अनुकूल पवन प्रवाहित होने | 
लगता है--- 
तदा सुख दुर्गेतिवासिनामयि क्षण महानन्दविवर्णिका$भवत्‌ । 
समुल्ललास तिंजगत्प्रकाशकस्तदा प्रकाश समभानुभूरिव ॥ 
दिवि स्वय दुन्दुभयोइनंदस्तमा तदा प्रणुन्ना इव पुण्यकर्मेणा । 
तथाइनुकूला पवना बचु पर निजा बुवाणा इब कामरुपतास्‌ ॥* 
कहीं-कही कवि ने प्रकृति को उद्दीपन-रूप में भी चित्षित किया है। वसनन्‍्त 
ऋतु की प्रकृति विलासीजनों के मन को उद्ेलित करती है, मानिनी स्त्रियों को 
मान-त्याग करने पर बाध्य करती है और मृग-समूह को उन्मत्त बना दती है-- 
प्रोल्लासयन्‌ कामिमनासि काम मान निरस्यन्नपि मानिनीनामस्‌ । 
उन्मादयन भडकुलानि पुष्पैरन्थेद्यरागात्‌ स ऋतुर्वेतन्त ॥४* 
'शान्तिनाथचरित्र” के इस श्लोक पर भी जयन्तविजय महाकावब्य के निम्त- 
लिखित श्लोक का प्रभाव परिलक्षित होता है--- 
मानोत्तानतया। सखीषु कलुषा प्रेद्धोलरोपाश्चिर 
दूतीषु स्वयमानतेषपि दयिते याश्चक्रिरे वक्रताम्‌ । 
ता प्रातश्चरणायुधध्वनिमिभादाज्ञामिवाप्य स्मर- 
क्षोणीशस्य समुत्युका प्रियपरीरम्भ स्त्रियस्तन्वते ॥॥* 
अर्थात्‌ पति के स्वय नत होने पर मान की वृद्धि स पतियों पर कलुषित, 
दृतियों पर बढ़े हुए रांष वाली जो स्त्रियाँ वक्ता को धारण किये हुए थी वे 
स्त्रियाँ प्रात वायु की थ्वनि के बहाने उत्सुकतापूर्वक कामदेव की आज्ञा को पाकर 
अपने प्रियतमों का आलिड्भन करने लगी । 
यहाँ पर दोनो कवियों के वर्णन में भाव साम्य स्पष्ट है । 


अपि च-- 
हृष्ट्वा शान्तेनिर्मममिद केशपाश चमर्य 
सम्भाव्येतद्‌ व्यपमरतफल स्वस्य बालप्रियत्वम्‌ । 
लज्जाक्रान्ता हिममिरिभुव सश्नयन्ते सम नूनूस्‌ 
युक्त स्त्रीत्वे व्यवसितमिद मानिनों सा हि जाति ॥« 
अर्थात्‌ शान्तिनाथ के केशो के लावण्य को देखकर चमरी लज्जित होकर 
हिमगिरि प्रदेश मे चली जाती है। 


१ शान्तिनाथ चरित्र, १४/८७, ८४८ । ३ जयन्तविजय, ८/६०८ । 
२ वही, १०/४२ । ! ४ शान्तिनाथ चरित्न, १४/१६५। 


३२६ ] [ जैन सस्कृत महाकाव्य*“जयन्तबिजय 


जयन्तविजय, महाकाव्य मे कवि अभयदेव ने नायिका की सुन्दर रोमरहित 
निरकुश जहूघाओ की रमणीयता को देखकर पराभव के दु ख से दु खी ऐण ललना 
(मृगी) के वनगमन का वर्णन इसी प्रकार किया है--- 

रामणीयकमन कुशमस्या जघयो रनघयो रवलोक्य । 
नूनमुद्गतपराभवदु खा सख्र्‌ रेणललना बनवासम्‌ ॥* 

अर्थात्‌, इसकी सुन्दर रोमरहित निरकुश जधाओ की रमणीयता को देख- 
कर ऐण ललना ने पराभव के दुख से दुखी होकर वनवास का आश्रय लिया । 
जयन्तविजय महाकाव्य के इस वर्णत से भी स्पष्ट है कि कवि सुनिभद्र सूरि ने 
अपने महाकाव्य 'शान्तिनाथ चरित्र” की रचना करने के पूर्व इस महाकाव्य का भी 
बिघिवत अवलोकन किया था । 

इस प्रकार स्पष्ट है, कि कवि अभयदेव विरचित 'जयन्तविजय' महाकाव्य 
पर पूर्ववर्ती कवियों का प्रभाव पडा | इसके साथ हो उनके परवर्ती कवियों ने भी 
उनके महाकाब्य के भावों को लेकर अपने महाकाव्यों की रचना की । किन्तु कवि 
के वर्णन मे पूववर्ती कवियो के भावो का साम्य ही दृष्टिगोचर होता है ! शाब्दिक 
चित्रों की पूर्ण समानता कही भी परिलक्षित नहीं होती है और यदि कही पर 
किच्चितमात्र प्राप्त भी होती है तो बह आवश्यक नहीं है कि कवि अभयदेव ने 
उन स्थलो पर प्राचीन काव्यों का अनुकरण ही किया हो क्योकि धवनिकार आनन्द- 
वर्धेत का स्वयं कथन है कि बुद्धिमानों की बुद्धियाँ सवादिनी होती है* । अर्थात्‌ 
विभिन्‍न प्रकार के व्यक्तियों के हृदय में एक ही प्रकार के भाव उत्पन्न हो सकते 
है । इस प्रकार जहाँ एक ओर उनके काव्य पर पू्ववर्ती कवियों का प्रभाव उनके 
विस्तृत व गहन अध्ययन का परिचायक है वही दूसरी ओर परवर्ती कवियों के 
काब्यो पर उनके महाकाव्य का प्रभाव उनके महाकाव्य की उत्क्ृष्टता एवं महत्त्व का 
द्योतक है । 


१. जयन्तविजय, १३/१६ ४ ह 
२ (क) सवादास्तु भवन्त्मेव बाहुल्येन सुमेघलाम्‌ ।--ध्वस्यालोक, ४/११ । 
(ख महात्मना हि सवादित्यों बुद्धथ एकमेवार्थमुपस्थापंयन्ति ॥ 
“-राजशेखर (काव्यमीमासा) अध्याय १२, पृ० ६२। 


परिशिष्ट 


पत्च्चप रमेध्ठ भर्ति निरूपण 


महाकवि अभयदेव ने 'जयन्तविजय' महाकावग्य में पद्चपरमेष्ठि नमस्कार के 
माहात्म्य का प्रतिपादन किया है। उतके अनुसार-- 
नमस्कार पर तत्र श्रीपचश्चपरमेण्ठिनाम्‌ । 
प्रयात्यनन्यसामान्य यान पात्र सगोक्ताम्‌ ॥ 
कि चाय विधिवद्ध्यात सर्वकमंस्तु कर्मठ । 
कल्याण कदलीकन्दस्यन्दमान सुधारस ॥" 
अर्थात्‌ श्री पञचपरमेष्ठि का नमस्कार विशिष्ट एवं अनन्य सामान्य ज्ञान 
को गोंत्रता का प्राप्त करता है क्योकि यह विधिपूर्वक ध्यान किया हुआ सब कर्मों 
मे कमंठ कल्याण कदली के अकुर से टपकने वाला सुधा रस है ! 
इसी मन्त्र के प्रभाव से प्राणियों पर क्रूर, गजेन्द्र, सिंह आदि राक्षस तथा 
दावानल आदि अग्नियाँ आक्रमण करने में समर्थ नही हो सकती । 
नमस्कारप्रभावेण प्रभवन्ति न जल्तुषु । 
क्रूरागजेन्द्र सिहादिरक्षोदावानलादय ॥* 
अत यहाँ पर कवि द्वारा निर्दिष्ट पदच्चधपरमष्ठि के स्वरूप का विवेचन 
प्रस्तुत किया जा रहा है । 
सिद्ध, अन्त, आचार्य, उपाध्याय तथा लोक के सर्वसाधु प्चपरमेष्ठि 
कहलाते है । आचार कुन्द-कुन्द का मत है, कि सिद्धों की भक्ति से परम शुद्ध सम्यक 
ज्ञान की प्राप्ति होती है-- 
जरमरणजम्मरहिया ते सिद्धा मम सुमत्तिजुतस्थ । 
देतु बरणाणलाह बुहमणपरिपत्थण परमसुद्ध ॥* 
उनके अनुसार आठ कर्मों से रहित, आठ गुणों से युक्त परिसमाप्त कार्य 
और मोक्ष मे विराजमान जीव सिद्ध कहलाते है* । प० आशाधर 'सिद्ध' को 
ब्युत्पत्ति करते हुए लिखते है--'सिद्धि स्वात्मोपलब्धि सजाता यस्येतिसिद्ध ' । 
अर्थात्‌ स्वात्मोपलब्धिरूप सिद्धि जिसको प्राप्त हो गयी है वह ही सिद्ध है आचाय॑े 





१ जयन्तविजय, ३/२-३ । २ वही, ३/२७। 

३ सिद्धभक्ति, प्र» (८ । 

४ जैन साहित्य और इतिहास पर विशद प्रकाश”, पृ० ३४-४० । 
५ जिनसहस्नाम--स्वपोज्ञवृत्ति, पृ० १३४८ । 


३३० ] [ जैन सस्कृत महाकाव्य *'जयन्तविजय 


कुन्द-कुन्द का 'परिसमाप्तकार्य' इसी 'स्वात्मोपलब्धिरूप' कार्ये को पूर्ण करने के 
तथ्य की ओर प्रकाश डालता है । सिद्ध निराकार होते है। इनका निवास स्थान 
जीव लोकाग्रशिखर के ऊपर है । उसी को किसी ने मोक्ष, किसी ने सिद्ध शिला 
और किसी ने सिद्धपुरी कहा है। इन्हे प्राप्त होने वाला सुख अनिर्वेचनीय है । 
अहुँन्त हि 

अहुन्त सकल परमात्मा का स्वरूप कहलाते है तथा सम्पूर्ण विश्व को उपदेश 
दते है | इन्हे मोक्ष की प्राप्ति करनी होतों है । इसीलिए सिद्ध इनके द्वारा पृण्य 
होता है । 

आधार्य-- आचाये' शब्द 'चर' धातु से बना है। 'चर्‌' का अर्थ है चलना 
अथवा आचरण करना । 'चटेराड्िचागुरौ*! से 'आचायंते आखजार ' अ्युत्पत्ति निष्पन्न 
होती है । जिसका अर्थ है कि आचार्य वह है जिसके उत्तम चरित्न का अन्य जन 
अनुचरण करने लगे। जैनाचार्य का मुख्य गुण मन्त्र की व्याख्या करना ही है। 
सर्वक्ष की वाणी ही मन्त्र कहलाती है*। उसकी व्याख्या करने का अधिकार 
केवल आचाये को ही होता है । अभिधानराजेन्द्रकोश मे आचार्य को नमस्कार करने 
से विद्या और मन्त्र की भिद्धि स्वीकार की गयी है ।* 

पञ्चपरमेष्ठियो की गणना में सिद्ध और अहुन्त के बाद आचार्य का ही 
प्रमुख स्थान है । आचार्य की परिभाषा करते हुए कुन्दकुन्दाचार्य ने “अष्टापाहुण' 
में लिखा है-- 

जिणबिम्बणएणमय सजमसुद्ध सुवीयराय व । 
ज देइ दिक्खसिक्खा कम्पक्खयकरणे सुद्धा ॥४ 

अर्थात्‌ जो ज्ञानमय है, सयम में शुद्ध है, सुवीतरागी और साधारण मुनियो 
को कर्मो का क्षय करने वाली शुद्ध शिक्षा-दीक्षा देते है, वे आचार्य परमेष्ठी जिनेन्द्र 
देव के साक्षात्‌ प्रतिबिम्ब है । 

आचार्य पृज्यपाद ने सर्वार्थंसिद्धि मे लिखा है-- 

'तत्न आचरन्ति तस्माद्‌ ब्रतानि इति आचार्य ' ।* 

अर्थात्‌ जो स्वय ब्रतों का आचरण करते है और दूसरो से करवाते है वे ही 
आचार्य कहलाते है । 

इस प्रकार स्पष्ट है कि आचार्य स्वय उच्च चरित्र का पालन करता है और 





१ काशिकादृत्ति--४/२/१४ । २ सहस्ननाम--स्वपोशदृत्ति, पृ० ८८ । 
३े अभिधानराजेन्द्रकोश, श्वाँ भाग, १०६७वीं गाथा, पृ० १३६६ | 

४ अष्टपाहुण, १६वीं गाथा । 

# सवर्थिसिद्धि, 5/२४ का भाष्य, पृ० ४४२। 


परििष्ट ] [३३१ 


दूसरों को भी करवाता है, वह मुनि सघ का अग्रणी होता है। मुनि के जीव॑स 
सचालन में उसकी आज्ञा अन्तिम और मान्य होती है। इन्द्रनन्दि के अनुसार--- 
पच्राचाररतो नित्य मूलाचार  विदग्मणी । 
चतुर्वर्ण्व सघस्य य स आचार्य इष्यते ॥* 
अर्थात्‌ पद्चाचार मे रत, मूलाचार का ज्ञाता और चतुर्वर्ग सघ का अग्रणी 
आचाये कहा जाता है । 
आचार्य का स्मरण जिनेन्द्र के स्मरण की भाँति ही मदड्भल देने वाला हांता 
है । अनेक आच्ार्यों ने अपने पूर्व के आचार्यों का स्मरण ऊेवल इसी लिए किया है जिससे 
उनके शस्त्र निविष्त रूप से समाप्त हो सके । यथ"--आचाये जिनसेन ने अपने 
'महापुराण' के प्रारम्भ मे ही सामन्तभद्र, सिद्धसेन, पात्नकेशरी, प्रभाचन्द्र, शिवको'टे, 
जटासिंह नन्दि और वीरसेन आदि की वन्दना मज्जुल प्राप्ति के लिए ही की है ।* 
इन्ही आचायों की भक्ति करने वाला प्राणी अष्टकर्मों का नाश करके 
नंसार समुद्र से पार हो जाता है-- 
गुरुभक्तिसयमाध्या च_ तरन्ति ससमारसागर घोरम्‌ । 
छिन्दन्ति अष्टकर्माणि जन्म मरणे न प्राप्लुवन्ति । * 
उपाध्याय 
उपाध्याय वह है जिसके पास जाकर मोक्ष के जिए शास्त्रों का अध्ययत 
किया जाता है-- 
मोक्षार्थ शास्त्रमुपेत्य॒ तस्मादधीयत इत्युपाध्याय ।४ 
अपि च-- 
मोक्षार्थ मुपेत्याधीयते शास्त्र तस्मादित्युपा ध्याय ।* 
उपाध्याय अज्ञानछूपी अन्धकार में भटकते हुए जीवो को ज्ञानरूपी प्रकाश 
प्रदान करता है। बह विद्वान होने के साथ चरित्रवान भी होता है। उपाध्याय बह्टी 
हो सकता है जो साधु के चरित्र को पूर्णरूप से पाल चुका हो--- 
जो रगणलयजुत्तो णिज्वच धम्मोवएसणे णिरदो । 
सो उवज्लाओ अप्पा जदिवरवसहों णयों तस्स ॥४६ 
आचार्य की भाँति उपाध्याय भी दीक्षा देने का अधिकारी होता है । 


साधु 

साधु बहु है जो चिरकाल से जिनदीक्षा मे प्रत्नजित हो चुका हो*। उसे 
१ नीतिशास्त्र । ४ स्वार्धथसिद्धि, पृ० ४४२ । 
२ महापुराण, १/४१-५४ । ५ तत्त्वाथंदृत्ति, पृ० ३५४ । 


३ दशभक्ति, क्षेपक श्लोक, पृ० २९४। ६ द्रव्यसग्रह, ५३वीं गाथा, पृ० ४० । 
७ “चिर प्रत्नजित साधु ' --सर्वार्यंसिद्धि, (२४, पृ० ४४२ । 


३३२ | [ जैन सस्‍्कृत महाकाव्य*«जयन्तविजय 


हढ़तापूर्वक शीलब्न तो का पालन करना चाहिये और राग से रहित तथा विविध 
विनयो में युक्त होता चाहिये-- 


थिरधरिय सीलमाना बवंगयराया जसोहप<हत्था । 
बहुविणयभूसियया सुहाइई साहु. पयच्छतु ॥" 
यह साधु शिक्षा-दीक्षा देने का अधिकारी नहीं होता है किन्तु फिर भी 
साधना वे पथ पर वह आचायें और उपाध्याय की भाँति बढ़ता है । 
दस प्रकार सिद्ध, अहेलत, आचाये, उपाध्याय तथा साधु ही प्॑परमेष्ठी 
कहलाते है और इन्हीं प्॑चपरमेष्ठी का विधिपूर्वक ध्यान करने वाला श्राणी अष्ट 
कर्मों का नाश कर ससार के आवागमन से छुट जाता है । उसे सिद्धिसुख़ और बहुत 
मान प्राप्त होता हैं। प्॑धपरमेष्ठी की भक्ति के बिना यदि कोई अपनी आराधना 
चाहता है, तो वह वैसा ही है जैसे बीज के बिना घान्‍्य की इच्छा करना और 
बादल क॑ बिना पानी चाहता -- 


बीएण विणा सस्स इच्छदि सो वासमव्यएणण विणा । 
आराधणमिच्छतों आराधणभत्तिमकरतो ।॥।* 


इसी लिए भगवज्जिन सनाचाय का भी कथन हैं 
पञ्चब्रह्ममयमंन्तरे.. सकलीकृत्य निष्कलम्‌ । 
पर तत्त्वमनृध्यायन्‌ योगी स्याद ब्रद्मतत्त्ववित्‌ ॥र 
अर्थात्‌ पचनमस्कार के द्वारा जा योगिराज परमतत्त्व परमात्मा का ध्यान 
करता है वही ब्रह्मतत्त्त को जान पाता है । 


'जयन्तविजय' महाकाव्य मे प्रयुक्त सुभाषित 


१ प्रमादनिद्रोदयमुद्रया हिं फ्रोडी क्रियन्ते सुधिया घियो5पि ॥ १/६ । 

२ समुद्धरत्येव हि वैद्यराज शल्य तनो सौख्यकृते कतार्थ ॥ १/१२ | 
सगन्धिलक्षेरपि कि सुगन्धीकर्तु हि शक्य लशुन कदापि ॥ १/१४। 
श्रीखण्डवासन कृताधिवासा श्रीखण्डता यान्त्यपरेषपि बक्षा ॥ १/१७ । 
जडाधिवामान्यवि यत्न चित्र पद्मानि मित्राभिमुखी नवन्ति ॥ १/३४। 
यदस्य जन्मोत्सव ऋद्धिदर्शनै भवन्ति सद्य सुखनिभिता इब ॥ २/३ | 
महघंतामंधयत गुणश्षियों म॒ कि यशोराशिरदमस्भ सौरभ ॥ २/४ । 

5 कुँमुद्तीना विभयाविभाविभोविकाससौख्य हि न जातु वल्गति ॥ २/६ । 


(७ + >र ८७७ <€० 





१ तिलायपण्णत्ति, भ्वी गाथा । ३ महापुराण, २१/२३६। 
२ भगवती आराधना, ५४वीं गाथा । 


परिशिष्ट ] [१३३ 


य 
१० 
११ 
१२ 
१३ 
१४ 
१४ 
१६ 
१७ 
१८ 
१६ 
२० 
२१ 
ञ्र 
२३ 
२४ 
२४ 
रच 
२७ 
र्फ 
2] 


३० 


३१ 


डर 


पद 
5 


३४७ 


3 


ऋ 


3६ 


रै७ 


ड्केष् 


महार्ध्यता रत्नखनी कि न भजेन्मणि प्रकाण्डैरिति ॥ २/७ । 
दिनेश्व रोदये नमस्तले वा क्व तमित्रसभव ॥ २/६१। . 


निमेषमुक्ता कुरुते हि पद्मिनी न पद्मवन्धोरपर कदाचन्‌ ॥॥ २पि८ । 
प्रियोपवदिष्ट तनते हि ना के ॥ २| ८ । 

भवेछ्िछिदा येन सकर्णकर्णयोर्न तेन हेम्नापि खलु प्रयोजनम्‌ ।। २/३६ । 
सनन्‍द कुर्बन्तिन क प्रसृत्वरा सविस्मपस्मेरसुखाम्बुजश्रिय । २/४३ । 
दुरत्यय कालविपाकभीयुष स्थिति स्थिरानोच्चप्दश्रियोंपधपि हि ॥ २/४४। 
गुरूरिव यत॒पृज्यों मनन्‍्त्री तृपस्थ विवेकवान्‌ ॥ २/५१ ! 

जीवन्नरो भद्राणि पश्यति ॥ २/१८ | 

कामास्धार्त्यक्तमर्यादा कि कि पाप न कुर्वते ॥ ३/५१। 

सतामाते परित्नाण प्रगुणाश्चित्तवृत्तय ॥ ३/५२ । 

जगाद कि न वाच्य हि सदभाववाड्चिततेजसाम्‌ ॥ ३/६१। 

सता तल्या मनोवृत्तिरूपकायपकारिषु ॥ ३/६७। 

नमस्कारमहामन्त्रात्कि नोच्च प्राप्यते पदम्‌ ॥ [/5२॥। 

सुधा पिबेद्रा नहि क सतृष्ण ॥ ३/१०१ । 

परथुपचालापुण्ययता स्वयं किमनुकूलमुपैति च हेलया )। ४/४ । 

मनुजजाति निसर्गभवद्रुषा ॥ ४/१५ । 

नतजने प्रभव खलू वत्सल ॥ ४/३१ । 

प्रणयिना हि समाध्रिविधिस्तथा |, ४/३४ । 

किमप्यूय तिमिर सततयस्तरराण ॥ ४/५१ । 

पूजा पात्र भवति डि मुहु सदगुणोत्कर्षव्ता ॥ ४६4 । 
गीतक्षतस्खलनजागरणे भये च । 

सरमर्यते प्रियजनस्थ हि. नामलांके ॥ ५/१३ | 

कि को$पि दण्डघरदण्डनिपातचण्ड । 

दण्डस्य गोचरमुपैति न जीव लोके ॥ ५/२२॥। 

काब कदापि न मुअति कालिमानम्‌ ॥ ५रि३े । 
प्राय कुकर्म विधयो हि तम सहाया ॥ ५(२४ | 
महता न मुधा हि तेज ॥ ५/२५। 
क्वस्नेहमाहितधिया स्वह्वित प्रबृत्ति !। ५रिप ! 
माया बिना किमपि चेष्टितमद्भूत त- 

न्मुद्यति येन सुतरा सुधियाधियो5पि ।। ५२४८ | 
ब्रह्मापिलक्षयितुमक्षम एवं माया । 
माथाविनामतिशयेन हि सुप्रयुक्तात्‌ ॥ ५/३२। 
दण्डो विदेशगमन हि महागसो5पि ॥ ५|३४५। 


श्र 


३३४ | [ जैन सस्क्ृत महाकाव्य**“*जयन्ताविजय 


रे 


० 
४१ 
श्र 
४३ 
ष््४ 


५४ 
४५ 


प्‌ 


५७ 


न] 
० ् 
$१्‌ 
६२ 


पु 


ड 
०» 
ध्५ 
ट्‌ 
६ 


्णि 


रद्द 


॒ 


उद्यामसपदुदये खलू देहभाजा । 

पुष्प प्रमाणमुदित न गुणो""'वा ॥| ५/४६। 

सर्व विधौ हि विमुखे विमुख जनस्य ॥| १/५६ । 

क्षार न कि लवण सागर तोअम्बुमुष्टिम्‌ ॥ ५/६० । 

कालानपेक्ष्य पतन खलु कालदण्ड ॥ ५/६८ । 

यन्मित्रमावहति कस्य न नाम चित्ते ॥ ५/७० । 

कि नो फाल्गुन फल्युवल्गनबलात्क्षीणो5पि बुक्ष क्षणा- 
ल्वक्ष्मीयाति विलोल पल्‍्लवलतालास्य प्रशस्था मधो ॥ ५/७३ । 
कि केतकीषु स्फुटकण्टकासु न याति जाती परिहायभृड्ध ॥ ६/र। 
सच्योदान विसवंव्यसनापहारि ।! ६/६ । 

कि पड्ुसपर्क जुषापि जात्यरत्नेन लभ्येत न भूरिलाभ ॥ ६/२१ | 
सद्योष्प्यभीष्टार्थफनप्रसाद सर्वत्र दिव्या हि भवन्ति भावां !! ६/६४ । 
श्रियोइनुरूपा सुतजन्मकाले न जायते कस्य महप्रवृत्ति ॥ ६/८७। 
सप्रसादमनसो हि देवता सून्‍्वते तनुूमता समीहितम्‌ ॥। ३[४ | 
स्थान्त वा किमिंह कल्पपादपात्‌ ॥ ७/६ 

हन्तकौशल गुणेव धीमता धी विलासविधवों द्ानेकधा ॥ ७(१२ । 


२ साम्राज्य मधुर मधोमेधुसख स्वाधीनसपद्भर । 


वेराग्याञ्चित चेतमामपि चिर केषा न रागास्पदम्‌ ॥ ७/७६ । 

प्राज्ये राज्य बिलासातिशय इह मधौ कस्य धत्ते न चित्रमु ॥ 3/७७ | 
प्रिययुव॒तिवश वा कि न यूनामनासि ॥ 5/ढ८ । 

समजनि हतचितल का न वा पृत्करोति ॥ ५/१४ । 

परपरिभवकारी के किल प्रीतिमेति ॥ 5/|१८ । 

भवति हि मलिताना संगमोभड्डहेतु ॥ ८२० । 

फलति सहृदयरेपु क्षिप्रमेवोपकार ॥ 5२४ + 

ब्रजति किमु न नाश वैभव कुस्थितानाम्‌ ॥ ८/२५ । 

यूतिरथ वमुरन्त स्फू क्व नो (?) मण्डनाय ॥ ८/५६ । 

किमिव वयुमता न दक्ष्मातले साध्यमस्ति ॥ ८/५८। 

सुखमसुखमिह स्यादात्मकर्मानूरूपम्‌ ।, ८|६४० । 

विघटित विभवाना स्फर्जित छ्लरीपद हि॥ ५/६४ । 

पग्म प्रवेश कतमा स्पृहाम्बुध ॥ 8/१५॥ 

न सुन्दर क्ब्राश्यसमानविग्रह ॥ ६/१७ | 

स्वत प्रसुता निधन घतजय ज्वलब्छिखा कि न तयन्ति शालिनम्‌ ॥ ६|३५। 
फणीश्वर स्फारफणार्माण क्‍्वचिज्जहाति जीवन्न हि दर्पदुद्धर ॥ ६/४६। 
हि सेवका प्रसादपान्न पुरतो हितैषिणम्‌ ॥ ६/४७ । 


परिशिष्ट ] [ ३३५ 


७० विलखुयते कैर्मवितव्यता ॥ &/५२ । 

७१ प्रभाकरस्थापि विभो भवेदिद विभाकर कि न तमस्ततिच्छिदे ॥ ६/६५। 
७२ स्वभाव वैराप्नकुलो हि सर्प निहन्ति नो तत्सदन प्रविष्ट ॥| १०/१५। 
७३ को हि प्रारब्धवैरावलिरप्युदास्ते ॥ १०/२५। 

७४ सता निस्त्रिशो$पि प्रभवति नहि श्र णहतये ॥ १०/७२। 

७५ उदेति य को5षपि स एवं बन्शते ॥ १०७५ । 

७६ रिपुविजयमनु क्षितीश्वराणा भवति पुरीषु न का महोत्सव श्री ॥१२/२ । 
७७ प्रथयत्ति हि तनृत्वमम्बुराणिरविरवियोगदिशापि शीतरश्मे ॥१२/४ । 

७८ असुभगमिह जन्म कन्‍्यकानामजनि ॥ १२/११। « 

७८ सहशग्रुणैहि समागमों गुणाय ॥ १२/१५। 

८० हितवचने हि रता शुभ लभन्‍्ते ॥ १२/२७। 

८१ विनयगृणाड्चितमानसा हि सन्त ॥ १२/२६। 

८० सुरभयतिन क शजिरोवतसीकृतमभित स्मितपारिजात पृष्पम ॥ १२/४६ । 
८१ शक्तिविलसति मोह महीनद्र शासन हि ॥ १०५१ । 

८४ श्रीयते हि मधुसीरभसार पारिजात कुसम भ्रमरीभि ॥ १३/३। 

८५ निर्विवादविषये:प विवाद शश्वद श्रुतिमताम्‌ ॥ १३|३० । 

८६ दुलंभों हि सहशे खलू सद्भ ॥ १३/४६। 

८७ प्रतिपत्ति नौचिती त्यजति जातु कुलीन ॥ १३/५३ । 

८८ स्वाभिवाडिछत कर खलु पूज्य ॥। १३|६८ । 

८दे उ कापिते यष्टिमुखेन सिह्े क्षेमो हि कौतस्कुतमज्भुभाज ॥ १३/१०६ । 
4० उपेक्ष्यते कोउभ्युदयी समीप समीयिवास रिपुमस्तशस्तम्‌ ॥ १४/२६। 
5१ किमस्त्यदेय हृदयगमानाम्‌ ॥ १४| ०। 

८६२ ग्रम्पोह्तीत गोमायुशिशों कदाचिदगृध्रोष्पि कि ॥ १४/१०५। 

5३ ने नाझ महता सेवा भजते जातु वन्ध्यताम्‌ ॥ १४/११० । 

ई४ प्रेमपूर्व जनुरजित क्वचिज्जायते हि किमियात्र कौतुकम्‌ ।। १६/५७ । 

5५ सौकुमाये रसिका कुमुद्गती भास्वतीव महसा समाश्रयों ॥ १६/६२ । 

६६ स्वपूर्वेकमेस्फ्रितानुमार शुभाशुभ देह भूता फल हि ॥ १७/१०। 

दे७ क्‍्व मन्दभाग्यम्य समीहिता वा ॥ १७/१२ । 

दै८ दृष्प्रसीमोदरप्रणाय प्राशो5पि दुष्कर्म करोति कि न ॥ १७/१३ । 

दे दुख व्याधि कुपथ्यादिव वद्धेते तु॥॥ १७/२१। 
१००. कि दुष्कर धर्मंधनस्पृह्टा हि! १७/३० । 
१०१ दिव्यप्रभावात्प्रभुविष्ण कि न ज़िवर्गसउेस्वमितीन्दुकीति ।। १७/५१ | 
१०२ प्रियतमास न को हि मुदुयेत ॥ १८/४। 

१०३ विशदपक्षवतता गुणितंगम कलयतीष्टतरेषु धुरीणताम्‌ ॥ १८/३६। 


है. 


३२३१६ ] [ जैन सस्कृत महाकाव्य जयन्तविजय 


१०४ कक्‍्व खलु दुर्मेदिनामुचितज्ञता ॥ १८/५२ । 

१०५ तत्त्वज्ञोषपि विमुहातीष्ट विरहे घिड्मोह लीलायितम्‌ ॥ १८/६२। 
१०६ कुल्या कुलाचार विधि प्रिया हि। १६/३४॥। 

१०७ श्लाच्य हि बन्धो प्रतिपत्तिरेब ॥| १४८/३८। 

१०८ धीमान्विलम्बते क परलोककार्ये ॥ १६/४०। 

१०६ कुण्ठल्वमायाति हि वज्ञरत्ने निशातधारापि कृपाणयष्टि ॥ १६/४५ | 
११ यदेव भाव्य भविता तदेव ॥ १६/४६ । 

१११ सिद्धिढ़य निर्ममतान्वितस्य यदेह दण्डत्रितय मुमुक्षों ॥ १६/२१ । 


अभयकुमार अरित 
चिशञानशाबुम्तलम्‌ 
अरथंशास्त्न 

ओदित्य विचार थर्चा 


उत्त रपुराज 
उसररामचरित 
कर्प्रमअजरोी 


कालिदास प्रन्थावली 


काव्यादर्श 


काण्यालजुार 
काध्यालडुर 


काज्यप्रकाश 


का्यमी सांसा 


काव्यामुशासन 
फिरातार्जनो प्‌ 


कुसार सम्भव 


श्र 


सहायक प्रन्थ-सूचो 


अन्द्रतिलक उपाध्याय, जैन आत्मानतन्द सभा, भाव- 
नगर, १४८१७ ई० । 

कालिदास, चौखम्बा सस्कृत सीरीज बनारस, १४५३ 
र्ड्र्ठ [| 

कौटिल्य, हिन्दी व्याख्याकार वाचस्पति गैरोला, 
चौखम्बा विद्यामवन, वाराणसी, १६६२ ई० । 
व्याख्याकार आचार्य श्री ब्रज मोहन झा, चौखम्बा 
विद्याभवन, वाराणसी, १६६४ ई० । 

भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, १६४५४ ई० । 

भवभूति, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी,१६६८ ई० । 
राजशेखर, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी-१, 
१६७० ई०। 

सम्पादक सीताराम चतुर्वेदी, भारत प्रकाशन मन्दिर, 
अलीगढ, स० २०१६ वि०, तृतीय सस्करण । 

दण्डी व्याख्या» आचार्य रामचन्द्र मिश्र, चौखम्बा 
विद्याभवन, वाराणसी, द्वितीय सस्करण १६७२ ई० । 
भामह, कृत्तिकार उदय, श्रीनिवास प्रेस, १६३४ ई० । 
रुद्ट, व्याख्या० डॉ० सत्यदेव चौधरी, वासुदेव 
प्रकाशन, दिल्‍ली, १६६५ ई० । 

मम्मट, व्याख्याकार आचाये विश्वेश्वर, ज्ञान मण्डल 
लिमिटेड, वाराणसी,चतुर्थ सस्करण स०,२०२७ वि०। 
राजशेखर, व्याख्याकार डॉ, गडज़ासागर राय, 
चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, १६६४ ई० 
हेमचन्द्र, निर्णय सागर यन्त्रालय, बम्बई, १६०१ ६० । 
भारवि, चौखम्बा सस्कृत सिरीज, वाराणसी, 
१८६८ ई० । 

कालिदास, सम्पादक प० प्रद्युम्न पाण्डेय, चौलम्बा 
विद्याभवन, वाराणसी, १६६३ ई०। 


हर३े८ ] 


कुमारपाल चरित 


कुबलयमाला 
कीतिकौमुदी 


गुप्त सास्रज्य का इतिहास 
चन्द्रप्रभचरित 

छन्दशास्त्र 

एन्दोमञजरी 

जगडूचरित 


जिनश्हनकोश 
जेनलेख सफ्रह 
जेन शिलालेख संग्रह 


इतिहास, काव्य-साहित्य 

भान-६ 

जेत साहिटय और इतिहास 

जेन साहितय तो संक्षिप्त 
इतिहास | 

तेरहवो-चौहदवों 

शताब्दी के जेत- 

संस्कृत-महाकाव्य 


वदशरूवक 


जेन साहित्य का बृहदू | 


[_ जैन सस्कृत महाकाव्य * अमस्तविजय 


आचार्य हेमच्नन्द्र अभय तिलक गणि विरचित स० 
टी० सहित, बम्बई संस्कृत एवं प्राकृत सीरीज, 
१४१४ एवं १६२१ ई० में दो भागों में प्रकाशित । 
सिन्धी जैन ग्रल्थमाला १६५६८ ई० । 

सिन्धी जैन शास्त्र शिक्षापीठ, भारतीय विज्ञाभवन, 
बम्बई, वि स० २०१७ । 

डॉ० वासुदेव उपाध्याय, इण्डियन प्रेंस प्रा० लि०, 
इलाहाबाद तृतीय सस्करण १६६४६ ई० । 
वीरनन्दि काव्यमाला ग्रन्धाक ३०, निणेय सागर 
प्रेस, बम्बई १६१२ ई०। 

पिड्ुलातायं, सम्पादक प० केदारनाथ, निणय सागर 
प्रेस, बम्बई १६३८ ई० । 

चौखम्बा सस्व्त सिरीज आफिस, वाराणसी 
१६६६ ई० । 

सर्वानिन्दप्रका० आत्मानन्द जैन सभ।, अम्बाला 
सिटी १६२५ ई० । 

हरि दामोदर वेलणकर, पूत्रा १६४४ ई* । 

पूरण चन्द्र नाहर, भाग-१, कलकत्ता । 

भाग २, ३, बम्बई, १६५७५ ई०। 


डॉ० गुलाब चन्द्र चौधरी, प्रकाशक पाएवेनाथ 
विद्याश्रामः शोध सस्थात वाराणसी --५, सन्‌ 
१३७३ ई० । 


प० नाथ्राम प्रेमी, बम्बई, १६५६ ई० । 
मो० द० देसाई, बम्बई, १४३३ ई० । 


डॉ० श्याम शकर दीक्षित, मालिक एण्ड कम्पनी 
जयपुर, प्रथम सस्करण, १८६४८ ई० । 


धनअ्जय, व्याच्याकार डॉ० भोलाजशझूर व्यास, 
चोखम्ता विद्याभवन, घाराणसी, १६७३ ई० । 


परिक्िष्ट | 
धर्मशभ्युवय महाक्ताआ 
ध्वन्यालोक 


भरतारायणानन्द भहाकाय्य 


नाटयशास्त्न 
तेमिलिर्माण महाकाब्य 
लेषधोयश्वरितस्‌ 
वश्याकद महाकाष्य 
पाण्डदचरित 


पाश्ब॑नाथ उरित 


पुरातन प्रबन्ध सप्र ह 


प्रकृति एवं हिन्दो कांग्य 
प्रद् भनजरित 


प्राकृत जेन कया साहित्य 


प्राकृत साथा और साहित्य का 


झालोधसास्‍्मक इतिहास 


[ ३३८६ 


हरिश्चसद्र सूरि, निर्णय साभर प्रेस, बस्चई 
पृह३३ ई०। 

आनन्दवर्धन, सम्पदक जगनन्‍्वाथ पाठक, चौखम्बा 
विद्याभवन, वाराणसी १६६५ई । 

बस्तुपाल, स० सी० डी० दलाल और आर० अनन्त 
कृष्ण शास्क्षी, प्रका० सेन्ट्रल लाइब्रेरी बड़ौदा सन्‌ 
१६१६ ई० । 

भरत मुनि, सम्पादक"चंटुकनाथ शर्मा तथा बलदेव 
उपाध्याय, बनारस, १६२६ ई० । 


वाग्भट, स० शिवदत्त शर्मा, काशीनाथ शर्मा, निर्णय 
सागर प्रेस, बस्बई, १४३६ ई० । 

श्रीहर्ष, निर्णय सागर प्रेस, बम्बई, नवम सस्करण, 
१६१२ ई०। 

अमरघन्द्र सूरि, ओरियण्टल इन्स्टीच्यूट, बड़ौदा 
१६३२ ई०। 

दवश्रभ सूरि, काव्य माला 
१4६११ ई० । 

वादिराजसूरि, स० प० मोहन लाल शास्त्री, 
प्रका० मांणिकचन्द्र दि० जैन ग्रन्थमाला, बम्बई, 
वि० स० १६७३ ई० | 


सिरीज, बम्बई 


सम्पादक मुनि जिन विजय, कलकत्ता, १६३६ ई० । 


डॉ० रघुबश, साहित्य भवन प्रा० लि०, प्रयाग स० 
२००५१ 


महासेल, माणिक्यचन्द्र दि० जैन ग्रन्थमाला, बस्बई, 
बि० १६७३ । 


थे ६ 
डॉ० जयदोशचन्द्र जैन, अहमदाबाद, १६७१ ई० । 


| डॉ० नेमिषन्द्र शास्त्री, वाराणसी, १६६६ ई०। 


प्राकृत साहित्य का इतिहास डॉ० जगदीशचरद्र जैन, वाराणसी, १६६१ ई०। 


३४० ] | जैन सस्कृत महाकाव्य "*“जयन्तविजय 


बाल भारत सहाकाटय अमरचन्द्र सूरि, काव्यमाला (सख्या ४४), निर्णय सागर 
प्रेस, बस्बई १८४४ ई०। 
जोकानेर जेन लेख संग्रह सम्पा० अगरचन्द्र नाहुटा, कलकत्ता वि० सं० २४८२) 


बुद्ध अरित भाग १-२ अश्वघोष, स० महन्त श्री रामचन्द्र दास शास्त्री, 
चौखम्बा विद्याभवन वाराणसो-१, प्रथम भाग 
१६७२ तथा द्वितीय भाग १६७७ ई० । 


भारतीय सस्कृति में जेन धर्म ) डॉ० हीरालाल जैन, भोपाल, १४६२ ई०। 
का योगवान 


भरासनाटकथक्र, भाग १-२ स० बलदेव उपाध्याय, चौखम्बा, सस्क्ृत सिरीज 
आफिस, वाराणमी-१ । 


मनुस्मृत कुल्लूक भटट विरचित मन्वर्थ मुक्तावली व्याख्या 
सहित, पाण्डुरज्र जाव जी, बम्बई, १६८२३ई०। 
महापुराण जिनसेनाचार्य ज्ञानपीठ काशी, १६५१ ई०। 


महाकाव्य बस्तुपाल का ले० डॉ० भोगीलाल साडेसरा, प्रका० जैन ससस्‍्क्ृनि 
साहित्ण मण्डल ओर सस्‍्कृत सशोधन मण्डल, वाराणसी, सन्‌ १६५८ ई० । 


साहिष्य मे उसको देन 

महावी रचरियं गुणचन्द्र गणि नेमि विज्ञान ग्रन्यमाला अहमदाबाद, 
वि०> स० २००८, पृ० १६-२० । 

मल्लिनाथ चरित विनय चन्द्र सूरि, स» प० हरगोविन्ददास एव 
वेचरदास, धमेशर्माभ्युदय प्रेस, बनारस, स० २४३५८ । 

पुनिसुत्रत महाकाव्य अहुंदास, जैन सिद्धान्त भवन, आरा, १४२४ । 


मुनिसुन्बताचरित सहाकादय विनयचन्द्र सूरि, लब्धि सूरीश्वर जैन ग्रन्थमाला, 
छाणी (बड़ौदा), वि० स० २०१३ । 


रस्नावली श्रीहर्ष, रामनारायण लाल बेनीमाघव, इलाहा- 
बाद-२, १८६४८ ई०। 

शसगगाधर पण्डित जगन्नाथ, सम्पा० प० बदरीनाथ शक्षा तथा 
पृ० मदनमोहन झा, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, 
१६६४ ई० । 

रसाणंव सुधाकर सशोधक डा० रेवा प्रसाद द्विवेदी, सस्कृत परिषद्‌, 


सागर विश्वविद्यालय, १६६८ ई० । 


परिश्षिष्ट 


चराजफू चरित 


बसस्तविलास महाकाध्य 


दयस्िविवेक 


शिशुपालवध 


शजुगार प्रकाश 
अर तबोध 


अं णजिकलरति 


अंपांसनाभचरित 


समराहुदछकहा 
सरस्यतोी कण्ठामभरण 


सुधुततिलक 


[ ३४१ 
असग, स० जिनदास पार्श्वताथ फड़कुले, प्र० राव 
जी सखा राम दोशी, सोलापुर, सन्‌ १४३१ ६० । 
जदासिह नलदी, स० ए० एन० उपाध्ये, माणिक्यचन्द्र 
जैन भ्रन्थमाला, सख्या ४०, बम्बई, १८२५८ ई७० । 
बालचन्द्र सूरि, गायकवाड प्राच्य ग्रन्थमाला, बडौदा, 
१६१७ ई० । 
विल्हण, सस्क्ृत साहित्यानुसन्धान समिति, बनारस 
हिन्दू विश्वविद्यालय, १६६४ ई० । 
महिमभट्ट, हिन्दी व््यासख्याकार डॉ० रेवा प्रसाद 
दिवेदी, चौखम्बा सस्कृत सिरीज आफिस, वाराणसी, 
१८६४ ई०। 
मुनिभद्र सूरि, यशोविलास ग्रन्थमाला (२०) 
वाराणसी । 
माघ, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, तृतीय 
सस्करण, १८७२ ई०।॥ 


भोजदेव, द्वितीय खण्ड, मैसूर, १६६३ ई० । 
सम्पादक प० रामेश्वर भट्ट, श्री बेडूटेश्वर स्टीम 
प्रेस, बम्बई, १६११ ६० । 


जिनप्रभ सूरि, जैन धर्म विद्या प्रसारक वर्म 
पलियाना से केवल प्रथम सात सर्ग प्रकाशित, शेष 
ग्यारह समें अब भी अप्रकाशित । 


मानतुज्ू सूरि, जैन आत्मानन्द सभा, भावतगर । 
स० १० भगवानदास, अहमदाबाद । 


भोजदेव, निर्णय सामर प्रेस, अम्बई, द्वितीय सस्करण 
१८६३४ ई० | 

कविराज विश्वनाथ सम्पादक श्री शालग्राम शास्त्री, 
मोतीलाल बनारसीदास, वाराणसी, १६६७ ई०। 


क्षेमेन्द्र, व्यास्याकार प० ब्रजमोहन झा, चौखम्या 
संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी, १६६८ ई० । 


३४२ |] [ जैन सस्कृत महाकाव्य'"“'जयन्तविजय 

'सोम्दरणत्व सश्कधोष, ख० सूर्यतारायण चौधरी, 'खोतीलाल 
धमारसीदास, बा्सणसी-१, वि०स० २०३१ । 

संस्कृत कजिदर्शन डॉ० भोलाशझूर व्यास, चौखम्बा विधाभवन, 
वाराणसी-१, १८६६८ ई० 4५ 


संस्कृत काव्य के विकास मे ) डॉ० नेमिचन्द्र शास्त्री, वाराणसी, १६७१ ई० । 
जैनकवियों का योगदान 


संन्कृर काव्य शास्स का | पी०वी० काणे, अनु० इन्द्रचन्द्र शास्त्री, मोतीलाल 
इतिहास बनारसीदास, दिल्‍ली, १६६६ ई० । 


संस्कृत सहाक़ाव्य फी -रुमपरा केशवराम मुसलगांवकर, चौखम्बा विद्याभवन, 
वाराणसी, १४६८ ई० । 


सस्कृत साहित्य का ऑलो- ३ रामजी उपपध्याय, रामनारायण लाल बेनीमाधव, 
अनात्मक इतिहास इलाहाबाद, वि०२०२७। 


सल्कृत साहित्य का इतिहास आचार्य बलदेव उपाध्याय, शारदा मन्दिर, वाराणसी, 
अष्टम सस्करण, १४६८ ई० । 


सस्‍्कृत साहित्य का इतिहास ए० बी० कीथ, अनु० मज्भूलदेव शास्त्री, मोत्तीलाल 
बनास्सी दास, दिल्‍ली, १६६७ ६० । 


संस्कृत साहिश्य की' कपरेखा चन्द्रशेखर पाण्डेय, साहित्य निकेतन, कानपुर 


१६६० ई० । 

सस्कृत साहित्य का इतिहास वाचस्पति गैरोला, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, 
१६६० ई० । 

हम्मीर महावाव्य नयचन्द्र सूरि, स० नीलकण्ठ जनादेन कीर्तने, निर्णय 


सागर प्रेस, बम्बई, १८७४८ ई० । 
हरिवंश पुराण भारतीय ज्ञातपीठ, काशी, १८७३ ई । 


क्षेमे्ध ओर उनका ससीक्षा | डॉ० शिवशेखर मिश्र, कुमार प्रकाशन, लखनऊ-७ | 
सिद्धाम्त । ह 


परिश्िष्ट ) 
# जीड४079 ठा बकतइटत |4ाकंब्रार, 


# चरान्न॑जए छी शांत (छा क्रार 


है. शीएत्न॑ मंत्रालए ज॑ 5काशत 
वृ।डाहापार 


परांड0एए ण $&89207॥ ा३/8७76 


पलाहा00 एी $व्चव)्न॒शटता वत॑श्टा४ाए72 


साइज एज (९885०्यो. अद्राशंतां 
पवॉशाशांपधाट 


प्लाह09 णी इब्चा।धंदता 20८05 
पाचणाल्ता 800 [जाशिबाए व3८7090075 
(]88808] 3808:07६ [| #०छ76 


प्राश0गाटय 560हाबज़ाए रण 400७7 
प008 


#भाटाला। ॥006॥8॥ #8079 


ए0णावएठडा 800 (पाप म्राइ07ए रण 
(एफ शशाज़ा€ 


एजाधारत्र। सोडऑंगज़ रण सकफ्राष्कत 
वत0॥8  मिठणा उद्मात 5007065 


जक्षाव57) ॥0 ठए0शावा 
िद्वाप॥ 878 * 6 (तथ्य 5ए0ए 


88॥5४7 )8फ्थ, 


| है४३ 
सं, ॥४००णाद, पलज 022 
929. 


, जाए 7, एराश्लभरंत ० 
(8॥00408, 960, 


प्‌ ह॥ #84जशे, चिएाहं रिकाए 
जब्णणाथतेद्रों, 7एनेा, 


छः $  छाडहपए4& था। 8 & 
ए96, (&07४08, 947 


/# $, था, 05074, 4928 


 ट्तमाश्ा।8४॥70,, /ं६6॥88, 
937, 


९? ए छाल, शक्षा8१88, [96[ 
छा २8] उथी 28800 

# 35 दिलत, ८80०५४७ 932 
छान टाडइाशए 


ए ५क्रांफ 
छ फ [फजाए8, [8006, 974 


(७ ( टड४एताबा।, ८7787, 
963 


(0) 8 86४+%, 3070०8५, 953 


ड प्र पार०क, 5गरत्न०एं॥०४०, 
966, 


है. के हलाए, 07086, 924 


उठ्णाए] ० प्र #शब्रवठ 5०26५ 0॥ फ्रेद्ा हु 92 


इृह्ताशा 5ग्रांषृएधाए४ ५० ॥ 


लैवए86९008089] धप्रातट३ ० ॥048 7२९७०००५--।880, ४0०0 0, 


ड 8 07 85,509 प्रा 


